श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः 


गौडीय वैष्णवाचार्य श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती विरचित 
श्रीश्रुतिस्तुतिव्याख्या 


हिन्दी अनुवाद सहित 
गौडोयसम्प्रदायाचार्य 
श्रीहरिदास शास्त्रीणा सम्पादितः 
आधुनिक प्रतिलिपि संस्करण 
पण्डित श्रीरघुनाथ दास शास्त्रीजी महाराज 


व्याकरण,वेदान्तदर्शन, (श्रीधामवृन्दावन) 


www.bhaktidarshan.org 


Whatsapp +9828476676 


eben नल 2 222%2065076626% roar न 
(6) 566 8० TN 


श्री राधारससुधानिधि समन्विता 


धोधीराधागोविन्ददेवो विजयेताम्‌ 
5 


श्रतिस्ततिव्याख्या 


श्रील प्रबोधानन्दसरस्वतिपादविरचिता 


w 
कामगायत्रो-व्याखया, 


७ ®: 6000 6७09 669 ७७७8 ७७७ & (8 न IC 


श्रीहरिदास शास्त्री 


श्रीश्रीगौरगवाधरौ विजयेताम्‌ 


श्रुतिस्तुतिव्याख्या 
श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतिविरचिता 


श्रोवृन्दावनधामवास्तव्येन न्यायवेशेषिकशास्त्रि, नव्यन्याया चार्य, 
काव्यव्याकर णसांख्यमोमांसा वेदान्ततकंतकतकं 
वेष्णवददंनतीथोद्युपाध्यलडू तेन 
श्रीव्डररि ब्डासाचारिन्त्रणाा 
सम्पादिता । 


प्रकाशक :-- 
श्रीहरिदास शास्त्री 
चतन्यसंस्कृति सेवासंस्था 
श्रोहरिदास निवास, कालीदह, 
पो०- वृन्दावन,जिला--मथरा (3० प्र०) 
पिन-- २८११२१ 


प्रकाशनतिथि---१।६।८ ४ 


हितोय-संस्करण-- १००० 


प्रकाशन सहायता--२०.०० 


मुद्रक :-- 
श्रवि रिव्दास छारल्डी 
श्रीगदाधरगोरहरि प्रेस, 
श्रीहरिदास निवास, कालीवह, पो० वृन्दावन । 
जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश ) 
पिन--२८११२१ 


+ 


ॐ श्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ दु 
तरी 
बु श्रुतिस्तृति-व्याख्या 
(कामगायत्री-व्याख्या 
श्रीयाधारससुधा।निवि समन्विता) 
श्रीलप्रबोधानन्द सरस्वतिपाद विरचिता 


4 


साच 
श्रीवृन्दावनधामवास्तव्येन 
न्याय-बैशेषिकशास्त्रि, न्‍्यायाचार्य, काव्य, व्याकरण, सांख्य, मीमांसा 
बेदान्त, तर्क, तर्क, तर्क, बेष्णवदर्शनतीर्थ, विद्यारत्नाधुपाध्यलंङृतेन 
श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादिता । 


सद्ग्रन्थ प्रकाशक :-- 
श्रोगदाधरगौरहरि प्रेस 
श्रीहरिदास निवास, कालीदह 
वृन्दावन ( मथुरा ) 


ओ श्रीक्षीगोरगदाभरे विजवेतासू ॐ 


^ a) 
[वञ्ासः 
म & 
परमकरुण श्रोश्रीगोरसुन्दर को असीम अनुकम्पा से श्रुति 
स्तुति व्याख्या नामक अनुपम ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, इसमें श्रीभागवतस्थ 
१०।८७ अध्याय मात्र सन्निविष्ट है। अन्वय श्रीसनातन गोस्वामी कृत 
संक्षेप व्याख्या, अनुवाद, श्रुति समन्वय प्रभृति विषय सुविशद खूप से 
प्रदर्शित हुये हैं। 

श्रीपाद परिव्राजक चुड़ामणि, वेदान्त, तर्क सांख्य, वेशेषिक, पातञ्जल 
मीमांसा, निगम, महापुराण, सेतिहास, पश्चरात्र, अलङ्कार, काव्य एवं 
नाटकादि के रहस्यमय सिद्धान्त को अनर्गल वबतृता के द्वारा ग्रसंख्य 
४ काशीवासी संन्यासी शिष्यों के अन्तःकरण में उद्भासित किये थे, 
८ ्रीश्ची राघाभाव कान्ति सम्बलित स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु की 
कृपाहृष्टि से ही श्रीगौर राधाकृष्ण एवं वृन्दावन के यथार्थ सिद्धान्त समूह 
जिनके हृदय में स्फुरित हुये थे, वह परम महानुभाव श्रीश्री प्रबोधानन्द 
सरस्वतो पाद ही प्रस्तुत श्रुति स्तुति व्याख्या ग्रन्थ के रचयिता हैं, इस 
श्रुति रूपा गोपी एवं शुद्ध भावमयी गोपियों का बोधन प्रकार, 
“श्री राधारससुधानिधि ग्रन्थ की भाँति इसमें श्रीराधा का समुत्कर्ष प्रदर्शित 
हुआ है, उपक्रम में-श्रीराधाकान्त मधुर प्रेमोद्भूत्ये थुतिस्तुतिम्‌ 

व्पाख्पाति बहुग्रत्तेन प्रबोधस्तज्जुषां मुदे” उपसंहार में-- 

श्रीकृष्णरसरहस्थं परमं ये बुभुत्सते। 

ते मतुकृतां श्रुतिस्तुतिव्याख्यां विलोकन्ताम्‌॥ 
परिचय कलियुग पावन महावतार श्रीश्चीकृष्णचेतन्य महाप्रभु के 
श्रीचरणाश्रित षष्टि सहस्र यतीब्द्रवृन्द के गुरु एवं अध्यापक रूप में 
श्रीश्रीसरस्वती चरण भारत भूमि में अवतीर्ण हुए थे, भाप मुक्ति क्षेत्र 
काशीधाम में ही निवास करते थे, “काशीवासीनपि न गणये” इत्यादि 


( ख ) 

श्रीचेतन्य चन्द्रामृत के (88) इलोक में एवं उक्त ग्रन्थ की टीका में उनका 
काशीवास सिद्ध होला है। आप मायावादी संन्यासी थे, इमका विवरण, 
श्री बृन्दावन महिमामृत के अनेक स्थल में एवं श्रीराधारसमुधानिधि के अन्तिम 
२७२ श्लोक स जयति गौर पयोधि मायावादाकंताप सन्तप्तम्‌ । हृन्नभउद- 
शीतलयद्यो राधारससुधानिधिना से प्रकट होता है। श्रीमन्‌ महाप्रभु के 
नवद्वीप में अवस्थान के समय आप काशी में वेद--वेदान्तादि शाख बी 
अघ्यापना करते थे, श्रोचेतन्य भागवत्‌ मध्य खण्ड २० अध्याय में 
वणित है-- 


` संन्यासी ध्रकाशानन्द वसये काशीते 'एवं' पड़ाये वेदान्त 
सोर विग्रह ना माने । तृतीय अध्याय में क्राशीते पड़ाय बेटा 
परकाशानन्द । एवं व्याख्यानये बेद मोर विग्रह ना माने ॥ 


इत्यादि श्रौचंतन्य चरिताभृत के आदि ७में परिच्छेद में श्रीगौराङ्कदेव 
के साथ मिलन वर्णना है--“प्रकाशानन्दनामे सर्व संन्यासी प्रधान” मध्य के 
२५ परिच्छेद में श्रीमन्‌ महाप्र भु के साथ मिलन एवं कृष्ण कथा की विस्तृत >» 
वर्णना है, किन्तु आदि के दशम में श्रीचेतन्य शाखा वर्णन में मध्य के प्रथम 
एवं & में श्रीरज्गक्षेत्र में चातुर्मास्य के समय श्रीमन्‌ महाप्रभु के अवस्थान 
सामय इनकी चर्च्चा नहीं है, मध्य १७ परिच्छेद में भी आपका काशीवास, 
मायावाद से वेदान्त चर्च्चा की कथा वर्णित है । 
प्रकाशानन्द श्रीपाद सभाते वसिया । 
वेदान्त पड़ान बहु शिष्यगण लना । 
प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी ।। 
श्रीचेतन्य भागवत एवं श्रौचेतन्य चरितामृत में सर्वत्र प्रकाशानम्द 
नाम का ही उल्लेख है, किन्तु प्रबोधानत्द नाम का निदेश नहीं है। 
श्रीकृष्णदास (लालदास) रचित भक्तमाल की तृतीय माला में 
वर्णित है कि ब्रज की तुद्धविद्या ही प्रबोघानन्द सरस्वती हैं एवं श्रीचेतन्य 
चऱ्द्राशृतम्‌ श्रीराधारससुधानिधि, श्रीवृन्दावन महिमामृतम्‌, श्रीसद्भीत माधवम्‌, 


( ग) 
थोरास प्रबन्धः श्रीश्र ति स्तुति व्याख्या, श्रीगीत गोविन्द व्याख्या श्रीगोपाल तापनी 
व्याख्या, कामगायत्री व्याख्या आदि ग्रन्थ प्रणेता हैं। द्वाविश माला में वणित हे-- 
आप मायावादी काशीवासी संन्यासी, नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु के समीप 
में शिक्षाथ दो श्लोक भेजे थे, काशी में आपके साथ प्रभु का विचार हुआ 
था, प्रभु ने आपको वैष्णवीकरण के अनन्तर प्रबोधानन्द नाम प्रदान किया । 
प्रकाशानन्द सरस्वती नाम ताँरछिल । प्रचुह प्रबोधानन्द बलिया राखिल ॥ 
अतः षड़ विश माला में वर्णित है, आपने श्रीचेतन्य चन्द्रासृतादि ग्रन्थ 
की रचना को है, इससे ही प्रकाशानन्द का महाप्रभु प्रदत्त नाम प्रबोधानन्द 
जाना जाता है । | 
श्रीगौरगणोह श में वणित है- 
तुङ्गविद्या व्रजे यासीत्‌ सर्वशास्त्र विज्ञारदा। 
सा प्रबोधानन्द यति गोरोद्गानसरस्वती ॥ 
इस ग्रन्थ में प्रकाशानन्द का नामोल्लेख नहीं है । 
श्रीराधाकृष्ण गणोहं श ग्रन्थ में उक्त है- 
पञ्चमी तुङ्गविद्या स्याञ्ज्यायसी पञ्चभिदिनेः । 
चन्द्र चन्दन सुयिष्ठा कु कुम द्य ति शालिनी । 
पाण्डु मण्डल वसस्त्रेयं दक्षिणप्रखरोदिता ॥ 
उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ में दक्षिणा प्रखरा नायिका माननिर्बन्धासह 
नायक भेद्या एवं लघु प्रखरा वणित है । 
श्रील मुरारी गुप्त कृत कड़चा ग्रन्थ में, श्रीचेतन्य चरित महाकाव्य में 
त्रिमल्लभट्ट के गृह में श्रीमन्‌ महाप्रभु की चातुर्मास्य के समय अवस्थिति की 
कथा वणित है, किन्तु प्रबोधानन्द का विषय उल्लेख नहीं है, अद्वैत प्रकाश 
( ७७ पृः ) में काशी में प्रबोधानन्द के साथ मिलन वृत्तान्त वणित है- 
प्रबोधानन्द गोसाजि वन्दिव यतने ये करिला महाप्रभुर गुणेर वर्णने । अन्य 
प्रकाशानन्द अथवा प्रबोधानन्द का उल्लेख नहीं है, बेष्णवाभिधान में भी, 
‘रूपो जीवः श्रीप्रबोधानन्दः? उल्लेख है, श्रील नरहरिदास कृत सपाषंद 
गौराङ्ग वन्दना में उक्त है। 


( घ ) 
ओहे धोप्रबोधानन्द निवेदि तोम्तरे । 
गौर गुणेते बारेक साताह आम्रारे ॥ 

अन्य प्रकाशानन्द अथवा प्रबोधानन्द का उल्लेख नहीं है। इससे 
निरूपित होता है कि-काशीवासी प्रकाशानन्द एवं प्रबोधानन्द एक ही व्यक्ति हैं । 
किन्तु भक्ति रत्नाकर के ६ पृष्ठ में वणित है कि 

त्रिमलल वेङ्कट आर श्रीप्रबोधानन्द, ए तिन आतार प्राणधन गौरचन्द्र । 
लक्ष्मीनारायण उपासक ए पुवते, राधाकृष्ण रसे मत्त प्रभुर कृपाते ॥ 

९ पृष्ठ में-त्रिमल्ल बेङ्कुट श्री प्रबोधानन्द तिने विचारये प्रभु बिना 
रहिव कैमने। श्रीराधाकृष्ण गोस्वामि कृत साधन दीपिका २१४ पृष्ठ में 
लिखित है— 

श्रीमत्‌ प्रबोधानन्दस्य ञ्रातुषपुत्रं कृपालयस्‌ । 
श्रीमद्‌ गोपालभट्ट तं नौमि श्रीब्रजवासिनम्‌ ॥ 

श्रीहरिभक्ति विलास में प्रबोधानन्दस्य शिष्यो भगवत्‌ प्रियस्य लिखित 
है--यह श्रीप्रबोधानन्द श्रीरद्भक्षत्र निवासी रामानुजीय सम्प्रदायस्थ थे, 
श्रीमन्‌ महाप्रभु के चातुर्मास्य के समय वहाँ पर अवस्थान के समय 
श्रीप्रबाधानन्द भी वहाँ पर विद्यमान थे, १५३२-३३ शकाब्दा में महाप्रभु के 
साथ श्रीरङ्गक्षेत्र में आपका साक्षातूकार हुआ था । आप ही श्रीगापालभट्ट 
गोस्वामिजी के पितृव्य एवं गुरु हैं, यथा श्रीहरिभक्तिविलास मे-- भक्त 
विलासा श्चिनुते प्रबोधानन्दम्य शिष्य भगवत्‌ प्रियस्य ।” प्रेम विलास के 
(१५२ पृष्ठ मे) महाप्रभु चातुर्मास्य निर्वाह करने के पश्चात्‌ श्रीगोपाल को 
वृन्दावन भेजने के लिए श्रीप्रबोधानन्द को आज्ञा प्रदान किये थे। उक्त है, 
इस ग्रन्थत्रय निर्देश से ज्ञात होता है कि यह प्रबोधानन्द-प्रकाशानन्द से 
भिन्न व्यक्ति हैं, अन्यथा तीन वर्ष पहले जो रङ्कक्षेत्र मे श्रीवैष्णच थे, एवं 
श्रीमन्‌ महाप्रभु के विरह से अधीर हो गये थे, ठीक तीन बत्सर के बाद ही 
आप काशी से श्रीमन्‌ महाप्रभु को तीब्र कटाक्ष करेंगे और प्न भी भेजेंगे, 
यह सब बात सम्पूर्ण अयोक्तिक होतो हैं, श्रीचेतन्य भागवत में वित 
काशीवासी मायावादी संन्यासी के प्रति नवद्वीप में गृहस्थाश्रम में श्रीचेत न्य- 
देव ने आक्षेप किया कुछ दिन के बाद ही उनको श्रीरज्क्षेत्र में गृहस्थाश्रम 


( ङ ) 

में पाया--यह सब ही बड़ी अद्भुत कथा होगी । अत: श्रीरङ्गक्षेत्रवासौ एवं 
काशीवासी प्रबोधानन्द अवश्य ही व्यक्ति द्वय हैं, अन्यथा सिद्धान्त में 
असमाघेय समस्या उठखड़ी होगी । काशीवासी ध्रकाशानन्द ही प्रस्तुत 
आलोचना का विषय है, आप ही श्रीचेतन्य चन्द्रामृत, श्रीराधारससुधानिधि, 
श्रीवृन्दावन महिमामृत, श्वीसङ्घीत माधव, आश्चर्य रास प्रबन्ध, श्रीश्न ति स्तुति 
व्याख्या, गीत गोविन्द व्याख्या, काम गायत्री व्याख्या, गोपाल तापनी व्याख्या, ग्रन्थ 
समूह के रचयिता “है । . 


& तदीय ग्रन्थावली ® 


श्रीचेतन्य चन्द्रामृत- श्रीमन्‌ महाप्रभु के अवतार महिमा सम्बन्ध 
में शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार परिपूरित प्रौढ़िवादमय कोष काव्य है, इसमें 
दादश विभाग है, क्रमशः श्रीगौरमुन्दर की स्तुति-प्रणाम जगत्‌ के प्रति 
आशीर्वाद, श्रीगौर भक्त महिमा, श्रीगौर श्रभक्त की निन्दा, दैन्य रूप निज 
निन्दा, स्वनिष्ठा, लोक शिक्षा, श्रीगौरोत्कर्ष, अवतार महिमा, रूपोल्लास 
तृत्यादि एवं शोचक प्रकार है, इस ग्रन्थ में तदीय एकान्त गौर भक्ति एवं 
गौर निष्ठा की कथा स्वयं ही स्थल-स्थल में प्रकाश किये हुँ । 
अध्यगण्य महापुष्धमनघ्य शरणं हुरेः। 
अनुपासितचेतन्यसधन्यं मन्यते मतिः ॥ 
एवं-कोऽयं देवः कनककदलीगभंगौरा द्गयष्टि । 
इचेतोऽकस्मान्मम निजपदेगाढयुक्तञ्चकार ॥ 
इस प्रकार आपने इस ग्रन्थ के स्वोपास्य निष्ठा प्रकरण में एवं अन्यत्र 
अनेक स्थल में निज एकान्त निष्ठा का प्रकाश किया है, किसी के मत में 
श्रीप्रबोधानन्द को भाँति एकान्त गौर भक्त के लिए श्रीभगवान्‌ के ऊपर 
आविर्भाव श्रीकृष्ण स्वरूप में उपास्यत्व कल्पना असम्भव एवं तद्धाम 'परपद 
नवद्वीप' व्यतीत अन्य घाम में श्रद्धा स्थापन भी सम्भव नहीं है, कारण 
निष्ठा को हानि होती है, यह उक्ति साधारणतः युक्ति विरुद्ध न होने पर भी 
मनोयोग प्रदान करने पर सहजतः प्रतीति होगी की श्रीगौरतत्त्व एबं 
श्री राचागोविन्द तत्त्व एकान्त एक ही तत्त्व है। श्रीनाथ एबं जानकीनाथ में 


(अ). 

' जो अभेदतत्त्व है, यह तदपेक्षा भी सूक्ष्मतम अभेदत्व का विषय है, श्रीनाथ- 
जानकीनाथ में तत्त्वत: अभेदत्व इसवी भाँति सुस्पष्ट नहीं है, भेद वेशिष्ट्य 
भी अनेक प्रकारों से सूचित हो सकता है, किन्तु तदृद्वयञ्चैक्यमाप्त 
रावाभावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्‌’? इस तात्त्विक विनिणंय द्वारा 
भेद में भी अभेदत्व संसूचित हुआ है, वह इतना सूक्ष्म रहस्यपूर्ण अद्वय भाव 
सूचक, संपरिष्वक्त रूप में स ह एतावानास, यथा स्त्रीपुमांसो संपरिष्वक्तो वाह्य 
किचन न वेद न चान्तरम्‌ (बृहदारण्यक मे) प्रतिभात है कि तत्‌ सामयिक 
एवं तत्‌ परवर्ती प्रधान निष्ठावान महाजनगण इन दोनों ्राविर्भाव गो 
अत्यन्त चमत्कारित्वमय एकत्व मानकर ध्यान, मनन, निदिध्यासन पूर्वक 
एकेकत्व.रूप में ही उपासना किये हैं-श्चीग्रन्थकार ने भी स्वयं ही इस भाब 
से ही उपासना की है- एकीभूतं बपुरबतु बो राधया माधवस्य १३” श्रीचेंतन्य 
चन्द्रोदय नाटक में श्रील कवि कर्णपूर गोस्वामि महोदय ने भी पुनः-पुनः 
इस कथा का उल्लेख किया है, प्रथमाङ्क में-राधाकृष्णार्यलीलामय 
खगमिथुनं भिन्न भावेन हीनम्‌ । 


द्वितीयाङ्क में-अत्माद्‌ विभो हिरुपेत्यमहोऽतिनील । 

मन्तं माविशदहो क्षणत स्तिरोऽभुत्‌ ॥ 

तेनाति दुःखितभना बहिरास्तइृष्टिः । 

पश्यामि तत्‌ पुनरिहैव निमग्नमासीत्‌ !। 
तृतीयाङ्कु में-हरिरयमथ लीलया स्वशक्तघा द्विदलायुगात्म कलायवन्न 
भिन्न इत्यादि शलोक समूह क तात्पर्य द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि 
सुप्राचीन काल से ही श्रीगौरकृष्ण आविर्भाव हूय ही एकंकत्व रूप में आहत 

एवं उपासित होते आ रहे हैं। 

अपरन्तु--मानवीय चित्त वृत्ति की एक प्रधान विशिष्टता यह है कि 
उसमें प्रथमत: जब कोई एक भाव प्रकटित होकर चित्त वृत्ति को तन्नरिष्ठ 
कर देता है, तब वह अपर कहीं पर अवस्थान कर नहीं सकता है, इस 
प्रकार किसी भी देवता के विषय में मानसिक निष्ठाबृत्ति का सश्चार होता 
है, तब वह देवता ही चूड़ान्त भजनीय वस्तु रूप में गृहीत होता है। 
मानवीय चित्त वृत्ति का यह भाव अति प्राचीन काल से ही परिलक्षित होता 


f 


( छ ) 

है. ऋग्वेद की वेद स्तुति में बैदिक ऋषिगण, विष्णु वायू, वरुण, इन्द्र, अग्नि 
प्रभृति प्रत्येक देवता को अपरापर देवता की स्तव माला से विभूषत किये 
हैं, श्रीप्रबोधानन्द चरण भी जब श्रीगौराङ्गदेव वी कृपा से अपने कों आप्लुत 
किये थे, तब उनका चित्त श्रोगौराङ्ग की भक्तिरस मधुरिमा से ऐसा प्रबलं 
रूप से अभिभूत एवं सम्मोहित हो गया कि तब श्रीगौराङ्ग सुन्दर के अपर 
प्राचीन आविर्भाव के प्रति उनकी चित्त वृत्ति की उस प्रकार आसक्ति ही 
नहीं रही । यहाँ तक क्रि अनन्त सौन्दर्य माधुर्यं लीलाविहारी श्रीश्रीराधा- 
मदनगोपाल विग्रह के प्रति भी ताहश भजनामक्ति नहीं रही, विशेषतः 
स्वथं बिभुवनानन्द-श्रीश्रीगौर चन्द्रमा परम भजनीय रूप में उनके नेत्र 
गोचर में प्रतिनियत साक्षात्‌ दर्शन के विषय रूप में एवं अदर्शन में प्रगाढ 
ध्यान मननादि के विषय रूप में प्रतिष्ठित होकर रह गये । तब उनके हृदय 
में गौर एवं कृष्ण यह उभय आविर्भाव हेतु तत्त्व विचार को स्पृहा कां 
स्थान भी नहीं रहा, आप श्रोकृष्णचेतन्य महाप भु के नाम, गुण, रूप लीला 
प्रभृति भे एकनिष्ठ भाव से ही निमग्न होगये, श्री चेतन्य चन्द्रामृत ग्रन्थ विरचनं 
भी इस शुभ समय का ही एकमात्र अमृतमय फल है। 

विशेष कथा यह है कि-इस प्रवलतम गौर निष्ठा के मध्य में भी 
समय-समय पर भी उनके चित्त में राधापदाम्भोजे सुधांम्बुराशि (५६) 
अकस्मात्‌ विद्युत की भाँति झलक जाता, अतः समय-समय पर हृदय में 
श्रीराधापदनख मणि ज्योति उदये कराने के लिए आपने प्रार्थना की है, 
आपने यह भी सम्यक्‌ रूप से उपलब्धि की है कि-प्रेम महिमा, नाम यांधुरी 
श्रीवृन्दावन माधुरी में प्रवेशाधिकार एवं परमरस चमत्कारं सधुयंसीसा श्ौरीातस्च 
प्रभुति, श्रॉश्रींगौर कृपा से लभ्य है। (१३०) श्री राघिकांक्कषण तरचं एवं श्रीगोर 
तत्त्व में एकान्तं अभेदत्त्व रहने पर भी नांम वेशिष्ट्य (५३) लीला वैशिष्ट्य 
(७७-७८) परिकर वेशिष्टय (११६) स्वरूप वैशिष्ट्यं (१३) एवं धाम वैशिष्ट्यं 
(१) प्रभृति को सुधी महाजन गण विभिन्न भाव एवं अनेक छन्दो से लिपिबद्ध 
किये हैं, और एक परम रहस्य यह है कि श्रीसरस्वती पाद ने सर्वत्र एकान्तं 
निष्ठा का ही प्रचार किया है। श्रीचन्द्रामृंत में श्रीगौराङ्ग निष्ठा, श्रीराघां- 
रससुधा निधि में श्रीराधादास्य निष्ठा एवं वृन्दावन शतक में वृत्दांवनंवास' 


( ज ) 

निष्ठा का गान अधिकतर सुस्पष्ट करके “स्थूणा निखनन न्याय से” पुनः-पुनः 
आपने किया है, इस प्रकार जब इनका चित्त श्रीवृन्दावन एवं श्रीवृन्दावन 
विहारी के सौन्दर्य माधुय में निमग्न हो गया एवं श्रीवृन्दावन की यावतीय 
वस्तु ही वृक्ष वल्लरी, पशु पक्षी, प्रति बुलीकण उनके चित्त क्षेत्र म 
श्रीवृन्दावन विलासि परम मनोहर युगल के महा सौन्दर्य माधुय सूचक रूप 
से प्रतिभात हुआ तब ही श्रीवृन्दावन महिमामृत एवं श्रीराधारससुधानिधि 
प्रभृति ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । 


(१) श्रीश्रीवृन्दावन महिमामृत--परम पूज्यपाद लोकातीत महामहिममय 
श्रीवृन्दावन सौन्दर्य माधुर्य के महाकवि श्रीमन्‌ सरस्वतीपाद ने इस विपुल 
थ को एकशत खण्ड में पूर्ण किया है, सम्प्रति उसके सप्तदश शतक मात्र 
उपलब्ध है, प्रस्तुत ग्रन्थ भाषामाधुर्य,भावप्राचुये, वर्णना सौन्दयं वस्तु वभव कल्पना 
गौरव द्वारा पाठकगण के मनोमद एवं तृप्तिप्रद होकर जगदूवासी नर-नारी क 
लिए निरतिशय साधक हुआ है, इसमें बृन्दावन वर्णना ग्रति चमकप्रद, अति 
सुन्दर, अति मधुर है। वृन्दावन-सर्वाधीशितुः जीवनवनं (१।१३) महा- 
नन्दैककन्द (१।२६) नहि कवीइवर काव्य कोटि सम्भावयमान गुणगण- 
च्छुटॅका (१।३५) अपार रसखति (२।३५) रचीन्दुहुताश विद्युत्‌ कोटि प्रभा 
विस्तारकारी (१।३७) सहज वीत-समस्तदोषा (१।३६) सकल पावन-पावन 
(१।४१) विद्योतद्ठीजराजात्मक (२।६१) श्रीराधा सुरतनाथ विशुद्ध भाव 
सत्रं (१-७१) चिदचिदखिलज्योतिराच्छादिकान्तिस्वच्छानन्तच्छवि रस 
सुघासीधु निस्यन्दी (३।३५) सर्वानन्दस्मृतिकर महाप्रेम सौख्येरगाध (३।५) 
ञ्राजंन्मञ्जुनिकुञ्ज पुञ्ज (३।६) कोटिमातृ परमस्निग्ध स्वभावा (४०) 
विमलमनोभुवीज-चिज्ज्योतिरेकाब्ध्युदितसुरसदीप्तदीप (७।१) एवं नन्दित- 
कृषणचन्द्र-निस्तन्द्रकन्दर्प विलासवृन्द (१४।१४) इत्यादि, बृग्दावन के वृक्ष 
(२।४-५) द्रुम, तरु, ब्रतति इत्यादि नाम की सार्थकता (२।१२) ब्रतति 
(३।२४) वृक्ष (३।२५-२८, ५-३५-३८, १०।७७-८३) पुष्पवृक्ष (३।००, १०३, 
४।१०२-३) इत्यादि। वृन्दावनवासी चिदानन्दमय (१।४४, २।८, १७।४३, 
४८०, ८-८७, १०-७४, १२-११) बृन्दावनवासी अखिल गुरु २:५३) 


( भ ) Roly OP 
वृन्दावनवासी के चरणरेशु ब्रह्मा रुद्रादि की पवित्रे करते हैं| (५-२६) 
बृन्दावनवासी के निकट अपराध से तत्त्व की. अस्फूत्ति (३।५१, १०।१२+ 
१७।४५, ८३।८४) वृन्दावन मैं दृष्ट दोषराशि श्रवास्तव है, (१।११) वृन्दावन 
वासी के प्रति भक्ति (४६२, १६४६, ४६।५२) वृन्दावनवास हेतु सकल 
_ अधमं ही धमं है (१।५२, ४९४, १७४६) वृन्दावनवास कर अधर्माचरण 
(२।१५) वृन्दावनवासी की सेवा (१।७२-७४) वृन्दावनवास में असमर्थ 
होने पर कत्त॑व्य क्या है? (१।७२, ७५, २।५०, ६।२६) वृन्दावन में आमृत्यु 
चास प्रतिज्ञा का फल (६।३५, ७।१०, २१, १७२५) श्री वृन्दावनाश्चित होकर 
श्रीराघाकृष्ण का भजन (५।४६, ५०) ऋण ग्रस्त होने पर अथवा अगति 
बृद्ध पिता-माता होने पर भी वृन्दावन गमन (१।९२, २७२) वृन्दावन में 
अनुराग (४।४३, १७-१०५, ११७ ११८).वृन्दावन नाम की सार्थकता (१७।६५) 
ब्रजवासीजन के भी अदृश्य अद्भूत स्वरूप का वृन्दावन (१७।६०) वृन्दावन 
गुणगान श्रीहरि को ऋणी बनाता है (४।५८, १।७७) वृन्दावन सम्मान का 
फल (१४।१७।१८) जिस किसी भाव से भी वृन्दावनवास का फल (१७।५७) 
. वृन्दावन में किस रीति से वास करे (८।८२, ८३, १०, २७, ३६, ४१, ५४, ४६ 
१२।९, ७१, ७६, ३७) वास निष्ठा (११।२८-४२, ६०, ६१, १४।२०) निष्ठा 
का अभाव से राधा करुणा का अभाव (१६।२, १४।४८, ६०, १७।६६) 
श्वी राधाकृष्ण के बहुविध प्रकाश (२।३५) आत्मतत्त्व (३।६०, ४।६२, ७।२८, 
३१, १३।३३, १४।४७, १७, १०४) सखीगण को सेवा (२।४१-४३, ६०, ६।७४, 
७७, ८१।८६) श्री राधाकृष्ण (७।८१-८६, ६।६५, १०।२६, ३२, ११।४६, १२। 
६६, १६-३०) विरहासहिष्णु राधाकृष्ण (२।६५, ३-६४। ६।६, ६।३५) राधा- 
त्रिरहासहिष्णु (२१३) कामेकरस मग्न (१०।१७) प्रणय कीलित कृष्ण 
(१०३८) श्याम पुंस्कोकिल (१२।३३) कीर (१२-३४) तरु (१२।३५) 
मधुप (१२।५३) कलहंस (१३-१९) वधुवर (१४-७६) अनन्त भाव से अनन्त 
विग्रह से विहार (१४-४४, ४५) यमुना (३।६३-७४, १०४) राधाइ्याम कुण्ड 
(५।११-१४) व्यस्त रूपा एवं समस्त रूपा श्रीराधा (१ १-१८) श्रीराधा 
वर्णना (४४-१७, ५।८, ७६०, १०२, ८।१-१६, ५।६७-८०, १०।८. ११।१६- 
३१ राधानाम एवं मन्त्र (१५।१७-७६ निज गुरुमृत्ति (८।२२-४२, १०।८९-९५) 


(अ ) 
'स्कीकुपा हरिमाया (५।६४, ६६, ८४५, ४७, ६६, ६।६५, १३४३, ५५, ५६, 


, ४३%) अश्रप्राया स्त्री. (८४८) स्वी राक्षसी (८।५०, १०।५४) दु ख-सुख, 


कोत्ति अपकोत्ति इत्यादि (१।३०-४८) ब्रज, वृन्दावन, राधाकुण्ड का 
-क्रमोत्कर्ष (५॥८) । 

निष्कषं-(१) यह शतक सार्वजनीन ग्रन्थ है, दल सम्प्रदाय स्री णं वाद 
इन्द्रिय लोलुपवाद की सीमा रूप दोष शून्य है । श्रोसरस्वती पाद के निर्दिष्ट 
पथ पर चलकर देन्य विषय बेराग्य के साथ श्रीहरि नाम ग्रहण रूप चिन्तन 
इत्यादि करते रहने पर निष्कपट व्यक्ति की चित्तशुद्धि होती है, अनन्तर 
श्रीवृन्दावन, श्रीकृष्ण, श्रीराधा एवं स्वकोय सिद्धदेह तत्त्व का स्फुरण होगा, 
केत्रल इम रीति से ही रागानुगीय भजन पथ परिष्कृत होगा । 

इससे ग्राम्य रति कीड़ा का वर्णन नहीं है, ममत्व, प्रीति आसक्ति 
सेवा, तन्मयता, विषय वैराग्य प्रभृति उत्तमा भक्ति का स्वरूप वर्णित है, 
अतएव साहित्य रीति से रस सम्पादन के लिए लीला विलास एवं सम्प्रयोग 
लीला भावेश से वणित है, गोविन्द लीलामृत, कृष्ण भावन।मृत निकुञ्ज 
रहस्य स्तव की भाँति लीला विश्ञेष में आवेश देखने में आता ह । 


(३) श्रीसरस्वती पाद ने संयोग वियोगात्मक सरणि का निर्वाह 
यथायथ करने पर भी ह्वुदवत्‌ लीला का वर्णन अत्यधिक किया है, वस्तुतः 
स्रोतवत्‌ एवं हृदवव लीला ही आस्वाद्य हैं, उभय ही उपास्य हैं, येनेष्टं 
तेन गम्यतां रुचिभेद से दोनों ही श्रेष्ठ हैं । 

(४) स्थल-स्थल में 'दम्पति' प्रभृति शब्द स्वकोया भाव का निर्देशक 
है, इस प्रकार आपाततः धारणा होने पर भी यह शब्द परबीया भाव का 
व्यतिक्रम की सूचना नहीं करता है। श्रीमन्‌ महाप्रभु के मत में व्रजभक्ति में 
ममत्र आसक्ति अहेतुक तृष्णा का प्राधान्य होने के कारण लौकिक धर्म 
सम्बन्ध काम भोगार्थ पुत्र उत्पादनार्थ जाया पति सम्बन्ध की सम्भावना 
नहीं है, जन्मतः ही दोनों की आसक्ति है, विवाह के द्वारा नहीं। इसका 
समाधात्न बिषय में जिज्ञासा होने पर उज्ज्वल नीलमणि की टीका में श्रील 
विश्वनाथ की उक्ति दृष्टव्य है । तायक भेद प्रकरण में लघुत्वमत्र यन्‌ प्रोक्तं 


न्स 


( ट.) 
-एवं नायिका भेद प्रकरण में पोघित भत्तं,का नायिका लक्षण की टीका एवं 
अत्रैव परमोत्कषं, इसमें श्रीजीव गोस्वामी की टीका हृश्व्य है । 

(५) अजात ताह रुचि के साधक रागानुगा भजनानुमरण बैधी 
सम्बलित भाव से ही करे, पौरुषविकार युक्त इन्द्रिय एवं विरुद्ध भावाक्रान्त 
चित से श्रीराधाकृष्ण की मधुर लीला का स्मरण श्रवण न करे, यह अत्यन्त 
दुरूह एवं रहस्यपूर्ण है । यह मत श्रीरूप गोस्वामी एबं श्रीजीव गोस्वामी 
का है, ब्रजभक्ति परम दुल्लंभ होने के कारण अधिकारी भी विरल है, 
पक्षान्तर में जातरुचि साधक किस रीति से रागानुगीय भजनानुष्ठान करेगा 
उसका ही उन्नत उज्ज्वल आदर्श का प्रदर्शन ज्वलन्त अक्षर मं जीवन्त भाव 
से श्रीमरस्वती पाद ने किया है। आपके अक्षर-अक्षर में बंद्युतिक शक्ति 
निहित है, आप अग्नि मन्त्र में दीक्षित थे । 


श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वती चरण स्वीय असाधारण प्रतिभा शक्ति 
के साथ भारत भूमि में अवतीणं हुए थे, जब आप निर्गुण ब्रह्मोपासक थे, 
उस समय वेदान्तशास्त्र चर्चा में इस प्रकार आपका पाण्डित्य प्रतिभा प्रभाव 
परिलक्षित हुआ था, जिससे अनेकानेक संन्यासी काशी धाम में तदीय चरणों 
में आत्म समर्पण कर शिष्य हुए थे. उस समय उनके समान तीक्ष्ण बुद्धि 
सम्पन्न परम ज्ञानी संन्यासी कोई भी नहीं था । जब आप श्रीगौरा ङ्ग महाप्रभु 
की कृपाभिषिक्त होकर उत्तमा भक्ति राज्य में प्रविष्ट हुए, तब गौर प्रेम 
रसार्णव की उत्तालतरङ्ग में आणने स्वयं को डुबा दिया और इस प्रकार 
निष्ठावान्‌ भक्त हो गये कि श्रीचेतन्य चरण को छोड़कर अन्य कोई उपास्य 
है इसकी अनुभूति ही आपकी नहीं रही । जब आप श्रीगीराङ्ग सुन्दर की 
कृपा से निर्मल भक्ति रूप व्रजरस में प्रविष्ट हुए तो आपके जीवन में एक 
अद्भुत परिवत्तंन दृष्ट होने लगा, जिन्होंने एक दिन निविशेष शुष्क दर हाज्ञान 
मरुभूमि में अपने को अति कठार पाषाण की भाँति नीरस किया था अनेक 
शिष्य को भी उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त भी किया था, वह शुष्क 
निविशेष ब्रह्वाज्ञानीवादी मुक्ति कामी संन्यासी श्रीदृन्दावन में प्रविष्ठ होकर 
श्री त्रीयौ रङ्गः सुन्दर की कृपासे उनके व्रजरस माधुरीमय आविर्भाव में निज 


( 5) 

चित्त को डुबाकर एक अत्यद्भुत सौन्दर्य माधुर्य पूर्ण निर्दोष महाकाव्यरसमध 
परमधाम का साक्षात्कार प्राप्त किया, तब उस व्रजरसमय धाम के अनन्त 
सौन्दर्य माधुर्य का प्रभाव उनके हृदय में परिब्याप्त हो गया । श्रीवृस्दावन, 
श्रीराधाकृष्ण स्वतः ही निर्दोष अलौकिक काव्य हैं, इसकी वास्तविक 
अनुभूति हृदय में सहया जग गई और उनकी भक्तिमयी काव्य प्रतिभा 
श्रीवृन्दावन के शोभा सौन्दर्यं का आस्वादन में विभोर हो गई । अनन्त 
विस्तारित सागर तरङ्ग की भाँति तत्‌ कृत वृन्दावन महिमामृत' वर्णन 
स्फूत्ति अफुरन्तवत्‌ प्रतिभात होने लगी । श्रीवृन्दात्रन के बाहर स्थित सौन्दर्य 
माधुर्यं अन्तर में प्रविष्ट होने पर मानव चित्त को प्रेम भक्ति भाव के कितना 
उच्चतर स्थान में उन्नति कर सकता है, इस ग्रन्थ में वह अतिसृन्दर एवं 
विस्तृत भाव से बणित हुआ है और साहित्यालङ्कार कामतन्त्र गन्थवे विद्या 
सफल हो उठी हूं । 

एक विषय का सुविम्तृत वर्णन उपस्थित होने पर उसमें पुनरुक्ति 
दोष सङ्खटन अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु भक्तिभाव विभावित चित्त होकर 
काव्य पारदर्शी पाठकगण जब इसको पढ्गे तब अनुभव होगा कि-आपाततः 
द्विरुक्ति प्रतीत होने पर भी वह वास्तविक द्विरुक्त नहीं है, उसमें सार्थकता 
एवं वेशिष्टय भी है, स्थूणानिखनन न्याय से किसी वस्तु को हृदय में हृढ़ता 
से संस्थापित करने के लिए इस प्रकार वाक्य भज्जी से ही लिखना होता है । 
श्रीवृन्दावन रस माधुर्य लोलुप पाठकगण जितना अधिक इस ग्रन्थ की आवृत्ति 
करेंगे, उतना ही इसकी छन्दोबद्ध, वाक्य विन्यास, सर्वोपरि भक्ति रसाश्रित 
अन्तह डि प्रगाढ़ वर्णना में एक महाचमत्कारित्व को देखकर अचिन्त्य 
तर्केश्वर्य सम्बलित नित्य सौन्दर्य माधुयंमय श्रीधाम के अप्राकृत रसास्वादन 
से निःसन्दिग्ध रूप से कृतार्थ हो जायेंगे । 

विशेष प्रणिधान योग्य कथा यह है कि-इस ग्रन्थ के स्थान-स्थान 
पर दुराचारत्व दुष्कायत्व एवं जघन्य पापानुष्ठान प्रभृति के प्रति औदासीन्य 
प्रकट करके श्रीबृन्दावन की महिमा कीत्तित हुई है, इससे किसी भी व्यक्ति 
किसी भी समय ऐसी धारणा न करे, दूसरे को उपदेश दान न करे कि-- 
वृन्दावन में'अबस्थान के समय कुप्रवृत्ति एवं दुःस्वभाव वशतः पापानुष्ठान में 


( ड) 
प्रवृत्त होने पर वह मार्जेनीय होगा, एवं दुष्कर्म चिन्ता तथा निषिद्ध 
कर्मानुष्ठान से भी भगवद्‌ भक्ति होगी । वस्तुत: इस प्रकार कुधारणा का 
प्रश्रय मन में देना भी एक महापाप है, वृन्दावन में वास करके भी यदि 
उसका चित्त अपर वस्तु की ओर धावित होता है एवं उसकी श्रीवृन्दावन 
वास की फलाशा भी बन्ध्या ही हो जाती है।श्रीग्रन्थकार स्वयं ही निज 
प्रौढिवाद के बिरुद्ध में निज सुमिद्धान्त संस्थापन हेतु लिखते हैं-- 


परधन परदार द्वेष मात्सय लोभा- 
नृत परुष पराभिद्रोह मिथ्याभिलापात्‌। 
त्यजति य इह भक्तो राधिका प्राणनाथे, 
न खलु भवति बन्ध्या तस्य वृन्दावनाशा ॥ (१७।४८) 


अर्थात्‌ परधन, परदार, द्वेष, मात्सर्य, लोभ, असत्य, कठोर व्यवहार, 

परद्रोह, मिथ्या सङ्कल्प प्रभृति परित्याग पूर्वक जो व्यक्ति श्रीवृन्दावन में 

. निवास कर श्रीराधारमण के भक्त हो सकता है, वृन्दावनवास का फलस्वरूप 
श्रीराधादास्य लाभ की आशा कभी भी उसकी निष्फल नहीं होती है । 


उपसंहार में अवश्य प्रयोजनीय वक्तव्य है कि-श्री वृन्दावन महिमामृत 
की धारा--अष्टकालीन लीलास्मरण की ख्रोतवत्‌ धारा नहीं है, यह धारा 
विशेष रूप से-अनुराग की धारा है, जो धारा श्रीकृष्णकर्णामूत उत्कलिका 
बल्लरी, विलाप कुसुगाञ्जलि प्रभृति में प्रकटित है, माधुर्य कादम्विनी प्रसोता 
के मत में आसक्ति भूमिका प्राप्त हाने के बांद से साधक विधिवद्ध भाव से चल 
नहीं सकता, श्रीपाद श्रीजीव गोस्वामी ने लिखा है-- 
रुचिः, बुद्धि-पुविका, आसक्तिस्तु स्वारसिकी । 


आसक्ति के पश्चात्‌ भजन, स्वभाव में परिणत हो जाता है, श्रील 
विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कपिलोपाख्थान की टीका में लिखा है कि 
रागानुगीय साधक प्रथम से ही स्वतः प्रणोदित होकर भजन करता है, 
सुखपूर्वक आनन्द के साथ स्वभाव को प्रेरणा से ही प्रिय का भजन करता 


( ढ ) 

है, किन्तु रोगी अथवा बालक को लड्डुक देकर औषधि ग्रहण में प्रवृत्त कराने का 
इष्टान्त रागानुगीय साधक के सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं है, यथार्थ रागानुगीय साधक 
जगत्‌ में अति विरल है, “रुचे विरलत्वात्‌” भक्ति सन्दर्भ । अतः श्रीपाद प्रबोधानन्द 
का निदिष्ट भजन विशेष भाव से अनुराग का भजन है । इसलिए ही इस भाव के 
आनुगत्य से भजन हष्टान्त अति विरल है। गौड़ीय सम्प्रदाय में श्रीरूप 
गोस्वामी के आनुगत्य से ही भजन विधेय है, इस प्रकार श्रीरूप मझेरी के 
आनुगत्य से ही भजन प्रसिद्ध है । उज्ज्वल में लिखित है कि--श्रीललितादि 
वामाप्रखरा एवं तुङ्ग विद्यादि दक्षिणा प्रखरा है, श्रीसरस्वती पाद 'दक्षिणा? 
होने के कारण मान, वाम्य प्रभृति का पक्षपाती नहीं है। मिलन, अनुराग 
प्रभुति के विशेष पक्षपाती आप हें । इसलिए शत्तकों का आवेश ह्वदवत्‌ 
नित्य विहार के और नित्य निकुञ्ज मिलन के ओर है, श्रीगोविन्द लीलामृत 
भाति ख्रोतवत्‌ अष्टकालीन लीला के और नहीं है। सरल रूप से कहना 
पड़े तो-- 

श्रीसरस्वती पाद की भावधारा, भजन पद्धति में तीव्र 
अनुराग, तीब्र भजन, तीव्र बंराग्य, निरन्तर स्मरण, निरन्तर 
स्फूति, निरन्तर आवेश एवं आत्महारा व्याकुलता प्रभृति की 
स्पष्ट ही उपलब्धि होती है, रसामृतोक्त सासङ्ग भजन-_आसक्ति 
युक्त भजन जीवन सर्वस्व भजन न होने पर--तीब्र भक्तियोग 
न होने से--मृढु मन्थर भजन से किसी भो काल में फल लाभ 
को आशा नहीं की जातो है, वस्तुतः शतंक समुह की रस तन्मयता, 
आनन्द विह्वेलता एवं अनुरागोन्मादना सर्वथा आस्वाद्य एवं 


उपभोग्य हे । 

३ श्रीथी राधारसंसुधानिधि:--इस स्तोत्र काव्य ग्रन्थ में श्रीवृन्दादन 
महिमामूतवत्‌ श्रीपाद ने श्रीराधा पादपद्य भजन निष्ठा, श्रीराधा उपासना 
का उत्कर्ष प्रभृति विषयों का अडून अति सुनिपुणा भाव से किया है, 
प्रथमत श्री उज्ज्वल नीलर्माण ग्रन्थ के उदाहरण रूप से ही इस ग्रन्थ की 
रचना हुई है, एवं गन्धोन्मादितमाधवा भानुनन्दिनी के प्रथम गुण के 


(ण ) 
उदाहरण से ग्रन्थ आरम्भ होकर ग्रन्थान्त पर्यन्त लक्षण समूह के उदाहरण 
इसमें यथावत्‌ सञ्चिविष्ट है, महाभाव स्वरूपिणी श्रीराधा का उत्कर्ष प्रदर्शन 
करना ही ग्रन्थ का तात्पर्यं है । 


इस ग्रन्थ की राधा-- 
प्रेमोल्लासक सीमा परम रसचमत्कार वंचित्र्यसीमा । 
सौन्दय्यंक सीमा किमपि नव वयोरूप लादण्य सीमा ॥ 
लीलासाधुय्य॑ सीमा निजजनपरमोदार्यंवात्सत्यसीमा । 
सा राधया सौख्य सीमा जयति रतिकला केलि माघुय्यंसीमा ॥१२१॥ 
एवं शुद्धप्रेमविलांस वेभवनिधिः कंशोरशोभानिधि । 
बेंदरधीमधुरा ङ्क भ ङ्गिभनिघि लावण्यसम्पक्निधिः ॥ 
श्रोराघा जयतान्महारसनिधिः कन्दर्पलोलानिधिः । 
सौन्दयक सुधानिधिमंधुपतेः स्व्वस्वभुतो निधिः ॥ 


इस प्रकार श्रीराधा के अङ्क में कोटि विद्युत की छवि, मुख में विपुल 
आनन्द की छाव, ओ मे नर्वावद्रुम की छवि, करों में सतु पल्लव की छांव 
स्तन मण्डल में स्वर्ण कमल कोरक की छवि (६६) श्रीराधा, लावण्यसार 
रससार, कृष्णचन्द्र के सुखक सार, कारुण्य सार मधुरच्छाव रूपसार, वेदग्ध्य 
सार; स्तिकेलि क्लास सार एवं अखिल सारातूसार हैं (२६) उनके भ्र, नत्त॑न 
में चातुरी, सुचारुवेत्राश्वल में लीलाखेलन चातुरी, श्याम की भाँति चातुरी 
संकेत कुञ्ज मे अतिसार चातुरी, नव नवायमान क्रीड़ा कला चातुरी एवं 
सखीगण सह परिहासोत्सव चातुरी सर्वोपरि विराजमान है (६४) । 
इस ग्रन्थ में श्रीपाद ने कभी तो राधा को अभिसारिका रूप में (२०, 
२१, ३२, १५२) कभी ता प्रेमवेचित्त्य अवस्था में (४७,१२८) कभी उत्कण्ठिता 
रूप में (३८) कभी तो खण्डिता रूप में (२३१) वर्णन किया है, १७० इलोक 
से मान का भी इड्डित आपने किया है, २१५ श्लोक में श्री राधा के प्रेमवेचित्त्य 
भाव को देखकर स्वयं हो मच्छित होकर पश्चात्‌ अनुशोचना करेंगे कहने पर 
उनकी विच्छेद भीरुता एवं सेवात्रुट का ही प्रकाश हुआ है, युगल किशोर के 
विच्छेदाभास से भी वाह्य आम्यन्तर में ज्वाला होती है, (१७४) श्रीराधा 


(त) 
माधव को शैशव क्रीड़ा के समय विवाहोत्सव सम्पादन करने की प्रार्थना आप 
करते हैं, सुधानिधि के कृष्ण धीर ललित हैं, थी राधा में ही अनन्य निष्ठ हैं, 
(२३६) वृन्दावन महिमामृत शतक (१५।७४-७६) वत्‌ इस ग्रन्थ में श्रीराधा 
नाम का प्रभाव (६५-९६) एवं राधा दास्य लाभ का उपाय वणित है, 
रामोन्मत्ता श्रीराधा की (१५६-१६०) सेवा प्रार्थना । श्रीराधाकद्धुर्र्य मे 
निष्ठा (७८, १४३) एवं श्रीराधा उपासना का उत्कर्ष (१४४) का वर्णन 
आपने किया है, शतक (१७।१०६) की भाँति १० म इलोक में कुटुमित 
श्रलद्कार का वर्णन किया है, सङ्गीत माधव (२७) में भी इस भाव की 
वर्णना है, यह भाव आपका अति प्रिय है । 


३-- भीसज्भीत माधवभ्‌-भ्रथम समं में श्री राधामाघव दशंनेच्छु सखी द्वारा 
वृन्दावन की स्तुति, दास्य लुब्धा मृगनयना का सखीगण द्वारा गीतक्रषण 
स्तुति श्रवण से गोविन्द चरण की स्मृति तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण सङ्गीत में प्रवृत्ति 
एवं स्फूत्ति की प्रार्थना द्वितीय सर्ग में निजेश्‍वरी सखी को सम्मुख में देखकर 
प्रणामानन्तर युगल किशोर विषयक प्रश्‍न एवं सखियों के गान से युगल की 
वृन्दावन विहार वणुंना एवं प्रियतम युगल विलास देखना हो तो श्रीराधा 
पदारविन्द स्मरण का उपदेश, तत्पश्चात्‌ श्रीराधा ध्यान एवं स्फूत्ति प्रार्थना 
तृतीय सर्ग में राधा सखीगण द्वारा मिलन माधुरी प्रदशन दर्शन से प्रेम सागर 
में निमग्न चित्त होकर गद्गद्‌ वाक्य से श्रीराधा के समीप में दास्य प्रार्थना 
द्वारा आलिङ्गित होकर सखी की श्रीगोविन्द स्तुति एव श्रीगोविन्द के निकट 
श्रीरावा दास्य प्रार्थना, श्रीकृष्ण से कृपाहृष्टि एवं सेवाधिकार प्राप्ति 
चतुर्थ सर्ग में-भ्री राधागोविन्द की क्रीड़ा को देखकर, क्रीड़ा चातुयं दर्शनोत्सव 
में सखी का निमज्जत होना, व्याकुल चित्त श्रीराधा श्रीकृष्ण के साथ भावी 
सङ्गमोत्सव को वर्णना, सखीगण के साथ प्रियान्वेषणरत कुसुम चयन छल 
से मदन जीवन वन में श्रीराधा का प्रवेश, श्रीकृष्णा द्वारा श्रीराधा का 
रूपमाधुर्य दर्शन एवं मूर्च्छा । प्रियतम के निकट श्रीराधा का गमन कर 
सञ्चालन से चेतन्य सम्पादन तत्पश्चात्‌ अन्तर्धान, श्रीकृष्ण को मूच्छित 
देखकर श्रीदाम द्वारा सान्त्वना प्रदान पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा श्रीराधा का 


( थ ) 

रूप वर्णन, पुनः श्रीदाम द्वारा आश्वास प्रदान । पञ्चम सर्ग में श्रीगोव द्धन 
गिरि से श्रीदाम के साथ श्रीकृष्ण का श्रीराधा दर्शन एवं विरल में उनके 
सखी के निकट श्रीराधा सङ्ग प्राथना सखी बोली-राधा पतिब्रता शिरोमणि 
है, पर पुरुष का सङ्ग वह नहीं करती है, पश्‍चात ललिता आकर राधा के 
निकट श्रीकृष्ण की प्रार्थना निवेदन करके कृष्ण के साथ मिलन प्रार्थना । 
षष्ठम सर्म में-श्रीराधा के रूप दर्शन से अधीर इयाम को आनन्दित करने के 
लिए गमनरत श्रीराधा के निकट में आत्म निवेदन, इयाम को लक्ष्य करके 
सखी के प्रति उपदेश--जैसे ब्रजपति कुमार भानुनन्दिनी को स्पर्श न कर 
सके । राधा की उपेक्षा से ललिता द्वारा परामश प्रदान । सप्तम सगं में 
श्रीराधा गृह गमन करने पर विषण्ण चित्त से श्रीकृष्ण का वृन्दावन में प्रवेश 
एवं दारुण विरह ज्वाला का प्रकाश, बृन्दावनीय बस्तु नियम में श्रीराधा के 
अङ्ग साम्य को देखकर उत्कण्ठित चित्त होकर श्रीकृष्ण का वृन्दावन में 
भ्रमण, तदनन्तर मत्त कोकिल कलरव को सुनकर कृष्ण को विमुग्धता, 
कदम्ब तरुतल में विलाप कर राधा विरह ज्ञापन | अष्टम सगं में--छल पूर्वक 
अनेक वेश धारण कर श्रीराधा सङ्ग सुखास्वादन। 


(१) यमुता जल में डुबकी लगाकर परिरम्भण, (२) नील वसनधारी 
श्रीकृष्ण द्वारा गृह प्रदीप को निर्वापित करके श्रीराधा मुख चुम्बन एवं 
परिरम्भण, (३) नव निकुञ्ज में सखीगण के साथ क्रीड़ा परायणा राधा का 
आलिङ्गन, नवयुवति वेश से सज्जित श्रीकृष्ण श्रीराधा के निकट उपस्थित 
होने पर श्रीराधा द्वारा प्रिय सखी बनने की प्रार्थना, राधा सम्भुक्ता है, या 
नहीं ? कृष्ण को जिज्ञासा परीक्षण के लिए निविड़ परिरम्भण प्राथना, 
_ पश्चातु श्रीकृष्ण द्वारा आलिङ्गिता राधा का महा सुखास्वादन । (५) कदम्ब 
वृक्ष के नीचे निज उत्तरीय को बिछाकर उसके एक कोरो में मुरली को 
रखकर श्रीकृष्ण कुसुम चयन करने में रत हो गये एवं नीचे कुसुमों को 
वृक्षो से गिराने लगे, सखी गण के साथ परामर्श कर श्रीराधा ने मुरली को 
चुराली,वृक्ष से उतरकर श्रीकृष्ण द्वारा वंशी अन्वेषण, श्रीकृष्ण हारा पूछताछ 
के लिए राधा का अवरोध एवं श्रीराधा के वक्षोज युगल को कदम्ब हय मान 


( द) 

कर कञ्चुलिका उन्मोचन एवं कुचमर्दन। (६) पीछे से श्री राधा के नेत्र युगल 
को हाथ से आच्छादित कर लेने पर श्रीराधा एवं ललिता द्वारा छी ड़ो-छोड़ो ! 
कहना एवं निज कर पल्लव के द्वारा प्रियतम को पकड़ना । (७) निद्रिता 
राधा के समीप में जाकर जघन तथा वक्षोज के वसन को उन्माचन कर 
नेत्र हय को वसन द्वारा आच्छादित करके आलिङ्गन एवं नखाडूदान 
(८) ललिता के वेश मै आकर श्रीकृष्ण द्वारा श्रीराधा के वक्षोज युगल में 
पत्रावली की रचना पश्चात्‌ पुरुष वेश धारण कर तीक्ष्ण नखाडू प्रदान । 
(& म सरग में) रस निमग्न श्रीराधा निज सखी के समीप में गत सम्भोग 
वर्णन १०म सर्ग में मोहन वेणुनाद श्रवण से श्रीराधा की उत्कण्ठा, मुरली 
मनोहर के निकट में ले जाने के लिए सखी के निकट प्रार्थना, सखी बोली-- 
मैं बहुत बार कह चुकी हूँ । हरि अभिमानी है, जो भी हो, मैं पहले देख 
आती हूँ । पीछे तुम्हें ले जाऊंगी, यह कहकर अनाहत श्याम के समीप में 
श्रीराधा का अनुराग ज्ञापन, पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के सकेत प्राप्तकर लौटकर 
श्रीराधा समीप में आकर कृष्ण वृत्तान्त वर्णन । ११ श सर्ग में-राधा के 
आगमन में विलम्ब होने पर श्रीकृष्ण का विषाद निज गृह समीपस्थ 
कदम्बखण्डी में आगमन श्याम को संकेत कुञ्ज में न देखकर श्रीराधा की 
व्याकुलता भूषणा त्याग सखी द्वारा सान्त्वना प्रदान, अनन्तर कब्ग्बसष्डी 
में अवस्थित श्रीकृष्ण समीप में गमन, निज उत्कण्ठा निवेदन, माधव का 
सहसा कुञ्ज में गमन एवं श्रीराधा सह विलास | १२ श सग में श्रीराधा 
को विनीत प्रार्थना से मधुर मुरली निनाद द्वारा गोपियों को रासलीला में 
प्रवेश एवं उसके द्वारा रासलीला वर्णान । १३ श सग में श्रीयाधा के साथ 
श्रीकृष्ण का निविड़ कानन में प्रवेश, किसी एक प्रिय सखी के पश्चात्‌ गमन 
एवं अनुरूप लीला दर्शन, कीर के मुख से श्रीराधा चरित्र श्रवण कर श्रीकृष्ण 
का नयन निमीलित कर आनन्द मग्न होना एवं श्रीराधा का पलायन । 
श्रीराधा का अदर्शन से श्याम का विलाप, प्राण त्याग के लिए सङ्कुल्प, 

ह सुनकर श्रीराधा का आविर्भाव एवं मिलन । १४ सर्ग में-- विरह विधुरा 
व्रजबालाओं का राधामाधव गुणानुवाद के साथ उन दोनों का अन्वेषण, 
दर्शन लाभ निज-निज सेवा द्वारा परितुष्ट प्रियतम युगल को निभृत निकुञ्ज 


(ध ) 
में पुष्प शय्या के ओर ले जाना, अनन्तर सुरत विलास का प्रारम्भ, किसी 
सखी के द्वारा विलास बर्णन । १५ श संगं में--निजोल्लास वणन। १६ श 
सर्ग में श्रीमन्महाप्रभु के आशीर्वाद ज्ञापन, खललोकगण इस ग्रन्थ को देखकर 
दोष आविष्कार करने पर भी सज्जनगण प्रशंसा ही करेंगे रसिकगण इस 
= ग्रन्थ क्री कण्ठस्थ करें, यही प्रार्थना है । 


सारार्थ-श्रीश्वीजयदेव कविराज कृत मधुर कोमल कान्त पदावली 
के अनुकरण से सङ्गीत माधव ग्रन्थ रचित होने पर भी इसमें गौड़ीय 
वेंष्णवों के साधनोपयांगी अनेक सम्भार विराजमान हैं, एवं स्थल विशेष 
की वर्णना, अति सुललित एबं अधिकतर चमकप्रद है, अन्यान्य ग्रन्थ को 
भांति इसमें भी मान वरान की बहुलता नहीं है। (३।१३) राधामान गरल 
परिक्षण्डन शब्द से वेणु को भूषित किया गया है, किन्तु सप्तम सर्ग श्रीकृष्ण 
बिरह की वांना है, श्रीकृष्ण राधा विरह दहन ज्वल विकल (७।२) एवं 
» वृन्दावनीय तरुलतादि में श्रीराधा के अङ्क साम्य को देखकर बहुबार 
, प्रतारित मति (२।३।४) हैँ । विरहकातर हरि को बहुविध विलाप कराकर 
(७।७) कवि ने श्रीकृष्ण के नयन पदवी में सर्वत्र राधागय जगत्‌ का प्रदर्शन 
किया है । 


पुरो राधा पशचादपि च भम राधा तत इतः । 

स्फुरन्त्येषा सम्यग्‌ वसति मम राघान्तरागता ॥ 

अधशइ्चोद्ध राधा दिशि विदिशि राधा किमपर। 

समस्तं मे राधामयमिदमहो भाति भुवनम्‌ ।।७-८॥ 

अहो ! प्रेमोन्मद मदन लीलारस निधि राधा के बिना कृष्णचन्द्र 
भी म्लान हो गये हैं (२) इस ग्रन्थ में राधा अधिकतर विरह विधुराही है, 
~ श्रीराधा श्याम के विरह में सद्य: प्रको्च्युत कङ्कणा हो गई है' देखकर 
सखी कदम्बखण्डी में जाकर श्रीहरि को राधा की विरह विधुर अवस्था 
सुनाती है, विरहिणी राधा कुङज के बाहर पलक भर में सोबार आती जाती 
रहती है, चित्त उदास है, हा नाथ ! कहकर सघन विलाप करती है, नेत्र 
जल से तरुलत। को सींचती रहती है, क्षण-क्षण भर में गिरती दौड़ती मुच्छित 


(न) 
हो जाती है, इत्यादि प्रेमोत्कण्ठा की बणांना अतीव रसाल एवं करुया है 
(६१।४) श्रीराधा विहर कातर होने पर-- 


रुदन्ति मृगपक्षिणो न विकशन्ति वल्लिद्र साः । 
लसद्‌ विमल चन्द्रमा मलिनभाव मालम्वते । 
बहुन्ति न समीरणाः सहज शीतलामोदिनः ॥११६॥ 
उसी समय कवि ने माधत्र के साथ मिलन कराकर विह्वल राधा को ” 
सान्त्वना दी है, श्रीराधा दासी की स्वरूप वर्णना में श्रीपाद ने कहा है-- 
सर्वं ्रमारसामृतः सुघठिता तुनंव्रजस्त्रीघटा । 
सा तछ) चरण स्फुरन्नखमणि ज्योतिः कलांशांशका ॥ (१४८) 


श्रीवृन्दावन महिमामृत्त (९।५५) एवं श्रीराधारससुधानिधि (१३२) 
इलोक में इस प्रकार वर्णना की है (४) रासलीला (१२।४) वर्णना आति 
स्वाभाविक हुई है, कालिन्दी के सुविपुल शोभन पुलिन में मृदु सुगन्धि 
समीरण प्रवाहित प्रदेश में अन्योन्यावबद्धहस्त होकर वलयाक्कति रासमण्डल 
में गोपबाला कदम्ब के साथ वह राधारति रभसपर मुग्ध-कृष्ण एक होकर 
भी ऐसी चतुरता से एक-एक गोपी के साथ गलबेया देकर खड़े हो गये कि... 
सबके मन में प्रतीत होने लगा-कृष्ण मेरे ही पाम हैं। (१२।६) कवि ने 
सङ्गीत में रास प्रसङ्ग की वर्णना करते हुए (१२।२) इलोक में राधा सौरत 
उन्मद रसज्ञ हरि की गोपीगण के साथ विचित्र रति की छवि अङ्कित किया 
है। त्रथोदेश सर्ग में श्रीराधा के अन्तर्धान में श्रीकृष्ण का विरह विलाप 
वर्णना अति मधुर हुई है। 


(५) आइचर्य रास प्रबन्ध:--श्री मद्‌ भागवत की रासलीला अवलम्बन से 
रचित होने पर भी इममें अतीव वेलक्षण्य एवं अद्भूतत्व विद्यमान है. इसलिए 
इसका नाम आइचय रास प्रबन्ध है, श्रीग्रन्थकार ने प्रथमतः (३- १४) में _ 
श्रीवृन्दावन की वर्णनाकी है,यह वर्णना बृन्दावन शतक के अनुरूप है,(२५-३३) 
में श्रीकृष्ण के रास विलासोपयोगी रूप की वर्णना है, (३४) में कदम्ब तरु 
तल में त्रिभङ्ग भड्िम ठाम में श्रीराघा नाम से मोहन वंशी को बजाने से 
गोपीगणा विपय्यंस्तु वेश-भूषादि के साथ लम्पट शेखर के अभिसुख में दौड़ने 


~ 


(प ) 
लगीं (३५-४८) में श्याम के अनुराग से श्रीराधा की विविध भाव विकृति, 
(५०-५७) मुरली निनाद को सुनकर अभिसारोद्यता होने पर सखी द्वारा 
निषेध । (५८) श्रीराधा के अदर्शन से श्रीकृष्ण की विरह वेदना (६०-६१) 
गोपीगण की रस लालसा को देखकर । ६२-६९) श्रीकृष्शा द्वारा निज विरह 
विघुरता ख्यापन (७०-७ १) श्रीराधा के साथ मिलन हेतु गोपियों के 
परामर्शानुसार दूतीप्रेरण (७२) दूती के मुख से श्रीकृष्ण की राधा तन्मयता, 
राधानिष्ठा, गोपीजन लाम्पट्य इत्यादि वर्णना (७६-६२) स्वप्न में श्रीकृष्ण 
का श्रीराधा दर्शन एवं रसमयईवाक्र्यालाप, (९३-९६) राधानाम जापी कृष्ण 
की राधा सङ्ग प्राप्ति हेतु वेणुध्वनि (६७-६६) राधा व्यतीत गोपीगण के 
आगमन से कृष्ण का विलाप एवं गोपीगण की उपेक्षा (१००-१०३) श्रीकृप्ण 
के विलाप से वृन्दावनीय स्थावर जङ्गम के रोदनादि (१०७-१०६) ललिता 
दारा श्रीराधा के भभिसार में बाधा प्रदान (१११-१९०) दूतो के मुख से 
श्रीराधा की निरोधवार्त्ता को सुनकर गोपीवेश में श्रीकृष्ण का श्रीराधा के 
समीप में गमन । (१२२-१ २४) उनसे श्रीराधा की प्रशंसा एवं श्रीहरि का 
निर्दोषत्व कथन (१२५-१ ३७) धीराधा से मिलन के लिए श्रीहरि की तीव्रतर 
उत्कण्ठा प्रतिपादन, (१३८-१४८) श्रीकृष्ण के रूप साहश्य को देखकर उनके 
प्रति श्रीराधिका की परम प्रीति एवं आलिङ्गन दान, (१५१-१५५) परिरम्भण 
से श्रीश्यामसुन्दर का परिचय लाभ, श्रीराधा का ङुञ्ज गृह में प्रवेश अङ्कस ङ्ग 
दान (१५६-१५९) युगलकिशोर का पुनर्बार रासोपयोगी वेशभुषा धारण 
(१६२-१७२) निखिल कलाविद्‌ सखीगण के साथ वृन्दावन में प्रवेश 
(१६८-१७२) सखी गणों की सेवादि (१७३-१८२) श्रीकृष्ण द्वारा बहु मूत्त 
घारण कर निजकाय व्यूह रूपा सखीगणों के साथ रसोपभोग हेतु श्रीराधा 
का प्रस्ताव (१८३-१६०) तत्पश्चात्‌ सखीगण के साथ श्रीकृष्णा का विविध 
रसास्त्रादन (१९१-२०२) सखीगणों के अभिमान प्रशमन हेतु श्रीराधा के साथ 
श्री कृष्णान्तर्धान (२७३-१०४) गोपी गएों के द्वारा कृष्णान्वेषण, तरुलताओं 
के निकट श्रीकृष्ण के सन्दर्भ में जिज्ञासा (२०५-२११) श्रीहरिपदाङ्ग 
(२१३-२१४) एवं श्रीराघापदाङ्ग को देखकर (२१५) दोनों का विलास नुमान 
(२१६-२२४) श्रीराधा के चित्त म॑ सखीगण के लिए खेद एवं चलने में 


(फ ) 
असम्भति (२२५-२२६) श्रीकृष्ण का पलायन (२२७) श्रीराधा की मूर्च्छा, 
सखीगणों का समाधान (२२८-२३०) श्रीक्कष्णाव्रिर्भाव, (२३२). गोपियों का 
भाव वैकल्य (२३३-२३६) व्रजाङ्जनाओं के साथ मिलित होकर रासोत्सवं 
(२३७ २६८) राधाकृष्ण का युगपद एवं क्रमशः नृत्य, गोपौ गोष्ठी का सङ्गीत, 
वाद्य इत्यादि रसमय एवं काममय उत्सव (२६६-२७६) जल केलि (२७७-२७५) 
वसन भूषादिका परिधान (२७९) इस प्रकार । 
न लोक वेद व्यवहार मात्रं न गेह देह द्रविणात्मजादि। 
यत्राविदं स्ता न पथोऽपथोवा स कोऽपि जीयादिह कृष्णभावः॥ 
गोपीगण जिस भाव से समाक्रान्तचित्त होकर लोक व्यवहार, वेद 
मर्य्यादा प्रभृति को भूल गई हैं, जो भाव गृह्‌, देह-धन पुत्रादि को भी विस्मृत 
कराया है, जिससे गोपीगण सुपथ विपथ कुछ भी जान नहीं पाई, वह 
अनिर्वाच्य कृष्णभाव ही इस जगत्‌ में अमरत्व को प्राप्त करे । 
परमरससमुद्रो ज्जुम्भणस्यातिकाष्ठा । 
परमपुरुषलीला रूपशोभाति काष्ठा ॥ 
परमविलसदाद्यप्रेम सौभाग्यभुमा । 
जयति परमपुमर्थोत्कषंसीमा स रासः ॥ 


रास-परम रस सागर की प्रकाशशील चरमावधि, परग पुरुष 
की लीला, रूप शोभा की चरमावधि, परम विलासमय आद्य (शङ्कार ) प्रेम 
एवं मौभाग्यातिशयव्यंजक एवं परम पुरुषार्थ शिरोमणि को सीमा रूप भ 
जय युक्त हो। 
श्रोसरस्वती चरण ने निज स्फूर्ति के अनुसार ही इस रास प्रबन्ध को 
प्रकट कर (२८२-२८३) में इस ग्रन्थ का फल वर्णन भी किया है-जो यह 
रास प्रबन्ध का गान कृष्णानुराग के आतिशय्य से करेगा, उसके पदतल में 
पुरुषाथ लुण्ठित होगा । 
इस ग्रन्थ की रचना कौशल विचित्र है, इसमें सूत्र रूप में १८ इलोक 
विभिन्न छन्दों में वाणित्त वणितव्य विषय है, परवर्ती श्लोक समूह उस सूत्र 
रूपी श्लोक समूह की ही विवृत्ति है, और इसमें केवलपउझटिका छन्द ही ;है। 


( ब॑ ) 

उसका लक्षण है, प्रतिपद यमकित षोड्शमात्रा नवम गुरुत्व विभूषित गाला 
पज्झटिका पुनरत्र विवेक:-क्वार्धप-न मध्य गुरुगण एक; । 

अन्यान्य ग्रन्थ में श्रीसरस्वती पाद प्रेमोन्मत्त होकर धारावाहिक 
रचना में असमर्थ थे, किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में ही आपको धारावाहिक रचना 
सफल हुई है । उपरोक्त प्रन्थ समूह को भावधारा भाषामाधुये रस एवं रस 
तन्मयता इत्यादि की पर्यालोचना से सुनिश्चित निर्णय होता है कि यह सब 
ग्रन्थ ही एक सुतिपूण कवि के हस्त द्वारा ही निमित हुए हैं, इसमें किसी का 
भी अणुमात्र भी सन्देहावकाश नहीं है, 'दक्षिण।' नायिका का स्वभाव को 
कवि ने उपरोक्त ग्रन्थ राजि में स्फुटतर रूप में अभिव्यक्त किया है । 

ऐसा होने पर भी श्रीसरस्वती पाद की रचना में गौरेश्वर सम्प्रदायी 
गण एक त्रिभिषिका का अनुभव करते हैं, श्रीगौराङ्ग महाप्रभु के अनन्य 
श्रद्धाशील व्यक्ति श्री प्रबोधानन्द पाद हैं, और श्रीमन्‌ महाप्रभु की कृपा से 
ही ज्ञान मार्ग को छोड़ ब्रजभक्ति मागे मे प्रविष्ट हुए एबं श्रीरावाकृष्ण 
श्रीवृन्दा क्न, श्री गौराङ्ग का उद्गान आपने किया । आपकी प्रतिमा व्रजभक्ति 
को प्राप्तकर सफल बन गई, और आनन्दित हो गई, जसे मेढ़क गन्धीन!ली से 
किमी सज्जन द्वारा अमृतमय अक्षय सरोवर को प्राप्रकर लेने से पूर्णतृप्त 
आनन्दित होता है। 

श्रीमन्‌ महाप्रभु का आपने भावुकता प्रवाह को छोड़कर ही अनुभव 
किया, आप ब्रह्माज्ञ थे । विशुद्ध सत्त्व क अधिकारी थे, तमो-रजोगुण आप में 
विलीन ता थे ही विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होने पर वस्तु का प्रकाश पूर्ण सत्य 
रूप से ही हुआ, आपने देखा एक सञ्चिदानन्दमय अद्वय तत्त्व निज स तूचिद्‌ 
आ।नन्दस्वरूप शक्ति को ममत्व आनुकूल्यात्मक रूप से आस्वादन कर विभोर 
होने के लिए स्वरूप शक्ति को भक्ति संज्ञा देकर राधा रूप में प्रकाशित किया 
एवं भगवान्‌ की भगवत्ता ही भक्त के प्रति भक्तिमान होने से होती है, स्वयं 
स्वामी बनने से नहीं अतः अद्वय ज्ञानतत्त्व श्रीकृष्णचन्द्र ने राधा का ममत्व 
उसका माधुर्य एवं उसका ममत्व कितना होता है, इसलिए विषय होकर भी 
आश्रय जातीय सुखास्वादन के लोलुप हो गये और राधाभाव भक्तभाव एवं 
कान्ति समस्त तन्मयता से अपने को अन्तर बाहर विगण्डित कर जब 


( भ ) 
श्रीराथा में माधव के एकी भूतवपु श्रीगौराङ्ग होकर प्रकट हो गये । 
संविधान कर्त्ता रूप में सवंशास्त्रसार सिद्धान्त स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत 
की रचना आपने की, उसके नायक स्वयं आप ही थे। ब्रजभक्ति रूपक को 
खेलने पर भी लोक समझ नहीं पाये। अतः उसको समझाने के लिए 


श्रीगौराङ्ग रूप में आना पड़ा, आपने अपने अनुयायी को भी भागवतीय, 


ब्रजभक्ति दर्शन लिखने के लिए प्रेरणा दी और बारम्बार अपने मन से ही 
गाया यः कोमार हर: 'रेवा रोधसि वेतसितरुतले चेतः समुत्‌ कण्ठते’ उद्गान 
को सुनकर रूप गोस्वामीजी ने मनो में 'कालिन्दी पुलिनावपिनाय स्पृहयति’ 
रचना की भागवतीय भक्ति रसदर्शन का प्रारम्भ श्रीप्रभु के अनुमोदन से 
हुआ और भक्तिरसामृत सिन्धु एवं उज्ज्वल नीलर्माण भागवतीय व्रजभक्ति 
रस का एकमात्र निर्दुष्ट दर्शन ग्रन्थ बन गया, इसमें समस्त भक्त रस का 
अनवद्य विश्लेषण के साथ मधुर रस का विशेष विश्लेषण हुआ है, कारण 
मधुर ही आदि रस एवं असगाद्ध रस है । 

इस रस का विश्लेषण प्रारम्भ करते समय आपने कहा यह रसराज 


है, अङ्ग अत्यन्त विस्तृत है और निवृत्ति मार्ग के लिए अनुपयोगी है, अत्यन्त , 


दुरूह है और अति निगूढ़ है । 

मानव सतू शिक्षा से शिक्षित होने से ही प्रत्येक जीवन में शान्ति 
समृद्धि विराजित हो सकती है, बह शिक्षा ही है ब्रजभक्ति, इस नाटक को 
कृष्णजी ने अपनी स्वरूप शक्त को राधा बनाकर ही खेला भौर विचित्र 
रीति से प्रेममयी उत्कट तृष्णा से ही राधा से कृष्ण को वरण कराया, इस 
लोभ के आगे ग्रहङ्कार स्वजन आर्यपथ का म हत्व कुछ भी नहीं रहा, इस 
प्रकार मानव यदि इससे प्रेरणा प्राप्तकर देह गेह द्रविण स्वजन बन्धु आदि 


के महत्व को छाड्कर कृष्ण और कृष्ण सम्बन्धी विश्ववासि यों के लिए अपने . 


को राधा की भाँति न्यौछावर कर देता है, तो विश्ववासी एवं बह मानव 
कृताथ हो जाता है, यह भक्ति है, यह निष्काम कर्म है, यह निवृत्ति मागं है। 


इसका नाम रस पद्धति से परकीया भाव है।परकीया यहाँ पर 
लाक्षणिक पारिभाषिक शब्द है । स्वकीया वह है, जिरुमें रुविमणी की 


(मे) 

भाँति लोक धर्म की अपेक्षा से विवाह के द्वारा सम्बन्ध होता है, इससे भिन्न 
आन्तर धर्म प्रेममयी उत्कट तृष्णा में अपने को डुबाकर सम्बन्ध करना तथा 
प्रिय के लिए ही जीवित रहना है, यह परकोया भाव है, यह भक्ति श्रीमन्‌ 
महाश्रभु सम्मत भागवती भक्ति है। 

मनुष्य की जन्मभूमि काम ही है, इसको छोड़कर वह कुछ भी नहीं 
जानता, स्त्री-पुरुष शब्द, काम भाव को तीव्रतर रूप से उद्बृद्ध कर देता है, 
इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछ ही दिया था धमं रक्षक, वक्ता, आत्माराम, 
आप्तकाम यदुपति ने जघन्य कार्य-पर दाराभिमषंण' क्यों किया ? परकीया 
भाव का कथन भागवत में समस्त मुनियों की सभा में हुआ। वक्ता 
श्रीशुकदेवजी थे उत्तर में श्रीशुव.देत्रजी ने सीधी बात नहीं कही, टेड़े-मेढ़े से 
आपने उत्तर दिया, पत्नी है, ऐसा नहीं कहा क्योंकि दम्पति, जायार्पात, 
पत्नी आदि में लोक धर्म का महत्त्व है और परम धर्म में आन्तर धर्म प्रियता 
का प्राधान्य है, यह भी अहैतुक निराशिष है, इसलिए एक चना की भाँति 
द्विदल रूप से व्रजभक्ति के नायक को समझाया गया है । 

आपने कहा-यहाँ परकीया है ही कहाँ ? सबके अन्दर वही खेलता 
रहता है, बाहर खेलने से ही क्या दोष होता? दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा 
आचरण न करे, नहीं तो विषपान से महादेव नीलकण्ठ हो गये, और दूसरा 
नाश हो जायेगा, जिसका अपना जनशिक्षा प्रदान वो छोड़कर कुछ भी 
उद्द श्य नहीं है जो निरहङ्कारी है, स्वयं अपने हृदय के साथ खेलता है, उसमें 
दोष नहीं होता, परन्तु इसके श्रवण से काम वासना विदूरित होगी । 

जिसका लोभ भक्त भाव में नहीं हुआ है, वह भक्त का आनुगत्य 
आत्म-समपँण द्वारा नहीं करेगा, अतएव माँस दृष्टि स्वाभाविक रहने के 
कारण निवृत्ति रूप भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होकर भी वह इन्द्रिय लोलुप होकर 
पतित हो जायेगा । 

अलौकिक परकीया भाव--विशुद्ध सात्त्विक चित्त बृत्ति से ही गृहीत 
होता है, कारण यह ज्ञान धारा गोकुल की ज्ञान धारा है, एक पाद विभूति 
में एवं गोकुल वृन्दावन को छोड़कर अन्यत्र इसका प्रकाश नहीं है, अतएव इसमें 


( य ) 

मति प्रविष्ट होती है, तब सत्मङ्ग एवं कृपा वाहना होकर यह ज्ञान धारा 
साधक हृदय में आती है, अतः सर्वथा भाव दुरूह है, भुक्ति मुक्ति स्प्रृहा.. जब 
तक हृदय में रहती है, तब तक यह भक्ति नहीं आती है । भगवान्‌ मुक्ति 
प्रदान तत्काल करते हैं, किन्तु भक्ति दान नहीं करते हैं । शरीर में आत्मबुद्धि 
एवं कपटता रहने से इस भाव का श्रवण न करे, पुन:-पुनः निषेध किया 
गया हे । 

मानव का उद्देश्य हे काम भोग करना, इसलिए वह शरोरान्तर 
का परिग्रह करता है, इस अवस्था में राधाकृष्ण शब्द उसका उद्दीपन विभाव 
हो जाता है, अत: परोक्षवाद द्वारा वणित ईश्वरीय प्रेमरस निर्यास का 
भास्वादन ज्ञान वह मानव केसे करेगा ? मति प्रविष्ट शुद्ध ब्रजभक्ति रस में 
न होने के कारण अनथ उपस्थित होगा । विश्वास, प्रीति, ममत्व, तन्मयता, 
त्यागविराग, सेवा, लालसा, जिस परकौया भाव में है, उसको लौकिक 
जघन्य तत्त्व मानने लगेगा, अतः सुविस्तृत पदार्थ को संक्षेप से बोध कराने 
के लिए श्रीजीव गोस्वामी पाद के समय एक घटना हुई । उस समय 
श्रीसनातन एवं रूप गोस्वामी पाद का अन्तर्धान हो चुका था, भक्ति का 
सौरभ व्याप्त हो चुका था, लोक सब भक्तिमार्ग में आ रहे थे, ठीक उस 
समय गोपालदास नामक एक वेश्य श्रीजीव गोस्वामी जी के आनुगत्य स्वीकार 
करने के लिए आया, वह संस्कृत नहीं जानता था, परकीयावाद उसके 
समझने में नहीं आया, विवाह तो समझ जाता था। उसके लिए आपने 
श्रीहरिनामामृत व्याकरण लिखा, कारण श्रीहरिनाम के साथ पद पदार्थ 
ज्ञान एवं बुद्धि शुद्ध हाने पर ही भागवतानन्दास्वादन सम्भव होगा । और 
विवाह क। सम्पुट देऊर ब्रजलीला को समझाने के लिए गोपालदास के लिए 
गोपालचम्पू लिखा । इसमें बाल्य में ११ वर्ष ब्रजवास तत्पश्चात्‌ २४ वर्ष 
मथुरावास रुक्मिणी विवाह के अनन्तर द्वारकावास को दिखाकर बूढ़ा बूढ़ी 
का विवाह दिखाया है,अन्तिम में 'यः कौमारहरः? मन्त्र को पढ़ाकर इति कर 
दिया है । 

इस ग्रन्थ रचना के बाद गोड़ेश्‍वर सम्प्रदायी की मति दो भागों में 
विभक्त हो गई, विवाह रसिकवृन्द कामभोग का प्रधान दृष्टान्त कृष्ण लीला 
है, निर्भय रसास्वादन स्थल है, यह मानकर प्रकट में परकीया, अप्रकट में 


पर 


( र ) 

स्वकीया अनेक प्रकार बाद का प्रचार-प्रसार आचरण भी करने लगे, इसका 
श्रेय: कृष्णदास ब्रह्मचारी नामक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ, उन्होंन श्रीजीव 
गोस्वामी गत होने के बाद उनका शिष्य बनकर गोस्वामोजी के ग्रन्थों में 
जहाँ-तहाँ प्रकट में परकीया, मायिक, अप्रकट में स्वकीया नित्य को [लखा 
है, जा कि श्रीजीव गोस्वामीजी के सिद्धान्त विरुद्ध है, आप स्वरूप लीला 
परिकर धाम को एक वाक्य से नित्य मानते हैं, दो नहीं तथा उज्ज्वल 
नीलमणि आदि की टीका में माधव महोत्सव आदि में परकीया रस को 
प्रतिपादन किया है, कारण-प्रेममय लीला प्रकट करने के लिए श्रीकृष्गा 
स्वयं ही धाम परिकर आदि हुए थे, इसमें पर अर्थात्‌ जीव के साथ तो 
सम्पर्क है ही नहीं । 

उपासक चतुर्विध होते है- केवलेइवर्यानुभवी, माधुयंसिश्र इचर्यानुभवी 
ऐदवर्य मिश्रसाधुर्यानुभवी, केवलमाधुर्यानुभवी, प्रथम का स्थान बैकुण्ठ, द्वितीय का 
स्थान महावैकुण्ठ परव्योम गोलोक, ऐश्वर्य सिश्रमाधुर्यातुभवी का स्थान मथुरा एवं 
द्वारका केवल माधुर्यानुभवी का स्थान ही वृन्दावन है । अत: वृन्दावन में रहकर 
व्रजरस के आनुगत्य से भजन करने पर भी विवाहित स्वरूपानुसन्धानरत 
होने पर द्वारका प्राप्ति होगी, वृन्दावन में श्रीराधा दास्य नहीं इस लिए 
श्रीमहाप्रभु के अनुयायिगण मन्त्रमयी उपासना को स्वारसिकी के अनुगत 
रूप से ही करते हैं, पृथक्‌ रूप से नहीं। 

श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती पाद के ग्रन्थों वी व्याख्या, व्याख्याकारों ने 
पाकृत रस रूप में करने से ही गौड़ीय साधकों के चित्त इससे दूर हट जाते हैं 
किन्तु वास्तविकी स्थिति वह नहीं है, षोडश शताब्दी के अन्तिम भाग में जब 
स्वकीया परकीया लेकर विचार हुआ तब निर्णय हुआ एवं तालिका बन गई, 
कौन-कौन व्यक्ति श्वी मनु महाप्रभु के मतामुयायी हैं, इसमें परकीयावादी रूप में 
श्रोप्रबोधानन्द चरण का नाम है, आपने निज ग्रन्थ में सर्वत्र ही परकीया रस 
प्रतिपादन किया है एवं संयोग वियोग का यथावत्‌ निर्वाह कर समृ।द्धमान 
सम्भोग को उज्ज्वल की रीति से श्रीराधारससुधानिधि प्रभृति में स्थापन 
किया है, स्वारसिकी लीला में भी मन्त्रमयी उपासना आवश्यक है, अतः 
श्रीध्रबोधानन्द पाद की शुद्ध रागानुगीय यह रीति परमापादेय है, वि: तु रागा- 


(ल ) 

नुगा भक्ति एवं उसका अधिकारी तो सवंथा दुल्लंभ है, रागात्मिका का 
अनुगत ही रागानुगा है । रागात्मिका का स्त्ररूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण 
इस प्रकार है - इष्टे स्वारसिकी राग: परमाविष्टता भवेत्‌ तन्मयी या भवेद्‌ 
भक्तिः सात्ररागात्मिकोदिता | टीका-इष्टे स्वाभीप्सित प्रेम विषये श्रीनन्दनन्दने 
इति यावत्‌, स्वारसिकी स्वाभाविकी परमाविष्टता कायिकी वाचिकी मानसो 
चेष्टा सा रागो भवेत्‌, तन्मयी तन्मात्र प्रेरिता या भक्तः सा 
रागात्मिकोदितेति योजना । इष्टे प्रेममय गाढ़ तृष्णोति-स्वरूप लक्षणम्‌, इप्टे 
स्वारसिकी परमा विष्टतेति तटस्थ लक्षणाम्‌ । 


अभी प्मित प्रेम का विषय श्रीनन्दनन्दन में ही स्वारसिकी स्वाभाविकी 
नतु निमित्तान्तर के द्वारा परम आविष्टता-कायिकी चेष्टा, वाचिकी चेष्टा, 
एवं मानसी चेष्टा, उसको ही राग कहा जाता है, उस प्रेममयी तृष्णा रूप 
राग से प्रेरित होकर जो भक्ति-परिचर्यर्या, नन्दकिशोर के उल्लास सम्पादन 
की उस लालसा की रागात्मिका संज्ञा है । 

इसमें प्रेममयी तृष्णा, इष्ट-नन्दनन्दन में यह स्वरूप लक्षण है और 
इष्ट श्रीनन्दनन्दन में स्वारसिकी स्वाभाविकी परमाविष्टता तटस्थ लक्षण है, 
अर्थात्‌ रागात्मिका का कार्य है। रागानुगा में इसका पूणां गुण आता है, 
गुरु से लेकर शिष्य में एक प्रकार प्रवाह होता है। 


श्रीसरस्वती पाद की रचना में श्रीमन्महाप्रभु के आनुगत्य सवथा 
विद्यमान होने के कारण रागानुगीय भक्तों के लिए यह सब ग्रन्थ परमोपादेय 
तो हैं ही, विभीषिका की सम्भावना भी नहीं है, किन्तु प्राकृत तृष्णा शुन्य 
ब्यक्तिका आचरण श्रवण मनन के लिए भुक्ति मुक्ति तृष्णा शुन्य हृदय 
होना आवश्यक है, अन्यथा प्राकृत तृष्णा पृष्ट होगी और महाविनाश होगा 


कामगायत्री व्याख्या तथा राधारससुधानिधि भी इसमें संलग्न है । 
श्रीपाद के ग्रन्थ निचय का प्रकाशन भी क्रमशः होता रहेगा । 


--हरिदासशास्त्री 


श्रति स्तुति के श्लोकस्थ वणित विषय समूह 


इलोक संख्या 
राजा परीक्षत्‌ का प्रइन-निर्गुणब्रह्म का शास्त्र द्वारा प्रतिपादन कंसे सम्भव ? १ 
१ श्रीशुकदेवजी का उत्तर-- २ 
२ ऋषि नारायण-नारद सम्वाद-- 
३ जनलोक में ब्रह्म चर्च्चा एवं निर्णय-- 


४ श्रृत्याभिमानिनी देवगण की स्तु ति-- ३-१३ 
५ श्रीभगवान ही जीव की अविद्या नाश करने में समर्थ हैं - १४ 
६ निखिल श्रुति का एकमात्र वर्णनीय विषय श्रीभगवान्‌ हैं-- १५ 
= ७ परमब्रह्म श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं, कारण उनकी कथा मात्र से ही पाप 
नाश होता है-- १६ 
८ भगवद्‌ भजन हीन व्यक्ति सर्वथा निन्दनीय है— १७ 
& प्रथम प्रवृत्त उपासक के लिए स्थूल उपासना -- १८ 
१० श्रीभगवत्‌ मूत्ति नित्य है, अत: उपासना हेतु मूत्ति ध्यान को 
आवश्यकता हैं-- १६ 
११ मत्त्यंलोक में श्रीभगवञ्चरणारविन्द की उपासना ही विहित है-- २० 
१२ आत्मतत्त्व को बोध कराने के लिए ही श्रीभगवान्‌ निज मूत्ति को 
प्रकट करते हैं-- २१ 
१३ अभक्त व्यक्तिगण सर्वथा निन्दनीय हैं-- २२ 
"१४ श्रीभगवन्नाम गुण लीलो का स्मरण से ही तत्त्व लाभ सम्भव है-- २३ 
१५ भगवद्‌ अनुकम्पा व्यतीत यथार्थ ज्ञान लाभ असम्भव है-- २४ 
१६ मतभेद निखिल आचार्यों में है अत; शरणागत होकर भगवद्‌ भजन 
ही आवश्यक है— २५ 


१७ प्रपच्च एवं जीव शरीर विनाशी है-- २६ 


( श ) 
१८ केवल शास्त्र अध्ययन से भगधत्‌ तत्त्व ज्ञान नहीं होता है, वस्तु प्राप्ति 


के लिए भगवद्‌ भजन अत्यावश्यक है-- २७ 
१६ श्री भगवान्‌ ही एकमात्र सवे सेव्य हैं - २६ 
२० श्रीभगवान्‌ ही सबके उत्पत्ति स्थल हैं-- २६ 
२१ श्रीभगवान्‌ ही सबके एकमात्र नियामक हैं-- ३० 
२२ तत्त्व एक है, उससे सबकी उत्पत्ति एवं उसमें सबकी स्थिति होती है-३१" 
२३ भगवद्‌ भक्ति ही अवलम्बनीय है-- ३२ 
२४ श्रीगुरु चरणाश्रय करना परम आवश्यक है-- ३३ 
२५ भक्तयङ्ग स्वरूप वेराग्य आदरणीय है— ३४ 
२६ सत्सङ्ग हेतु तीर्थं पयंटन आवश्यक है-- ३५ 
२७ शास्त्र श्रवण मनन आवद्यक हैं-- ३६ 
२5 प्रपश्च विनाशी ३७ 
२९ ईश्वर एवं जीव में विभेद सुसिद्ध है-- ३८ 
३० कण्ट संन्यासी के लिए उभयत्र ही दुःख है ३९ 
३१ तत्त्वज्ञ व्यक्ति का भगवद्‌ भजन स्वाभाविक है वह विधिका अधीन . 
नहीं होता है-- ४० 
३२ अचिन्त्य शक्तिमय परम तत्त्व को प्रतिपादन करने के श्रुति की प्रवृत्ति 
स्वाभाविकी हातो है-- ४१ 
३३ वेदस्तुति-सवंश्रृति-पुराण रहस्य का तात्पर्य ४२-४६ 
३४ श्रुति स्तुति का सार संग्रह ५० 


श्रीपाद श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती कृतं व्याख्या में सर्वत्र 
भक्ति स्वरूपिणी श्रीराधा का महत्व वर्णित है-- 


क 


ae 


ॐ श्रीश्चीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ # 
॥ श्री श्री राधाकृष्णाभ्यां नम: ॥। 


श्रीकाम वीजठयास्यानम्‌ 
Ce CS 
पद्मजं तन्मुखोपेतं शक्रस्योपरि संस्थितम्‌ । 
सेन्दुविन्ुशखोपेतं प्रथमं सर्वकामदम्‌ ॥वली॥ 
अथ वीजस्यार्थो गौतमीयतन्त्रे — 
लकारात्‌ पृथिवी वीजं ककाराज्जलसम्भवः। 
ईकाराद्‌ वल्लिरुत्पञ्नोनादाद्‌ वायुरजायत। 
विन्दुराकाशसम्भूतिरिति भूतात्मको मनुः ॥ 
a इति पञ्चभूतो मृत्तिमात्‌ पुरुष: । कादापो लात्‌ पृथिवी, इतो वह्नि 
“र्नादाद्‌ वायुः, विन्दुराकाश भूत इति। जलरूप पुरुषः काम: ककारः। 
वायुस्पर्शजीवोनादः ध्राकाश-शब्दः भहङ्कारो विन्दुः, गोपाल तापनी वेदे । 
रत्नप्रिया रतिकला सुभगा भद्रसौभगा, ककारः । सूमुखी कलहुंसी-लकारः। 
मन्मथमोदा च ईकार: । कलापिनी नादविन्दुः । 
` “ककारः कथ्यते कामो लकारो मूत्तिरुच्यते । 
ईकारः शक्तिरूपा च नादो लिङ्गन मुच्यते ॥ 
यते इति मुनयः । ईकारल्ललितामुख्या लकाराहललिता तथा 
ककाराच्ञायको मुख्यो नादालिङ्गनमुक्तवत्‌ । 
विन्दुश्चुम्बनमाकृतः इति आगमस्य ॥ 
^ अत्र स्वमतं-ककारान्रायकश्ेष्ठः ईकाराज्नायिका वरा | 
लकारो ह्वादरूपा च नादालिङ्गनमुच्यते ॥ 
विन्दुम्तु चुम्बनन्तथा । कैश्चित्तु एवं व्याख्यायते-गलशिर आस्यञ्च 
ककारः चक्षुः कर्णबाहु लकारः । वक्षः पृष्ठ कटि जद्धा नादः जानुपादो च 
विन्दुः । 
इति श्ीप्रबोवानन्दसरस्वती कृतकाम वीजव्याख्यानमु । मन्त्रार्थः 


विन्दुश्चुम्बन मुच 


२ ॐ श्रृतिस्तुति -व्याख्या ऋ 
ककरः पुरुषः कृष्णः सञ्चिदानन्दविग्रहः । 
ईकारः घ्रकृतिराधा नित्यवृन्दावनेश्वरी ॥ 
लश्चानन्दात्मकं प्रेमसुखञ्च परिकीत्तितम्‌ । 


चुम्बनाश्लेषमाधुर्यं विन्दुनादसमी रितम्‌ ॥२॥ 
गोपीति गोपनाद्राधा जनस्तस्य सखीजनः । 
अनयोर्वल्लभः कृष्णो नायकः कामशेखरः । 
स्वाहा शब्दनात्मसमपणम्‌ ॥ 
श्रीकामगायत्री व्याख्यानम्‌ 
कामेन-अभिलाषेण सविषयप्रीति दाढंधेन दिव्यति क्रीड़ति, दिवु 
क्रीड़ायां, तस्मे कामदेवाय विद्महे विदुलु लाभे विद्‌ज्ञानेवा । धीमहि ध्यायेम । 
कामदेवाय कथम्भूताय ? पुष्पबाणाय पुष्पं कमलं तदेव वाणः ? यस्य तम्मे 
तन्नोऽनङ्गः कन्दर्पः नोऽस्मान्‌ प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण प्रकृष्टरूपेण उदयात्‌ उदयं 
करोत्वित्यर्थः । च कारः समुच्चये । अत्र क्लीम्‌ इति पदेन मूत्तिमान्‌ पुरुषः, 
कामपदेन गण्डद्वयं, देव पदेनात्र आस्यभाले उच्चेते। अभिलाषेण स्वविपयच 
' प्रीतिदाढयेन चन्द्रमण्डलेन दीव्यति क्रीडति । यकारेण अद्धचन्द्रः भाले 
तिलकचन्द्रः साद्ध॑चन्द्रचतुष्टयमिति, अङि शिरोवधिक्रमात्‌ क्रमरूपेण 
त्रिणत्यक्षरेण त्रिशतिश्चन्द्रा उच्यन्ते । कामो गण्डद्वये रनेहे विलासे छवि- 
तृष्णयोरिति भास्वदि ककारइचर्द्रिमा चन्द्रे विलासानवमस।नयोरित्ति 
कामपालः | मकारो मधुरे हास्य विकाश छवितृष्णयाररिति ऋषभः । दे इति 
दा दाने औणादिकत्वादेकार: दा । मास्मा घा: स्नायामु इति 'ए प्रत्ययः । 
देइचन्द्रमण्डलेऽप्यास्ये हृविर्दानविलासयोरिति व्याघ्रभूतिः। व इति वनषण 
संभक्तौ वन घातौ रौणादिकत्वात्‌ पञ्चम्यन्ताद्‌ भावे प्रत्ययः। वकारो 
लास्य लावण्ये इन्द्रायुधे शशधरे इति भास्वदिः: विक्ारान्त य कारेण अद्धंचन्शः ` 
प्रकीत्तितः, लक्षणानुरोधात्‌ यं चन्द्राद्ध॑वेभवः्च विलासो दारुणं भयम्‌ इति 
ब्याडिः। विशब्दादि पञ्चाक्षरेण दक्षिणावत्त॑क्रमेण पञ्चचन्द्रा उच्यन्ते । 
तद्यथा विद्महे पुष्प इत्यादि। वाणादि पञ्चाक्षरेण वामावर्त्तादि क्रमेण 
पश्चभद्रा उच्यन्ते, तदयथा वाणाय धीमहि इत्यादि तत्र कौस्तुभस्यमरा 


क्ष श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ ३ 
रधम्ताद्‌ वामदक्षिणरूपेण दशाक्षरेण दशचन्द्रा उच्यन्ते, तत्न दक्षिणादि क्रमेण 
हि शब्दादि पञ्चाक्षरेण पञ्चनन्द्रा उच्यन्ते, तद्यथा हि तन्नोऽनङ्ग इति 
प्रशब्दा दि पञ्चाक्षरेण पश्चचन्द्रा उच्यन्ते । तद्यथा हि तन्नोऽनङ्ग इति 
प्रशब्रादि पञ्चाक्षरेण पञ्चचद्रा उच्पन्ते, तदयथा प्रचोदयात्‌ इति। विशब्द 
त्रिविधे प्राज्ञे अङ्गने च शशधरे इति विश्व: । डुधाञ्‌ डुभृञ्‌ धारण पोषणयोः 
इति भा धातो रौणादिको म प्रत्ययान्तो निपातः धा धाताम इति निपातश्च 
इति झः। द कारो विविषे नृत्ये तेजराशौ शशधरे । इति भास्वदिः हे शब्दो 
हेतुके विज्ञे इन्दौ पूर्णरमालये इति कामतन्त्रे । पु शब्दो रथना ज्योत्स्ना नृत्य 
चन्द्र। ङ्कु, शाम्बुजे इति देवद्यूति: । प्प-कारो विकले प्राज्ञ विधुमु क्तो दयेषुच 
इति रत्नहासः । वा शब्दों विषमाधारे चन्द्र ज्योत्स्ताववृद्धयोः इति बामन 
पुराण । ण कारो विषमाविष्टे नृत्यचन्द्ररसायने इति स्वभृतिः। य 
कारइचन्द्रविम्वे च विशालाक्षि रसाकरे इति व्याघ्रभूतिः। धी शब्दो बुद्धौ 
प्राझे च विधौचन्द्राभिवादयो इति चन्द्रगोमी म-कारो मारुते ब्रध्ने प्रभाकर 
निशाकरे इति स्वभूतिः । तत्‌ साहश्ये विभावे च तकारइचन्द्र मण्डले इति 
व्याघ्रभूतिः । नो शब्दो नौ स्त्रियां नावा न कारश्चन्द्र मण्डले इति देवद्युतिः 
अनङ्गो मदने विश्वेऽन-ङ्गशचन्द्रविभावने इति चन्द्रगोमी । प्रशब्दो विविधे 
नृत्ये प्रकृष्टे चन्द्रमण्डले इति व्यप्रभुति: । चकारश्वालने चन्द्रे ज्योतिश्चन्द्र 
विभावने इति स्वभूतिः । द-कारो विविधे नृत्ये चन्द्रे विम्त्राधरेऽपि च इति 
भास्वदि: । आसने च विधायान्तु यक्रारइचन्द्र उच्यते इति चन्द्रगोमी । 
स्तवस्तोत्र विकाशेषु तकारश्चन्द्र उच्यते इति देवद्युत्तिः । 

इति श्रीप्रबोधानन्दगोस्वामिना विरचितः कामगायन्यर्थः 
“EB 
कै श्रीचेतन्यचरितामृतप्रणेता की लेखनी में # 
सखि हे कृष्ण मुख द्विज राज राज 
कृष्ण वपु सिंहासने, वसि राज्य शासने 
सङ्ग करि चाँदेर समाज। 
दुइ गण्ड सुचिककणा यिनि मणि दर्पण 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ 

सेइ दुइ पूर्ण चन्द्र जानि॥ 
ललाटे अष्टमी इन्दु ताहाते चन्दन विन्दु । 

सेइ एक पूणां चन्द्र मानि॥ 
करनख चाँदेर ठाट, वंशी ऊपर करे नाट । 

तार गीत मुरलीर तान॥ 
पदनख चन्द्रगण, तले करे नर्त्तन। 

नुपुरेर ध्वनि यार गान॥ 

ए चाँदेर बड़नाट्‌ पसार चाँदेर हाट । 
विनिमूले विलाय निजामृत ॥ 
काहो स्मित ज्योत्स्नामृते काहाके अधरामृते। 
सब लोक करे आप्यायित ॥ 


—®— 


अ श्रीश्री योरगदाधरो विजयेताम्‌ ऋ 
ॐ श्रीश्री राधागोविन्ददेवौ जयतः ॐ 


श्रीश्रील प्रबोधानन्द सरस्वती गोस्वामीपाद 
विरचितः 


श्रीश्री राधारससुधारनधिः 


( स्तोत्र काव्यस्‌ ) 
॥ श्रीराघारमणो जयति ॥ 
निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीप प्रसूनच्छवि, 
रोद्धीकृत्यभुजद्वयं हरिहरीत्युच्चेर्वदन्तं मुहुः। 
नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्करचयेः सिञ्चन्तमु्व्वीतलं, 
गायन्तं निजपाषंदेः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः ॥१ 


# श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ ५ 
यस्या कदापि वसनाश्वलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेनकृतार्थमानी । 
योगीन्दरदुर्गमगतिमंधुसूदनोऽपि, तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो विशेऽपि ॥२ ` 
ब्रह्म श्वरादि सुदुरूहपदारविन्द श्रीमत्पराग परमादृभुतवेभवायाः । 
सव्वर्थिसार रसवषषिक्कपा हृष्टे स्तस्य। नमोऽस्तु दृषभानुभुवोमहिम्ने॥३ . 
यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ` 
सद्यावशीकरणचुर्णमनन्तशक्ति तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि ॥४ 
आधाय मूर्धनि यदा पुरुदारगोप्यः काम्यं पदं प्रियगुण राप पिच्छमौलेः । 
भावोत्सवेन भजतां रसकामधेन्‌ तं राधिकाचरणरेणुमह्‌ं स्मरामि ॥५ 
दिव्यप्रमोदरससारनिजाङ्गसङ्गपीयूषवी चिनिचयैरभिषेचयन्ती । 
कन्दर्पकाटिशरमूच्छितनन्द सूनुस ञ्जीवनी जयति कापि निकुञ्जदेवी ॥६ 
तन्नः प्रतिक्षणचमत्कृतचारुलीला लावण्यमोहनमहामधुराङ्गभ ङ्ग । 
राधाननं हि मधुरा ङ्गकलानिधानमाविर्भविष्यति कदा रससिन्धुसारम्‌ ॥७ 
यत्‌ कि्कूरीषु बहुशः खलुकाकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शखण्डमौलेः । 
तस्याः कदा रसनिधे वृ षभानुजाया स्तत्‌केलिबुञ्जभवनाङ्गनमार्जनीस्यामु ।ऽ 
वृन्दानि सर्व्वमहृतामपहाय दूराद्‌ बृन्दाटवीमनुसर प्रणयेन चेतः । 
सत्तारणीकृत सुभावसुधारसोघ राधाभिधानमिह्‌ दिव्यनिधानमस्ति ॥& 
केनापि नागरवरेण पदेनिपत्य संप्राथितंक परिरम्भरसोत्सवायाः। 
सञ्न विभङ्गमतिरङ्गनिधेः कदा ते श्रीराधिके नहि नहीति गिरः शृणोमि ।१० 
यत्‌ पादपश्चनख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपबधुष्वर्दाश । 
पूर्णानुराग रससागरसारमूत्तिः सा राधिकामाय कदापि कृपां करोतु ॥११ 
उज्जुम्भमाणरसवारिनिधेस्तरङ्गं रङ्गे रिव घ्रणयलोल विलोचनायाः । 
तस्याः कदानुभवितामयि पुण्यहृष्टि बृन्दाटवी नवनिकुञ्जगृहाधिदेव्याः ॥ १२ 
वृन्दावनेशवरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूणांमु । 
हृद्यपितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्‌ परमशीतलमाश्रयामि ॥१३ 
राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाड्कु विलसन्मधुरस्थ लीके । 
राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राघाविहारविपिने रमतां मनो मे ॥१४ 
कृष्णामृतं चल विगाढू मितीरिताहृं तावत्‌ सहस्वरजनी सखि यावदेति । 
इन्थं विहस्य वृषभानुसुताह लप्स्ये मानं कदा रसदकेलिकदम्बजातमु ॥ १५ 


६: कै श्रुतिस्तुत्ति-व्याख्या क्र 
पादांगुलोनिहितदृष्टिमपत्रपिष्णुं दूरादुदीक्ष्य रसिकेन्द्रमुखेन्दुविम्वम्‌ । 
वीक्षे चलत्‌ पदगति चरिताभिरामां कङ्कारनूप्‌ रवतीं वत्‌ कहिराधामु । १६... 
उज्जागरं रसिकनागरसज्जरज्भं: कुञ्जोदरे कृतवती नु मुदा रजन्यामु । 
सुस्तापिता हि मधुनेव सुभो जिता त्व राधे कदा स्वपिषि मत्करलालिताङ खि: 
वेदरध्यसिन्धुरतुरागस्सेकसिन्धु. वत्सिल्यसिन्धुरतिसानद्रवू-पैक सिन्धु: । 
लावण्यसिन्धुरमृतच्छुविरूप सिन्धु: श्रीराधिका न्फुरतु मे हृदि केलिसिन्धु: । १८ 
दृष्ट व चम्पकलतेव चमत्क्ताङ्गी वेणुध्वनि क्व च निशम्य चविह्वलाङ्गी । 
सा श्याम सुन्दरगुरोरनुगीयमानेः प्रीता परिष्वजतु मां दृपभानुपुत्री ।१६। 
श्रीराधिके सुरतरङ्गिितम्वभागे काश्वीकलापकलहंसव.लानुलापेः । 
मञ्जीरशञ्जितमधुव्रत गुञ्जिताङि घ उङ्कुरुहैः शिशिरय स्वरसच्छुटा भिः।२० 
श्रीराधिके सुरतरच्िणि दिव्यकेलि कल्लोलमालिनिलसद्ददनारविन्दे । 
इयामामृताम्बुनिधिसद्धमतीब्रवेग, न्यावत्तनाभिरुच्रि मम सन्निधेहि ।२१ 
सतूप्रेमसिन्धुमक्ररन्दरसौधधारा सारानजख्रम भित: स्रवदा श्रितेपु । 
श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्द गोविन्दजीवनधन शिरसा वहामि ।२२। 
सङ्कृतकुञ्गमनुकुञज रमन्दगामिन्यादाय दिव्यमृदुचन्दनगन्धमाल्यम्‌ । 
त्वां कामकेलिस्भसेन कदा चलन्तीं राघेऽनुयामि पदवीमुपदशंयःती ।२३। 
गत्वा कलिन्दतनया विजनावत।र मुद्र्तयन्त्यमृतम जग मन द्भ जीवम्‌ । 
श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रं पश्यामि मग्ननयनस्थितमुञ्ञनीपे ।२४। 
सत्प्रेमराशिमरसोबिकमत्सरोजं स्वानन्दमी धुरससिन्धु विवद्धनेन्दुम्‌ । 
तच्छीमुखं कुटिलक्रुन्तलभृङ्गजुष्टं श्रीराधिके तवकदानु विलोकयिष्ये ।२५ 
लावबण्पसाररससारसुखँकसारै कारुण्यमारमधुरच्छीदिरूपसारे । 
वेदरध्यसाररतिकेलिबिलाससारे राधाभ्धि मम मनोऽखिलमारसारे ।२६। 
चिन्तार्माणः प्रणमतां ब्रजनागरीणां चूड़ामराः कुलमणिवृ पशानुनाम्नः । 
सा इयामवरशान्तिमणिनिकुज्जभूषामणिहू दय सम्पुटसन्मणिनं: ।₹७। 
मञ्चुस्वभावमधिवःल्पलतानिकुञ्जं व्यञ्जन्तमद्‌भुतक्कृपारसपृङजमेव । 
प्रेमामृताम्बुधिमगाधवाघमेतं राधाभिघं द्रुतमुपाश्चय साधुचेतः ।२८। 
श्रीराधिकां निजविटेन सहालपन्ती शाणाघरप्रसृप रच्छविमङ्जरीकामु । 
सिन्दूरसम्बलितमौक्तिकपङ क्तिशोभां यो भावयेहशन कुन्दवतीं स धन्य: २९ 


ब 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ ` ७ 
पीतारुणच्छविमनन्ततडिल्लताभां प्रोढानुरागमदविद्वलचास्मुत्तिम । 7-० 
प्रेमास्पदां त्रजमहीपत्ति तन्म हिष्यो गोविन्दवन्मनास तां निदधा[म राधाभु।३० 
निर्माय चारुमुकुट नवचन्द्रकेण गुञ्जाभिरारचितहारमुपाहरन्ही । 
वृन्दाटवी नवनिकुङ्जगृहाधिदेव्याः श्रीराधिके तव कदा भवितारिम दासी । 
सङ्चुतकुञ्जमनुपल्लवमास्तरीतु तत्तत्‌ प्रसादमभितः रूलु सम्बरीतुम्‌ । 

` 'त्वाँ श्यामचन्द्रमभिमारयित्‌ धताशे श्री राधिके मयिविधेहि कृपाबटाक्षमु ।३२. 
ईरादपास्स स्वजनान्‌ सुखमर्थकोडि सब्बषु साध नवरेषु चिरं निराश: । 
वर्षन्तमेव सहजादुभुतसोख्यधारां श्रीराधिकाचरणरेणुमहं स्मरामि ।३३ 
दृन्दाटवीप्रकटमन्मथको टिमुत्तः कस्यापि गोकुलकिशो रनिशाकरस्य । 
सर्षेस्व सम्पुटमित्र स्तनशातकुम्भेकुम्भद्कयं स्मरमनो बृषभानुपुत्र्याः । ३४ 
सात्द्रानुरागरसस्रारसर: सराज विवा द्विधा मुङ्कुलितं मुख चन्द्रभाषा । 
तन्तृतनस्तनयुगं बृष भानुजायाः स्वानन्दसीधुमकरन्दघनं स्मरामि ।३५ 
क्रीड़ासरः कनकपङ्कुज कुटूनलाय स्वानन्दपूण रसकहतरो फलाय | 
तस्मे नमो भुवनमाहुनमोहनाय श्रीराधिके तव नवरतनमण्डलाय ।३६ 

पत्रावली रचयितु कुचयोः कपोले बद्ध' विचित्रकवरीं नवमहिलकाभिः । 
अङ्गं च भुपयितुमाभरणांघ्‌ः ताशे, श्रीराधिके म यिदिधेहि कृपावलोब मु ।३७ 
श्यामेति सुन्दर वरेति मनोहरेति, कन्दर्पक टिललितेति सुनागरेति । 
सोतृकण्ठम ह्नि गृणती मुहुराकुलाक्षी सा राधिका मयि क दानु भवेत्‌ प्रसन्ना । 
वेणु: करान्निपतितः स्खलित शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसुना: ] 
यस्याः कटाक्षशरघातविमुच्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा ररोन| ३९ 
वस्वा अतार रस सारविलास मूत्ते रानन्दकन्दपरमाद्‌भुतसीम्यलक्ष्याः । 
ब्रह्मादिदुर्गमगतेवू षभानुज या: कैद्धुय्यमेव मम जर्न्मान जन्मनि स्यात्‌ ।४० 
पूर्णानुरागरसमूत्तित डिल्लताभं ज्योति: परं भगवतो रतिमद्रहस्यमु । 

त यत्‌ प्रादुररित कृपया वृषभानु गेहे स्यात्‌ किङ्करी भवितुमेव ममाभिल]षः।४१ 
्रेमोल्लसद्रतिविलासविकाशकन्दं गोविन्दलो चनवितृप्रच कोर पेयम्‌ 
सिञ्चन्तमदुभुतरसामृतचन्द्रिकोचेः श्लीराधिकावदनचन्द्रमहं स्मराम ।४२ 
सङ्केगवुङजनिलये मृदु पल्लवेन क्लप्ते कदापि नवसङ्गभयत्रपाढयामु । 


द कै श्रृतिस्तुति-व्याख्या % 
अत्याग्रहेण करवारिरुहे गृहीत्वा नेष्ये विटेन्द्र शयने बृष भानुपुत्रीसु ॥४३ 
सद्गश्धमाल्य नवचन्द्रलवङ्गसङ्ग ताम्बूल सम्पुटमधीश्वरि मां वहन्तीम्‌ । 
शयामन्तमुन्मदरसादभिसंसरन्ती श्रीराधिके करुणयानुचरीं विधेहि ॥४४ 
श्रीराधिके तव नवोद्गमचारुवृत्तवक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयम्‌ । 
श्रोणीं दधद्रसगुणेरुपचीयमानं केशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्‌ ॥४५ 
संलापमुच्छलदनङ्ग तरङ्ग माला संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण । > 
प्रत्यक्षरं क्षरदपाररसामृताब्धिं श्रीराधिके तव कदानु शुणोम्यदूरात्‌ ॥४६ 
अङ्कुस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहनेति मधुरं विदघत्यकस्मात्‌ । 
इयामानुराग मदविह्वल मोहना ङ्गी श्यामामशिर्जे्यात कापि निकुञ्जसीमूनि । 
कुङजान्तरे किमपिजातरसोत्सवायाः श्रृत्वा तदालपितशिञ्जिर्तामश्चितानि । 
श्रीराधिके तव रहः परिचारिकाहे द्वारस्थितारसह्वदे पतिता कदा स्याम्‌ ।४८ 


बीणां करे मधुमतीं मधुरस्वरांतामाधाय नागरशिरोमणिभावलीलाम्‌ । 


गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्रवषदुं खन्नयन्त्यहह सा हृदिमेऽर तु राधा ॥४६ 
अन्योन्यहासपरिहासविलासकेली वेचित्र्यजुम्भितमहारसबेभवेन । 
वृन्दावने विलसतापहृतं विदग्घह्द्वेन केनचिदहो हूव्यं मदीयम्‌ ॥५० कुक 
महाप्रेमोन्मीलन्नवरससुधासिन्धुलहरी परीवाहै विऽवंस्नपयदिव नेत्रान्तनटनेः 
तडिन्माला गौरंकिमपिनवकशोरमधुरंपुरन्ध्री गां चुड़ाभरणनवरत्नं विजयते 
अमन्द प्रेमा्कुइलथ सकल निर्बद्धहृदयं, 
दयापारं दिव्यच्छुविमघुरलावण्यललितम्‌ । 
अलक्ष्यं राधाख्यं निखिलनिगमे रप्यतितरां, 
रसाम्भोधे:मारं किमपि सुकुमारं विजयते ॥५२ 
दुकूलं विश्राणामथ कुचतटे कञङ्चूकपटं, 
प्रसादं स्वामिन्याः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः । 
स्थितां नित्यं पाइवें विविधपरिचर्य्येक चतुरां । 
किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये ॥५३ 
विचिन्वन्ती केशान्‌ क्वचन करज: कञ्चुकपटं, 
कव चाप्यामुञचन्ती कुचकनकदीव्यत्‌ कलशयोः । 


अ श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ € 
सुगुल्फेन्यस्यन्ती कवचन मरिामङ्जीर युगलं, 
कदा स्यां श्रौराधे तव. सुपरिचारिण्यहमहो ॥५४ 
अतिस्नेहादृच्चेरपि च हरिनामानिगृणत स्तथा सौगंधाद्येबंहुभिरुपचा रश्च यजतः 
परानन्दं बृन्दावनमनुचरन्तं च दधतो मनोमे राधायाः पदमृदूल पद्मे निवसतु 
निज प्राणेशवर्य्या यदाप दथनीयेयमिति मां, 
~ मुहुश्चुम्बत्यालिङ्गति सुरतसाध्व्यामदयति। 
विचित्रां स्नेहद्धि रचयति तथाप्यदुभुतगते, 
स्तवेव श्रीराधे पदरसविलासे मम मन: ॥ ५६ 
प्रीति कामपि नाममात्रजनित प्रोह्दामरोमोदूगमां, 
राधामाघवयोः सदेव भजतो: कौमार एवोज्ज्वल!म्‌ । 
वृन्दारण्य नवप्रसून निचयानानीय कुञ्जान्तरे, 
गुढ़ं शेशत्रखेलनेबंत कदा कार्य्योविवाहोत्सवः ॥५७॥ 
विपच्चित सुपश्वमं रुविरवेणुना गायता प्रियेण सहवीणयामधुर गानविद्यानघिः 
करीन्द्रवन सन्मिलन्मदकरिण्युदारक्रमा कदानु वृषभानुजामिलतुभानुजा रोधास 
सहासवरमोहनादूभुतविलासरासोत्सवे, 
८ विचित्रवरताण्डवश्रमजलाद्रंगण्डस्थलो । 
कदानुवरनागरी रसिकशेखरौ तौ मुदा, 
भजामि पदलालनाल्ल।लत जीवनं कुव्वेती ॥५६ 
वृन्दारण्य निकुञ्जमञ्जुलगृहेष्वात्मेश्वरीमार्गयनू, 
हा राधे सविदग्ध दशितपर्थ कि यासि नेत्यालपनू । 
काल्रिन्दी सलिले च तत्कुचतटी कस्तुरिका पडिले, 
स्नायं स्नायमहो कुदेहजमलं जह्यात्कदानिग्मंल: ॥६० 
पादस्पर्शरसोत्सवं प्रणातभिर्गोबिन्दमिन्दीवर, 
स्यां प्राथेयितुं सुमञ्जुलरहः कुञ्जांझ्चसन्माजितुमु । 
मालाचन्दनगन्धपूररसवत्ताम्बूलसत्पानका, 
न्यादातु्च रसेकदायिनि तव प्रेष्या कदा स्यामहम्‌ ॥६१ 
लावण्य।मृतवात्तंया जगदिदं संप्लावयन्तीशर, 
द्राका चन्द्रमनन्तमेव वदनज्योत्स्नाभिरातन्वती । 


~ 


१० 


ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
श्री वृन्दावनकुङजमञ्जुगृहिणी काप्यस्ति तुच्छामहो, 
कुर्व्वाणाखिल साध्यसाधनकरथां दत्त्वा स्वदास्योत्सवमु ॥६२ 
दृष्ट्या यत्र क्वचनविहिताञ्डने नन्दसनो:, 
प्रत्पारूपानच्छलत उदितो दारसङ्कुत देणा । 
धू्तेद्र त्वदुभयमुपगतता सा रहोनीपवाट्यां, 
नेफा गच्छेत्‌ कितव कृत मित्यादिशेत्‌ कहि राधा ॥६३ 
सा श्रूतत्ततचातुरी निरुपमा स्म चार्नेत्राःचले, 
लीलाखेलनचालुरीवरतनोस्ताहग्वचोचातुरी । 
सद्धं तागमचातुरी नवनवक्रीड़ाकल। चातुरी, 
राधायाजयतां सखीजनपरीहायोत्सवे चातुरी ॥६४ 
उन्मीलन्मिथुनानुरागगरिमोदारस्फुरन्माधुरी, 
राधासारधुरीणदिव्यललितानङ्गोत्सवः खेलतोः । 
राधामाधवयो: परं भवतु नङ्चित्तेचिरातिस्पृशोः, 
कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः:॥६५ 
कदा वा खेलन्तौ ब्रजनगरवीथिषु हृदय, 
हरन्तो श्रीराधा ब्रजपतिकुमारीसुक्ृतिन'। 
अकस्मात्‌ कोमार प्रकटनवकेशोरविभवौ, 
प्रपश्यन्‌ पूणः स्यां रहसि परिहासादिनिरतौ ॥६६ 
धम्मिल्लं ते नत्रपरिमलेरुल्लमत्‌फुल्लमल्ली, 
मालं भालस्थलमपि लमवूमान्द्रसिन्दूरबिन्दु । 
दीर्घापाङ्गच्छविमनुपमां चारुचन्द्रांशुह सं, 
प्रेमोल्लासं तब तु कुचयो ईन्ट्वमन्तः स्मरामि ॥६७ 
लक्ष्मीकोटि विलक्षलक्षण लमल्लीनाकिशोरीशते, 
राराध्यं ब्रजमण्डलेऽतमधुरं राधाभिघानं परम्‌ । 
ज्योति: किखन सिञ्चदुज्ज्वलरस प्राग्भावमाविर्भव, 
द्राधि चेतसि भूरिभाग्यविभवे: कस्याप्यहाजुम्भते ॥६८ 
तज्जीयान्नवयौवनोदयमहालावण्यलीलामयं, 
सान्द्रानत्दघनानुरागघटितश्रीमृत्तिसम्मोहनम्‌ । 


$ श्रृति-स्तुति व्याख्या % ११ 
वृत्दारण्प निकुञ्जकेलि ललितं काइमीरगौरच्छवि, 
श्रीगोविन्द इव ब्रजेन्द्रगृहिणी प्रेमंकपात्रमहः ॥६६ 

प्रेमावन्दरसेकवा रिधिमहाकल्लोलमालाकुला, 

व्यालोलारुणलाचनाङचलचमत्कारेण सञ्चिन्वती । 
किञ्चित्‌ केलिकला महात्सवमहो वृन्दाटवी मन्दिरे, 

नन्दत्यद्‌भुतकामवेभवमयी राधाजगन्मोहिनी ।!७० 
बृन्दा रण्यनिकुञ्जसीमनि नव्रप्रेमा नुभावश्रमद्‌, 

आभ ङ्गीलवमाहितब्रजमणिर्भवतेक चिन्तामणिः। 
सान्द्रानन्दरसामुत्रवमःणः प्रोद्दामविद्युल्लता, 

कोटि ज्यातिस्देति कापि रमणीचूड़ाग[णर्मोहिनी ।,७१ 


लीलापाङ्गतरङ्गितेरुदभवन्नेकवःशः कोटिशः, 
कन्दर्पाः . पुरु३पंटङ कृतमहाकोदण्डविस्फारिणः। 
तारुण्यप्रथमप्रवेशसमये यस्या महामाधुरी, 


धारानन्त चमत्कृता भवतु नः श्री राधिका स्वामिनी ॥७२ 
यतपादाम्बुरुकरेणूकणिकां मुर्ध्नानिधातुं नहि, 

प्रापुब्नह्मशिव्रादयोऽत्यधिङ्कृति गोप्येकभावाश्चयाः । 
सापि प्रेममूधारमाम्बुधिनिधी राधापि साधारणी, 

भूतकालगतिक्रमेण बलिना हे देव तुभ्यं नम: ॥७३ 
दूरेस्निग्बपरम्परा विजयतां दूरे मुहुन्मण्डली, 

भृत्याः सन्तु विदूरतो ब्रजपतेरन्यः प्रसङ्ग: कुतः। 
यत्र श्रीवृषभानुजा कृतरतिः कुञ्जोदरे कामिना, 

द्वारस्था प्रियकिङ्कुरी परमहृ श्रोष्यामि का ञ्चिध्वनिम्‌ । ७४ 
गौराङ्ग प्रदिगास्मिते मधुरिमा नेत्रः ऊचले द्राघिमा, 

वक्षोजे गरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा ] 
श्रोण्याङच प्रथिमाञ्च वो: कुटिलिमाविम्वाधरे शोणिमा, 

श्रीराघे हृदि ते रसेनजड़िमा ध्यानेऽम्तु मे गोचरः ॥७५ 
प्रातः पोत्तार्ट कदा व्प्रपनयाम्यन्याँशुकास्यापणात्‌, 

कुङजे विस्मृत कञ्चुकी मपि समानेतुं प्रधावामि वा । 


१२ 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 

बध्नीयां कवरीं युनज्मि गलितां मुक्तावली मञ्जये, 

नेत्रे नागरि रङ्गकंश्च पिदधाम्यङ्गव्रणं वा कदा ॥७६ 
यदृ वृन्दावनमात्रगोचरमहो यन्नश्रुतीक॑ शिरो, 

त्यारोढ़क्षमते न यच्छिवशुकादीनान्तु यद्‌ ध्यानगमु । 
यत्‌ प्रेमामृतमाघुरी रसमयं यन्नित्य कंशोरकं, 

तद्रूपं परिवेष्टुमेव नयनं लोलायमानं मम ॥७७ 
धर्म्माद्यथचतुष्टयं विजयतां कि तदृवृथावारत्त॑या, 

सँकान्तेशवरभक्तियोगपदवी त्वारोपिता मूर्धनि। 
या वृन्दावनसीमूनि काचन घनाइचर्थर्या किशोरीमणि, 

स्तत्‌ केडुय्येरसामृतादिह परं चित्त न मे रोचते ७८ 
प्रेम्णः सन्मधुरौज्ञ्लस्य हृदयं श्रुङ्गारलीलाकला, 

वैचित्री परमावधिर्भगवतः पृज्येव कापीशता । 
ईशानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा, 

श्रीबृन्दावननाथपट्टमहिषी राधेव सेव्या मम ॥७९ 
राघादास्य मपास्य यः प्रयतते गोविन्दसङ्भाशया, 

सोऽयं पूर्णसुधारुचेः परिचयंराकां विना काङ्क्षति । 
किश्च श्यामरति प्रवाहलहरी बीजं न ये ताँ विदु, 

स्ते प्राप्यापि महामूनाम्बुधिमहो बिन्दु परं प्राप्नुयुः ॥८० 
केशोरादूभुतमाघुरीभरधुरीणाङ्कच्छावि राधिकां, 

प्रेमोल्लामभराधिकां निरवघि ध्यायन्ति ये तद्धियः। 
त्यक्ताः कम्मेभिरात्मनेव भगवद्धरमेऽप्यहो निर्ममाः, 

सर्वाश्चय्यंगति गता रसमयी तेभ्योमहद्भ्यो नमः ॥८१ 
लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शङ्कचक्रादिक, 

विचित्रहरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले । 
लसत्तुलसिमालिकां दधति कण्ठपीठे न वा, 

गुरोभंजनविक्रमात्‌ क इइ ते महाबुद्धय: ८२ 
कर्म्माणि श्रुतिबोधितानि नितरां कुर्वन्तु कुवेन्तु मा, 

गुढ़ाइवर्य्यरसा: स्रगादिविषयानू गृह्नन्तु मुच्चन्तु वा । 


ॐ श्रुतिस्तुति व्याख्या ई 

केर्वा भावरहस्यपारगमतिः श्रीराधिका प्रेयसः, 

किञ्छिज्ज्ञेरनुयुज्यतां वहिस्हो भ्राम्यऱ्िरन्येरपि ॥८३ 
अलं विषयवात्तंया नरककोटिवीभत्सया, 

वृथा श्रृतिकथाश्रमोवत विभेमि कंवल्यतः। 
परेशभजनोन्मदा यदि शुकादयः कि ततः, 

परं तु मम राधिकापदरसे मनो मज्जतु ॥८४ 
तत्‌ सौन्दर्य्यं सच नवनवो योौवनश्चीप्रवेशः, 

सा हग्भङ्गी सच घनरसारचर्यंवक्षोजकुम्भः। 
सोऽयं विम्वाधरमधुरिमा तत्स्मितं साच वाणी, 

सेयं लीलागतिरपि न विस्मय्यंते राधिकायाः ॥८५ 
यह्लक्ष्मीशुकनारदादिपरमाइचर्यर्यानुरागोत्स वेः, 

प्राप्तं त्वतृकृपयंच हिव्रजभृतां तत्ततकिशोरीगणः। 
तव्‌ कड्डुय्य॑मनुक्षणादभुतरसं प्राप्तुं घृताशे मयि, 

श्रीराधे नवनिकुञ्जनागरी कुपाहृष्टि कदा दास्यसि ॥८६ 
लड्ध्वादास्यं तदतिकृपया मोहनस्वादितेन, 

सौन्दर्य्यश्रीपदकमलयोर्लालनैः स्वापितायाः। 
श्रीराधाया मधु रमधुरोच्दिष्टपीयूषसारं, 
« ;+ भोजं भोजं नवनव रसानन्दमग्न: कदा स्यामु ॥८७ 
यदि स्नेहाद्रावे दिशसि रतिलाम्पट्य पदवीं 

गतं मे स्वप्रेष्ठंतदपि मम निष्टां शृणुयथा। 
कटाक्षेरालोके स्मितसहृच रेर्जातपुल कं, 

समारिलष्याम्युच्चरथ च रसये त्वत्‌ पदरसमु ॥८८ 
कृष्णःपक्षो नवकुवलयं कृष्णसारस्तमालो, 

नीलाम्भोदस्तवरुचिपद्रं नाम रूपैश्च कृष्णा । 
कृष्णे कस्मात्तव विमुखता मोहनश्यामसूर्त्ता, 

वित्युकत्वा त्वां श्रहसितमुखीं कि नु पश्यामि राधे ॥८९ 
लीलापाङ्गतरङ्गितेरिवदिशोनीलोत्पलश्यामला, 

दोलायत्कनकाद्विमण्डलमिव व्योम स्तनेस्तन्वतीम्‌। 


१३ 


१४ ऋः श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
उव्फुल्लस्थलपद्धाजामिव भुवं रासे पदन्यासतः, 
श्रीरावामनुधावतीं ब्रजकिशोरीणां घटां भावये ॥६० 
हृश्थौत्वयि रसाम्बुवौम धुर मीनवद्‌श्राम्यत, 
स्तनौ त्वयि ्षुधामरस्यहह चक्रवाकाविव। 
मुखं सुरतरङ्गिणी त्वसिविकासिहेमाम्बुजं, ` 
मिलन्तु मयि राधिके तव कृपातरङ्च्छटाः ॥६१ 
काम्ताढयाश्चर्य कान्ताकुलमणिकमला कोटिकाम्ये कपादा, 
म्भोजभ्राजन्नसेन्दुच्छविलवविभवा काम्यगम्या किशोरी । 
उत्मय्पादिप्रवृद्धपणपरसमह|स्मोधिगम्भी रलीला, 
मादुय्योज्जुम्मिताड़ी मयि किमपि कुपारङ्गमङ्गी करोतु ॥९२ 
कलिन्दगिरिनन्दिमी पुलिनम।लतीमन्दिरे, 
प्रविद्वितमालिना ललितकेलिलोलीकृते । 
प्रतिक्षणचमत्क्ृवादुभुतरसेकली ला निधे, 
निधेहिमयि राधिके निजकृपातर ङ्गच्छटाम्‌ ॥६३ 
यस्यास्ते वत किद्धुरीषु बहुशश्चाटुनि बृन्दाटवी, हे 
कन्दप: कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम्‌ । 
साद्रानन्दघतानुर।गलहरीनिस्यन्दपा दाम्बुज, 
इन्द्रे श्रीवृषभानुनन्दिनि सदा वन्दे तत्र श्रीपदम्‌। ६४ 
जज्जापः सकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्ततक्षसाद्‌, 
यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत्तृ व्छता । 
यञ्नामाङ्कितमन्त्रजापनपरः प्रीत्या स्वयं माधवः, 
श्रीकृष्णोऽपि तददूभुतं स्फुरतु मे राधेति वणांद्वयम्‌ । £५ 
कालिन्दीतटकुङजमन्दिरगतो योगीन्द्रवत्‌ यत्‌ पद, 
ज्योतिव्यानिपरः सदा जपति यां प्रेमाश्रृपूर्णोहरि: । 
केताप्यदुभुतमुल्लसद्रतिरसानन्देनसन्मो हितः, 
सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्यापरा द्वचक्षरा ९६ 
देव।नामथ भक्तमुक्तमृहृदामत्यन्तदूरं च यत्‌, 
प्रेमानन्दरसं . महासुखकर चोच्चारितं प्रेमतः । 


कै श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ १५ 
प्रे्णाकर्गा यते जपत्यथमुदा ग।यत्यथालिद्वयं, 
जल्पत्य श्रृ मुखो हरिस्तदमृतं राधेति मे जीवनमु ॥९७ 
या वा राधयति प्रियं ब्रजमणि प्रोढ़ानुरागोत्सवेः, 
संसिद्धघन्ति यदाश्रयेण हि पर गाविन्दसख्युत्सकाः। 


यनू सिद्धि: परमापदकरसवत्याराधनान्ते नु सा, 

श्री रावाश्रुतिमौलिशेखरलतानाम्नी मम प्रीयतामु॥६८ 
गात्रे कोटितडिच्छुवि प्रविततातन्दर्च्छाव श्रीमुखे, 

विम्बोष्ठे नवविद्रुमच्छविकरे सत्पल्लवेकच्छवि। 


हेमाम्भोरुहक डनलच्छविकचद्वन्द्व ऽरविन्देक्षणं, 
वन्दे तन्नत्रकुङजक्ेलि मधुर॑ राधाभिधानं महः॥६६ 
मुक्तापड ति प्रतिमदशना चारुविम्बाधरोष्टी, 
मध्ये क्षामा नवनवरसावर्त्तगम्भीर नाभि: । 
पीनश्रोणिस्तरुशिमसमुन्मेषलावण्य सिन्धु, 
वेंदग्धीनां किमपि हृदय नागरी पातु राघा॥१०० 
स्निग्धा कुञ्जित नीलकेशि विदलदू विम्बोष्ठी चन्द्रानने, 
खेलतूखञजनगङ्जनाक्षिरुचिमन्नासाम्नमुक्ता फले। 
पीन श्रोशितनुदरिस्तनतटीवृत्त च्छटात्यदृभुते, | 
श्रीराधे भुजवल्लिचारुवलये स्वं रूपमाविष्कुर्‌ ॥१०१ 
लज्जान्तः पठमारचय्य रचितस्मायप्रसूना जलौ, 
राधाङ्ग नवरङ्कधामनि ललित प्रस्तावने यौवने। 
श्रोणी हेमवरासने स्मरनृपेनाध्यासिते माहनं, 
लीलापाङ्गविचित्रताण्डवकलापाण्डित्यमुन्मीलत्ति ॥१०२ 
सा लावण्यचमत्कृतिनववयो रूपञ्चतन्मोहन, 
तत्तत्‌ केलिकलाविलासंलहरी चातुर्यमाञ्चरर्यभूः। 
नो किङित्रत्‌ कृतमेव यत्र न नुतिर्नागो नवा सम्भ्रमो, 
राधामाधत्रयोः स॒ कोऽपि सहज: प्रेमात्सवः पातु वः ७१०३ 
येषां प्रेक्षां वित्तरति नत्रादारगाढ़ानुरागा, 


न्मेघश्यामोमधुरमधुरानन्दर्मात्त र्मकृन्दः। 


च 
> 


१६ 


ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

वृन्दाटव्यां सुमहिमचमत्कारकारिण्यहो कि, 

तानि प्रेक्षेद्रभुत रसनिधानानि राधापदानि ॥१०४ 
बलान्नीत्वातल्पे किमपि परिरभ्याधरसुधां, 

निपीय प्रोल्लिख्यप्रखरनखरेण स्तनभरम्‌। 
ततो नीवि न्यस्ते रसिकमणिना त्वत्‌ कर घृते, 

कदा कुञ्जच्छिद्रे भवतु मम राधेऽनुनयनमु॥१०५ 
करं ते पत्रालि किमपि कुचयोः कत्त मुचितं, 

पदं ते कुञ्जेषु प्रियमभिसरन्त्या अभिसृती । 
हशी कुञ्जच्चिद्रेस्तव निभृतकेलि कलयित्‌ं, 

यदावीक्षे राधे तदपि भविता कि शुभदिनमु ॥१०६ 
रहो गोष्ठी श्रोतं तव निज विटेन्द्रण ललितां, 

करे धुत्वा त्वां वा नवरमणतल्पे घटयितुम्‌ । 
रतामदेस्तस्तं कचभरमथो संयमयितुं, 

विदध्याः श्रीराधे मम किमधिकारोत्सवरसम्‌ ॥१०७ 
वृन्दाटव्यां नवनवरसानन्दपुञ्जे निकुञ्जे, 

गुञजद्भृङ्गीकुलमुख/रते मञ्जुमञ्जु प्रहासेः। 
अन्योन्यक्षेपणानि चयन प्राप्तस ज़ी पना्े:, 

क्रो डज्जी या द्रास कमिथुनंवलप्नक ली कदम्बम्‌ ॥१०८ 
रूपं शारदचन्द्रकोटिवदने धम्मिल्य मल्लीस्रजा, 

मामोदेविकलीकृतालिपटले राधे कदा तेऽदृभुतमू । 
ग्रेवेयोज्ञ्वलकम्बुकण्ठि मृदुदोर्वह्लीचलत्‌ कङ्कुणे, 

वीक्षेपटुदुकलवासिनि . रणन्मञ्जी रपादाम्बुजे ।। १०६ 
इतो भयमितखपाकुलमितो यशः श्रीरितो, 

हिनस्त्यखिल श्ृद्धलामपि सखीनिवासस्त्वया । 
सगद्गद्मुदी रितं सुबहुमोहनाकाङ क्षया, 
कथं कथमयीइबरिप्रहमिते: कदा =्रेड्यसे।११० 
इयामे चाटुरुतानि कुर्वंति सहालापान्‌ प्रणेत्रीमया, 

गृह्वाने च दुकूल पल्लवमहो हुङ्क त्य मां द्रक्ष्यसि । 


क श्रुतिस्तुति-ब्याख्या क १७ 

विश्वारों भुजवल्लिमुल्लसितया रोमस्रजालंकृतां, 

दृष्टा त्वां रसलीनमुत्तिमथ कि पश्यामि हास्यं ततः ॥१११ 
अहो रसिकशेखरः स्फुरति कोऽपि वृन्दाटवी, 

निकुञ्ज नवनागरीकुचकिशोरकेलिप्रियः । 
करोतुस कृपां सखी प्रकटपूर्णनत्युत्सवो, 

निजप्रियतमापदे रसमयेऽदधत्‌ यः शिरः॥११२ 
विचित्रव रभूषणोज्ञ्वलदुकूलसत्‌कञ्चुकः, 

सखीभिरितिभूषिता तिलकगन्धमाल्यँरपि। 
स्वयञ्च सकलाकलासु कुशलीकृता नः कदाः, 

. सुरासमधुरोत्सवे किमपि वेशयेत्‌ स्वामिनी ॥११३ 

कदा सुमणिकिड्धिणीवलयनूपुर प्रोल्लस, 

न्महामधुरमण्डलादृभुत--विलासरासोत्सवे । 
अपि प्रणयिनो वृहद्‌भुजगृहीतकण्ठयो वयं, 

परं निजरसेशवरी चरणलक्ष्मी वीक्षामहे ॥ ११४ 
यदु गोविन्दकथासुधारसह्वदे चेतोमयाजृम्भितं, 

यद्वातद्गुण कोत्तेनाच्चेनविभूषाद्येदिनं प्रापितम्‌ । 
` यद्यत्‌ प्रीतिरकारि तत्‌ प्रियजनेष्वात्यन्तिकी तेन मे, 

गोपेन्द्रात्मज जीवनप्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु ॥११५ 
रहोदास्यं तस्याः किमपि वृषभानोब्रंजवरी, 

यसः पुत्र्याः पुर्णप्रणयरसमूत्ते्यंदि लभे । 
तदा न: कि धर्मे: किमु सुरगणैः किञ्च विधिना, 

किमीशेन इ्यामप्रियमिलनयत्नेरपि च किमु ॥११६ 
चन्द्रास्ये हरिणाक्षि देवि सुनसे शोणाधरे सुस्मिते, 

चिल्लक्ष्मीभुजवल्लिकम्बुरुचिरग्रीवे गिरीन्द्रस्तनि । 
भज्यन्मध्यवृहत्तितम्बकदली खण्डोरुपादाम्बुज, 

प्रोन्मीलन्नखचन्द्रमण्डलि कदा राधे मयाराध्यसे ॥११७ 
राधापादसरोजभक्तिमचला मुुद्वीक्ष्य निष्कंतवां, 

प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भरमहाप्रेम्णाधिकं सर्व्वशः । 


१८ 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या # 
आलिङ्गत्यथ चुम्बति स्ववदनात्ताम्बूलमास्ये$पंयेत, 
कण्ठे स्वां वनमालिकामपि मम न्यस्येत्‌ कदा मोहन! ॥११८ 
लावण्यं परमादुमुत॑ रतिकलाचातुय्यमत्यद्भुतम्‌, 
कान्तिः कापि महादुभुता वरतनोलीलागतिश्चादुभुत्ता । 
हृगभङ्गी पुतरदुभुतादुभुततमा यस्याः स्मितं चादुभुतं, 
सा राधादभुतमुत्तिरदरभुतरसं दास्यं कदा दास्यति ॥११६ 


भ्रमद्ञ्चकुटिसुन्दर स्फुरितचारुविम्वाघरं, 
ग्रहे मधुरभंक्ृतंप्रगायकेलिकोपाकुलमु । 
महारसिंकमौलिना सभयकोतुकं वीक्षितं, 


स्मरामि तव राधिके रतिकलासुखं श्रीमुखमु ॥१२० 
उन्मीलन्मुकुटच्छटापरिलसदुदिक्चक्रवालं स्फुरत्‌, 

केयूर) ङ्गदहा रक ङ्कुणघटा निर्धूत रत्न च्छवि । 
श्रोणीमण्डलकिङ्कुणीकलरवं मञ्जीरमञ्जुध्वनि, 

श्रीमत्‌ पादसरोरुहं भजमनो राघाभिधानं महः॥१२१ 
इयामामण्डलमौलिमण्डनमणिः श्यामानुरागस्फुर, > 

द्रोमोदूभेदविभाविताक्ृतिरहो काइमी रगौरच्छवि:। 
सातीवोन्मदकामकेलितरला मां पातु मन्दस्मिता, 

मन्दा रद्रुमकुञ्जमन्दिरगता गोविन्दपट्टु श्‍वरी ॥१२२ 
उपास्यचरणाम्बुजे ब्रजभृतां किशोरीगणे, 

मह्भिरपि पुरुषेरपरिभाव्यभावोत्सवे । 
अगाधरसघामनि स्वपदपद्मसेवाविधो, 

विघेहि मधुरोज्ज्वलामिव कृति ममाघीशवरि ॥१२३ 
आनम्राननचन्द्रमीरितहगापाङ्कच्छटामन्धर, 

किव्चिदर्दिशिशिरो$वगरुण्ठनपटं लीलाविलासावधिम्‌। 
उन्नोयालकमञ्जरी: कररुहुरालक्ष्य सन्नागर, 

स्याङ्गेऽङ्गं तव राधिके सचकितालोकं कदा लोकये ।।१२४ 
राकाचन्द्रो वराको यदनुपमरसानन्दकन्दाननेन्दो, 

स्तत्ताहृक्चन्द्रिकाया अपि किमपि कणामात्रकस्याणुतोऽपि । 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ १९ 

यस्थाः शोणाधरश्रीविधृतनवसुधामाधुरीसारसिन्धुः, 

सा राधा कामवाधा विधुर मधुपति प्राणदा प्रीयतां न; । १२५ 
“सककनेकविचित्रचन्द्र उदितः प्रेमामृतज्योतिषाँ, 

वीचीभिः परिपुरयेदगणितब्रह्माश्डकोटि यदि। 
बृन्दारण्यनिकुञ्जसीमनि तदाभासः परं लक्ष्यसे, 

भावेनैव यदा तदैव तुलये राधे तव श्रीमुखम्‌ ॥१२६ 
कालिन्दीकुलकल्पद्रुमतलनिलयश्रोल्लसत्कैलिकन्दा, 

वृन्दाटव्यां सदैव प्रकटतररहोवल्लवी भावभव्या । ` 
भक्तानां हृत्‌ सरोजे मधुर रससुधा स्यन्दिपादारविन्दा, 

सान्द्रानन्दाक्कृति नः स्फुरतु नवनवप्रेमलक्ष्मी र मन्दा ॥१२७ 
शुद्धप्रेमेकलीलानिधिरहहमहातङ्कुमङ्कस्थति च, 

प्रेष्ठे विश्रत्यदभ्रस्फुरदतुलकृपास्नेहृमाधुर्य मृत्तिः । 
प्राणाली कोटिनिराजितपदसुषमा माधुरी माधवेन, 
श्रीराधा मामगाधामृतरसभरिते कहिदास्येऽभि[पञ्चेत्‌ ।। १२८ 
वृन्दारण्यनिकुञ्जसीमसु सदा स्वानङ्गरङ्गोत्सवे, 

म्मादयन्त्यत्भुतमाधवाधरसुधामाध्वीव संस्वाच ने: । 
गो विन्दप्रियवगं दुर्ग मसखी बृन्देरनालक्षिता, 

दास्यं दास्यति मे कद। नु कृपया वृन्दावनाधीइवरी ॥१२६ 
वह्लीदामनिवद्धचारुक.वरं सिन्दूररेखोल्लसत्‌, 

सीमन्त नवररर्नाचत्रतिलक गण्डोल्लसत्कुण्डलमु । 
निष्कग्रीवबमुदारहारमरुणं विश्रवृदुकूल नवं, 

विद्युत्‌ कोटिनिभं स्मरोतुसवमयं राधाख्य मीक्षेमहः ॥१३० 
प्रेमोल्लासंकसीमा किर्माप नववयोरूपलावण्यसीमा, 

सौन्दर्य्यस्यंकसीमा किमपि नववयोरूपलावण्यसीमा । 
लीलामाघुर्यसीमा निजजनपरमौदार्यवार्सल्यसीमा, 

सा राधा सौख्यसीमा जयति रतिकलाकेलि माधुयंसी मा ।१३१ 

यस्यास्तत्‌ सुकुमारसुन्दरपदोन्मीलन्नखेन्दुच्छटा , 

लावण्यैकलवोषजीविसकलइ्याम।मणीमष्डरु मु । 


२० 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्यास्या क 
शुद्धप्रेमविलासमूत्ति रधिकोन्मीलन्महामाधुरी, 


धारासारधुरीणकेलिविभवा सा राधिक मे . फ्रति:व।१३२ 


कलिन्दगिरिनन्दिनीसलिलविन्दुसन्दोऽभ्ृ, 

न्मृदूद्गतिरतिश्रमं मिथुनमद्भुतक्रीडया । 
अमन्दरसतुन्दिलं भ्रमरवृन्दवृन्दाटवी, 

निकुञ्जवरमन्दिरे किमपि सुन्दर नन्दति ॥१३३ 
व्याकोशेन्दीवरविकसितामन्दहेमारविन्दं, 

श्रीमन्निस्यन्दनरतिरसान्दोलकन्दर्पकेलि । 
वृन्दारण्ये नवरससुधास्यन्दिपादारविन्दं, 

ज्योतिद्ृन्द्र किमपि परमानन्दकन्दं चकास्ति ॥१३४ 
ताम्बूलं क्वचिदर्पपामि चरणौ संवाहयामि क्वच, 

न्मालाद्येः परिमण्डये कवचिदहो संवीजयाम क्वचित्‌ । 
कर्पूरादि सुवासितं कवच पुनः सुस्वादुचाम्भोऽमृतं, 

पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिकामाधवी ॥१३५ 
प्रत्य ङ्गोच्छलदुञ्ज्वला मृत रसप्रेमेकपूर्णाम्बुधि, 

लावण्येकरसुघानिधिः पुरुकृपावात्सल्यसाराम्बुधिः । 
तारुण्यप्रथम प्रवेशविलसन्मा घुं साम्राज्य भू, 

गुप्त: कोऽपि महानिधिविजयते राधारसेकाबधि: ॥१३६ 
यस्याः स्फूर्जत्पदनखमणिज्योतिरेकच्छटायाः, 

सान्द्राप्रेमामृतरसमहासिन्धुको टि विलासः। 


सा चेद्राधा रचयति कृपाहष्टिपातं कदाचि, 


न्मुक्तिस्त्तच्छी भवति बहुशः प्राकृताप्राकृत श्री: ॥१३७ 
कदा वृन्दारण्ये मधुरमधुरानन्दरसदे, 

प्रियेश्वर्याः केलिभवननवकुञ्जानि मृगये। 
कदा श्रीराधाया: पदकमलमाध्वीकलह री, 

परीवाहैश्चेतो मधुकरमधीरं मदयिता ॥१३८ 
राध।केलिनिकुङजवीथिषु चरन राधाभिधामुच्चरन्‌, 

राधाया अनुरूपमेत्र परमं घर्म्मे रसेनाचरनु । 


~ 


# श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ २१ 
राघायाश्चरणाम्बुजं परिचरघ्रानोपचा रेमुदा, 
 कहिस्यां श्रृतिशेखरोपरिचरकन्नाइचयंचर्या चरन ॥१३९ 
यातायातशतेन सङ्गमितयोरन्योन्यवक्तोल्लस, 
च्न्द्रालोकनसंप्रभूतबहुलानज म्बु धिक्षो भयोः । 
अन्तः कुल्लकुटीरतल्पगतयोदिव्यादुभुतक्रीड्यो, 
राधामाधवयो: कदा तु श्यूणुयां मज्ञीरकाचचीध्वनिम्‌ ॥१४० 


अहो भुवनमोहनं मधुरमाधवी मण्डपे, 
मधुत्सवसमुत्सुक किर्मापनीलपीतच्छवि । 
विदग्धमिथुनं मिथोहढ़तरानुरागाल्लस, 


न्मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मन: ॥१४१ 
राधानामसुधारसं रसयितुं जिल्वारतु मे विह्वला, 
, पादौ तत्‌ पदकाङ्कितासुचरता वृन्दाटवी वीथिषु । 
तत्‌ कमंव करः करोतु हृदय तस्यां पदं ध्यायता, 
तत्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्‌ प्राणनाथेरति ॥१४२ 
मन्दी कृत्यमुकुन्दसुन्दरपदइन्द्वारचिन्दामल, 
प्रेमानन्दममन्दमिन्दुतिलकाद्युन्मादकर्दं परम्‌ । 
राधाकेलिकथारसाम्बुधिचलदुवीचिभिरान्दोलितं, 
वृन्दारण्यनिकुङजमन्दिरवरालन्दे मनोनन्दतु ॥१४३ 
राधानामेव कार्य ह्यनुदिनमिलितँ साधनाधीशकाट, 
स्त्याज्यानीराज्यराघापदकम्लसुधां सत्पुमर्थाग्रकोटिः। 
राधापादाब्जलीला भुवि जयत सदाऽमन्दमन्दारकोटिः, 
श्रीराधाकिङ्कूरीणां लुठति चरणयोरदूभुतासिद्धिकोटिः। १४४ 
मिथोभङ्कीकोटिप्रवहदनुरागामृतरसो तरद्धद, 
भ्र,भङ्गक्षुभितवाहरभ्यन्तरमहो । 
मदा घुर्णन्नेत्रं रचयति विचित्र रतिकला, 
विलासं तग कुञ्जे जयति नवकेशोरमिथुनमु ॥। १४५ 
काचिद्‌ वृन्दावननवलतामन्दिरे नन्दसूनो, 
ह प्यदृदोष्कन्दलहृढ्परीरम्भनिस्पन्दगात्री । 


२२ 


क्वै अुतिस्तुति-व्याख्या # 
दिव्यानन्तादुभुतरसकला: कल्पयन्त्याविरास्ते, 
सानद्रानन्दामृतरसघनप्रेम मृत्तः किशोरी ॥१४६ 
न जानीते लोकं नच निगमजातं कुलपर, 
म्परांवा नो जानात्यहह न सताश्वापि चरितम्‌ । 
रसं राधाया मा भजति किलभाव ब्रजमणो, 
रहम्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारणगति: ॥१४७ 
ब्रह्मानन्देकवादाः कतिचन भगवद्वन्दनानन्दमत्ताः, 
केचिद्‌ गोविन्दसख्याद्यनुपमपरमानन्दमन्येस्वदन्ते । 
श्रीराधा किद्कुरीणां त्वखिलसुखचमत्कारसारेकसीमा, 
तत्‌ पादाम्भोज राजन्नखमणिबिलसज्ज्योतिरे च्छटापि ॥१४८ 
न देवंब्रह्माद्येनं. खलु हरिभक्तर्नसुहृदा, 
दिभिर्यद्वै राधामध्षुपतिरहस्यं सुविदितम्‌ । 
तयोर्दासी भुत्वा तदृपचितकेली रसमये, 
दुरन्ता प्रत्याशा हरि हरि हशो गोचरयितुम्‌ ॥१४६ 
त्वयि श्यामे नित्यप्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ, 
प्रिये भूयो भूयः सुहढ़म तिरागो भवतु मे । ॥ 
इति प्रष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तववचो, 
वदन्तीति स्मेरा मम मर्नास राधा विलसतु ॥१५० 
सदानन्दं वृन्दावननवलतामन्दिरवरे, 
ष्वमन्दे: कन्दर्पोन्मदरतिकलावीतुकःररु म्‌ । 
किशोरं तज्ज्योतिर्युगल मतिघोर सम भवं, 
ज्वलज्ज्वालं शीतैः स्वपदमकरः्देः 
उन्मीलन्नवमल्लिदामविलसद्‌ धघम्मिल्लभारे बृह्‌, 
च्छोणीमण्डलमेखल।कलरवे शिञ्जतृसुमञ्जी रिण । 
केयूरा ङ्ग दक-ङ्कुणावलिलसदुदोवंहिल दोझिच्छटे, ~ 
हेमाम्भोर्ह बुङ मलस्तनि कदा राधे हशा पौय्से। १५२ 
अमर्यादोन्मीलत्सुरतरसपीयुषजलघे, 
स्तरङ्गंुतुङ्गरिव विमपि दोलायिततनुः। 


शमयलु ॥१५१ 


3: 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ २३ 
स्फुरन्ती प्रेयोऽङ्के स्फुटकनकपड़ूरुहमुखी, 
सखीनां नो राधे नयनसुखमाधास्यसि कदा॥१५३ 
क्षरन्तीव प्रत्यक्ष रमनुपमप्रेमजलधि, 
सुधाधारा वृष्टीरिव विदधती श्रोत्रपुटयोः। 
रसार्द्रासन्मृद्रीपरमसुखदा शीतलतरा, 
भवित्री कि राघे तव सहमया कापि सुकथा ॥१५४ 
अनुहिलख्यानन्तानपि सदपराधान्मधुपति, 
म्मेहाप्रेपाविष्टस्तवपरमदेयं विमूशति। 
तवैक श्री राधे गृणत इह नामामृतरसं, 
महिम्न: कःसीमां स्पृशतु तव दास्यैक्रमनसाम्‌ ॥१५५ 
लुलितवलवङ्गोदारकर्पूरपूरं प्रियतममुखचन्द्रोढुंगी शंताग्बुलखण्डम्‌ । 
घनपुलककपोलास्वादयन्तोमदास्ये $पंयतु किमपि दासीवत्सला कहि राधा॥ 
सोन्दर्यामृतराशिरदभुतमहालावंण्यली लांकला, 
कालिन्दीवरवीचिडम्बरपरिस्फुज्जत्कटाक्षच्छाव: । 
सा कापि स्मर केलि कोमलकलावैचित्र्यकोटि स्फुरत्‌, 
प्रेमानन्दघनाकृति दिशतु मे दास्यं किशोरी माणः ॥१५७ 
दुकूलमतिकोमलं कलयदेवकौसुम्भक, 
निबद्ध नवमहल्लिका-ललितमाल्य-धम्मिलकमु । 
बृहत्‌ कटितटर्फूरन्मुखरमेखलालङ कृतं, 
कदानुकलयामि तत्‌ कनकचम्पकाभं महः ॥१५८ 
कक्ष रासे प्रेमोन्मदरसविलासे5दभृतमये, 
हशोम्मंध्ये. भ्राजन्मघुपतिसखी वृन्दवलये । 
मुदान्तः कान्तेन स्वरचितमहालास्यकलया, 
निषेवे नृत्यन्तीं व्यजनवरतांम्बूलशकलेः ॥१५६ 
प्रसुमरपटवासे प्रेमसीमाविकासे मधुरमधुर हासे दिव्यभूषाचिलासे । 
पुलकितदयितांसे संवलदू बाहुपाशे तदति ललितरासे कहि राधामुपासे ।१६० 
यदि कनकसरोजं कोटिचन्द्रांशु पुरणं नवनवमकरन्दस्यन्दि सौन्दयधाम । 
' मवति लसितंचःचत्खञ्जनद्न्द्रमास्यं तदपिमंघुरहास्यं दत्तदास्यं न तस्याः ॥ 


२४ 


ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
सुधाकरमुधाकरं प्रतिपदस्फुरन्माधुरी 
धुरीणनवचन्द्रिकाजलघितुन्दिलं राधिके । 
अतृप्तह रिलो वनद्वय चको रपेयं कदा, 
रसाम्बुधिसमुन्नतं बदनचन्द्रमीक्षे तव ॥१६२ 
अङ्गप्रत्यङ्गरिङ्गन्मघुरत रमहाकीत्तिपीयूषसिन्धो 
रिन्दोः काटि त्रिनिन्ददृत्रदनमतिमदालोलनेत्रं दघत्याः । 
राधायाः सौकुमार्याद्‌भुत ललिततनोः केलिकल्लोलिनीना, 
मानन्दस्यन्दिनीनां प्रणयरसमयान्‌ कि विगाहे प्रवाहान्‌ ॥१६३ 
मत्कण्ठे कि नखरशिखया देत्यराजोऽस्मि नाहं, 
मंबं पीड़ां कुर्कुचतटे पूतना नाहमस्मि । 
इत्थं कीरेरनुकृतवच: प्रयसा सङ्गतायाः, 
प्रातः श्रोष्ये तव सखि कदा केलिकुञ्जं मृजन्ती ॥१६४ 
जाग्रत्‌ स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा, 
वेकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना। 
राधाकेलिकथासुधाम्बुधिमहावीचिभिरान्दोलितं, 
कालिन्दीतटकुङजमन्दिरवरालिन्दे मनोविन्दतु ॥१६५ 
अलिन्दे कालिन्दीतटनवलतामन्दिरगते, 
रतामर्दोद्‌भृतश्रमजलभरापुर्णवपुषो 
सखस्पशंनामीलितनयनयोः शीतमतुलं, 
कदा कुर्य्या संवीजनमहह राधा मुरभिदो: ॥१६६ 
क्षणं मघुरगानतः क्षणममन्दहिन्दोलत 
क्षणं कुसुमवायुतः सुरतकेलिशिल्पः क्षणमु । 
अहो मघुरसद्रसप्रणायकेलि बृन्दावने 
विदग्धवरनागरी रसिकशेखरी खेलत: ॥१६७ 
अद्य इयामकिशोरमौलिरहह प्राप्तोरजन्यामुखे 
नीत्वा त्वां करयो: प्रगृह्य सहसा नोपाटवीं प्राविशत्‌ । 
श्रोष्येवल्पमिलन्महारतिभरे प्राप्तेऽपि शीत्कारितं, 
तद्रू वीचि सुखतर्जनं किमु हरेः स्वश्रोत्ररन्ध्ाश्चितमु ॥१६८ 


ॐ श्रुतिस्तुतिव्याख्या ॐ २५ 
श्रीमद्राधे त्वमथ मधुरं श्रीयशोदाकुमारे, 
प्राप्ति कॅंशोरकमतिरसाद्‌ वल्गसे साधुयोगमु । 
इत्थं बालेमहसि कथया नित्यलीला वयः श्री, 
जातावेशा प्रकटसहजा किम्नुहृश्या किशोरी ॥१६६ 
एकं काञ्चनचम्पकच्छवि परं नीलाम्बुदश्यामलं, 
कन्दर्पोत्तरलं तर्थैकमपरं नंवानुकूलं वहिः। 
किञ्चेकं बहुमानभङ्गिरसवच्चाटूनि कुर्व्वत्‌ पर, 
पश्यक्रीडृति कुञ्जसीम्नि तदहो द्ृद्रः महामोहनम्‌ ॥१७० 
विचित्ररतिविक्रमं दधदनुक्रमादाकुलं, 
महामदनवेगतो निभृतमञ्जुकुञ्जोदरे । 
अहो विनिमयन्नवं किमपि नीलपीतंपटं, 
मिथो मिलितमदृभुतं जयति पीतनीलं महः ॥१७१ 
करे कमलमद्भुतं श्रमरतामिथोऽसापित, 
स्फुरत्‌ पुलकदोर्लतायुगलयोः स्मरोन्मत्तयोः। 
सहासरसपेशलं मदकरीन्द्र भङ्गी शते, | 
गति रसिकयोह्वयो: स्मरत चारुवृन्दावने ॥१७२ 
खेलन्मुग्धाक्षिमीनस्फुरदधरमणीविद्रुमश्रोणिभार, 
ढीपायामोत्तरङ्गस्मरकलभकटाटोपवक्षोरुहाया: । 
गम्भीरावत्तनाभेबंहुलहरिमहा प्रेमपीयूषसिन्धो: 
श्रीराधाया: पदाम्भोरुहपरिचरणो योग्यतामेव गेषे ॥१७३ 
विच्छेदाभासमात्रादहह निमिषतो गात्रविस्न सनादौ, 
दीप्यत कल्पार्निकोटिज्वलितमिव भवेद्‌ वाह्यमभ्यन्तरं च। 
गाठ्स्नेहानुबन्धग्रथितमिव वयोरदुभुतप्रेमूर्त्योः, 
श्री राधमाधवार्यं परमिह मधुरं तद्‌ द्वयं धामजाने ॥१७४ 
कदारत्युचन्मुक्त कचभरमहं संयमयिता, 
कदा वा संधास्ये न्रुटितनवमुक्तावलिमपि। 
कदा वा कस्तूर्यास्तिलकमपि भूयोरचयिता, 
` निकुञ्जान्त बृ त्त नवरतिरणे यौवतमणो: ॥१७५ 


२६ 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ 

किब्रूमोउन्यत्र कुण्ठीकृतक जनपदे धाम्न्यपि श्रीवैकुण्ठे, 

राधामाधुर्यवेत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरीं वेत्ति राधा । 
वृन्दारण्यस्थलीयं परमरससुधामाधुरीां धुरीणा, 

तत्‌ इन्द्र स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिकाकिङ्करीण।म्‌ ।१७६ 

लसद्वदनपद्धजा नवगभी रना भिश्रमा, 

नितम्बपुलिनोल्लसन्मुखरका च्विकादम्विनी । 
विशुद्धरसवाहिणीरसिकसिन्धुस ङ्गोन्मदा, 

सदा सुरतरङ्गिणी जयति क्वापि वृन्दावने ॥१७७ 
अनङ्गनवरङ्िणीरसतरङ्भिणीः सङ्भता, 

दधत्‌ सुखसुधामये स्वतनुनीरधौ राधिका । 
अहो मधुपकाकली मधुरमाधवी मण्डपे, 

स्मरक्षुभितमेघते सुरतसीधुमत्त मह: ॥१७८ 
रोमाली मिहिरात्मजा सुललितेबन्धुकबन्धुप्रभा, 

सर्व्वाङ्गे स्फुटचम्पकच्छविरहो नाभीसरः शोभना । 
वक्षो जस्तवकालसदभुजलता शिञ्जापतञ्झङ कृतिः, 

श्री राधाहरते मनो मधुपतेरन्येव वृन्दाटवी ॥१७६ hs 
राधामाधवयो विचित्रसुरतारम्भे निकुञ्जोदरे, 

स्रस्तप्रस्तरसङ्गतैवंपुरलङ कुर्वेऽङ्गरागँः कदा। 
तत्रेव त्रुटिताः जो निपतिताः सन्धाय भूयः कदा, 

कण्ठे धारयितास्मि मार्जनकृते प्रातः प्रविष्टास्म्यहमु ।१८० 
इलोकाव्‌ प्रेय शोऽङ्टितान्‌ गृहशुकानध्यापयेत्‌ कहिचिद्‌, 

गुञ्जामञ्जुलहार वह मुकुट निर्माति काले क्वचित्‌ । 
आलिख्यप्रियमूत्तिमाकुलकुचो संघट्टयेद्वा कदा, 

प्येवं व्यापृतिभिदिनं नयति मे राधा प्रियस्वामिनी ॥१८१ 
प्रेयः सङ्गसुधा सदानुभविनी भूयो भवद्‌ भाविनी, 

लीलापः्चमरागिणी रतिकलाभङ्गीशतोदुभाविनी । 
कारुण्याद्‌ द्रव भाविनी कटितटे काची कलाराविणी, 

श्रीराघेव गतिर्भमास्तुपदथोः प्रेमामृतास्राविणी ॥१८२ 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ई २७ 

कोटीन्दुच्छविहासिनी नवसुधासम्भारसंभाषिणी, 

बक्षोजद्वितयेन हेमकलसश्री गर्बनिर्वासिनी । 
चित्रग्रामनिवासिनी नवनबप्नेमोत्सवोल्ल।सिनी, 

वृन्दारण्यविलासिनी किमुरहो भूयान्ममोल्लासि नी। १८३ 
कदा गोविन्दाराधनगलितताम्बुलशकलं, 

मुदा स्वादंस्वादं पुलकिततनु में प्रियसखी । 
दुक लेनोन्मीलन्नवकमलकिख्ल्करुचिना, 

निवीताङ्की सङ्जीतकनिजकलाः [शिक्षयति माम्‌ ॥१८४ 
लसहृशनमौक्तिकप्रवरकान्तिपूरस्फुर, 

न्मनोज्ञनवपल्लवाधरर्माणच्छटा- सुन्दरम्‌ । 
चरन्मकरकुण्डलं चकितचारुनेत्राः्चलं, 

स्मरामि तव राधिकेवदनमण्डलं निर्मलमू ॥१८५ 
चलत्‌ कुटिलकुन्तलं तिलकशोभिभालस्थलं, 

तिलप्रसवनासिकापुटविराजिमुक्ताफलमु । 
कलङ्कुरहितामृतच्छविसमुञ्ज्वलं राधिके, 

तवातिरहिपेशलं वदनमण्डलं भावये ॥ १८६ 
पूर्णप्रेमामृतरससमुल्लाससौभाग्यसार', 

कुञ्जेकुञ्जे नबरतिकलाकोतुकेनारुकेलि । 
उत्फुल्लेन्दीवरकनकयोः कान्तिचोरं किशोरं, 

ज्योतिद्व द्ध किमपि परमानन्दकन्दं चकास्ति ॥१८७ 
ययोन्मीलत केलीविलसितकटा कक्षेव कलया, 

कृतोवन्दी बृन्दाविपिनकलभेन्द्रोमदकलः । 
जड़ीभूतः क्रीडामृग इव यदाज्ञालवकृते, 

कृती नः सा राधा शिथिलयतु साधारणगतिमु ॥१८८ 
श्री गो पेनद्रकुमा रमो हनमहाविद्येर फुरन्माधुरी, 

सारस्फाररसाम्बुराशिसहजप्रस्यन्दिनेत्राः्चले । 
कारुण्याद्रंकटाक्षभङ्भिमधुरस्मेराननाम्भो रुहे, 

हा हा स्वामिनि राधिके मयि कृपादृष्टि मनाङ निक्षिप । 


ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

ओषप्रान्तोच्छलितदयितोदुगीर्णंताम्बूल रागा, 

रागानुच्चेनिजरचितया चित्रभंड्रोन्नंयन्ती । 
तिर्य्यग्‌ ग्रीवा रचिररुचिरोदश्वदाकुन्चित भ्र :, ` ` 

प्रेयः पावे विपुलपुलकर्मण्डिता भाति राधा ॥१९० 
कि रे धृत्तंप्रवर निकटं यासि न प्राणसख्या, 

नूनं बाला कुचतटकरस्पर्शमात्राद्‌ विमृद्य त्‌ । 
इत्थं राधे पथिपथि रसान्नागर तेऽनुलग्नं, 

क्षिप्त्वाभङ्गचा हृदयमुभयोः कहि संमोहयिष्ये ॥१६ १ 
कदा वा राधायाः पदकमलमायोज्य हृदये, 

दयेशं निःशेषं निरतमिह जह्यामुपनिधिमु । 
कदा वा गोविन्द: सकलसुखदः प्रेमकरणा- 

दनन्ये धन्ये वै स्वयमुपनयेत स्मरकलाम्‌॥१६२ 
कदा वा प्रोद्वाम स्मरसमरसंरम्भरभस, 

प्ररूढ़ स्वेदाम्भः प्लुतलुलितचित्राखिलातनू । 
गतौ कुञ्जद्रारे सुखमरुति संवीज्यपरया, 

मुदाहं श्रीराधारसिकतिलकौ स्यां सुकृतिनी ॥१९३ 
मिथः प्रेमावेशाद्‌ घनपुलकदार्वल्लिरचित, 

प्रगाढ़ाइलेषेणोत्सव रस भरोन्मीलितहृशौ । 
निकुञ्जकलप्ते वे नवकुसुमतल्पेऽभशयितौ, 

कदा पर्संवाहादिभिरहमघीशो नु सुखये॥१६४ 
मदारुणविलोचनं कनकदर्षकामोचनं, 

महाप्रणयमाघुरीरसविलासनित्योत्सुव.मु । 
लसन्नववयः श्रिया ललितभङ्गिलीलामयं, 

हृदा तदहमुइहे किमपि हेमगौरं महः॥१९५ 
मदा घुर्णन्नेत्रं नवरतिरसावेशविवशो, 

हलसद्‌ गात्रं प्राणाप्रणयपरिपाट्यां परतरमु। 
मिथोगाढ़ाइलेषाहृलयमिव जातं मरकत, 

द्रनस्वणेच्छायं स्फुरतु मिथृनं तन्मम हृदि॥१६६ 


& श्रुतिस्तुति-व्याख्या ई २६ 
परस्परं प्रेमरसे निमग्न मशेषसन्मोहनरूपकेलि । 
बृन्दावनान्तनेवकुङजगेहे तन्नीलपीतं मिथुन चकास्ति ॥१६७ 
आशास्य दास्यं वृषभानुजाया स्तीरे समध्यास्य च भानुजाया। 
कदानु वृन्दावनकुञ्जवीथी ष्वह नु राधे ह्यमतिथिभंवेयमु ॥१६८ 
कालिन्दीतटकुञ्जे पुञ्जीभूतं रसामृत किर्माप । 
अद्भुत केलिनिधानं निरवाध राधाभिधानमुल्लसति ॥१६६ 
प्रीतिरिव मृत्तिमती रससिन्धो: सार सम्पदिव विमला । 
वेदरधीनां हृदयं काचन वृन्दावनाधिकारिणी जयति॥२०० 
रसघनमोहनमूत्ति विचिः केलिमहोत्सवोल्लसितमु। 
राधाचरणविलोड्ति रुचि रशिखण्ड हार वन्दे ॥२०१ 
कदा गायं गायं मधघुरमघुरोत्यामधुभिद, 
इचरित्राण स्फारामृतरसविचिल्लाण बहुशः । 
मृजन्तीतत्‌ केलीभवनमभिर।मं मलयज, 
च्छुटाभिः सिञ्चन्ती रस ह्वदनिमग्नास्भि भवित ॥२०२ 
उदञ्चद्रोमाञ्चप्रचयखचितां वेपथृमतीं, 
दधानां श्रीराधामतिमधुरलीलामयतनुमु । 
कदा वा कस्तूर्यर्या किमपि रचयन्त्येव कुचयो, 
विचित्रां पल्नालीमहमहह वीक्षे सुकृतिनी ॥२०३ 
क्षणा शीत्कुर्वाणा क्षणमथ महावेपथुमती, 
क्षणां श्यामश्यामेत्यमुमभिलपन्ती पुलकिता । 
महाप्रेमा कापि प्रमदमदनोदृदामरसदा, 
सदानन्द मूत्ति जयति वृषभानो: कुलमणिः ॥२०४ 
यस्याः प्रेमघनाकुतेः पदनखज्योत्स्नाभरस्नापत, 
स्वान्तानां समुदेति कापि सरमाभक्तिषचमत्कारिणी। 
सा मे गोकुलभूपनन्दनमनश्चोरी किशोरी कदा, 
दास्यं दास्यति सर्व्ववेदशिरसां यत्तद्रहस्यं परम्‌ ॥२०५ 
कामं तूलिकया करेण हरिणा यालक्तकेर्रा्रुता, 
नान।केलिविदग्धगोपरमणीवृग्दे तथावन्दिता । 


३० 


ऋ'श्रृतिस्तुति-व्यार्या ॐ 

या संगुमतया तथोपनिषदां हृद्येब विद्योतिते, 

सा राधाचरणद्वयी मम गतिर्लास्मिक लीलामयी ॥२०६ 
सान्द्रप्रेमरसौघवधिणी नवोन्मीलन्महामाघुरी, 

साम्राज्येकधुरीणकेलिविभवत्‌ कारुण्यकल्लोलिनी । 
श्री वृन्दावनचःद्रचित्तहरणी बन्धस्फुरद्वागुरे, 

श्रीराधे नवकुञजनागरी तव क्रीतास्मि दास्योत्सवेः ॥२०७ 
स्वेदाषुरः कुधुमचयने दूरतः कण्टकाङ्को, 

वक्षोजेऽस्यास्तिलकविलयो हन्त घर्माम्भसव । 
ओष्ठः सख्या हिमपवनतः सब्रणो राधिके ते, 

क्रशास्वेवं स्वघटितमहो गोपये प्रेष्टसङ्गम्‌ ॥२०८ 
पातं पातं पदकमलयोः कृष्णभ्चुङ्गण तस्याः, 

स्मेरास्येन्दोर्मुकुलितकुचद्वन्द्रहेमा रविन्दम्‌ । 
पीत्वावक्त,म्बुजमतिरसाग्तूनमन्तः प्रवेष्टु, 

मत्यावेशान्नलर शिखया पाटचमानं किमीक्षे ॥२०९ 
अहो तेऽमी कुञ्जास्तदनुपमरासस्थलमिदं, 

गिरीद्रोणी सेव स्फुरति रतिरङ्ग प्रणयिनी । 
न वीक्षे श्रीराधां हरि हरि कुतोऽपीति शतधा, 

विदीर्येत प्रारोइत्रर मम कदा हन्त हृदयम्‌ ॥२१० 
इहेवाभूत्‌ कुञ्जे नवरतिकलामोहनतनो, 

रहो अत्रानृत्यद्‌ दथितसहिता सा रसनिधिः : 
इति स्मारं स्मार तव चरितपीयूषलहरीं, 

कदा स्यां श्रीराघे चकित इह वृन्दावनभुवि ॥२११ 
श्रीमद्‌ विम्वाधरे ते स्फुरत नवसुधामाघुरी सिन्धुको टि:, 

नत्रान्तस्ते विकोर्णादुभुतकुसुमधनुदवण्डसत्काण्डको टि; । 
श्री वक्षोजे तवाति प्रमदरसकलासारसर्वस्वकोटिः, 
श्री राचे त्वत्पादाब्जात्‌ स्रवति निरवाधप्रेमपीयूषकोटिः २१२ 

सान्द्रानन्दोन्मदरसघनप्रेमपी यूष मूतः, 

श्रीराधाया अथ मधघुपतेः सुप्रयो: कुळ्जतल्पे । 


के श्रृत्तिस्तुति-ब्याख्या # ३१ 
कुर्वाणाहं मृदु मृदू प्रदाम्भोजसंवाहनानि, 
शय्यान्ते कि किमपि पत्तिता प्राप्रतन्द्राभवेत्रम्‌ ।२१३ 
राधा पदारविन्दोच्छलित नवरस प्रेमपीयूषपुञ्जे, 
कालिन्दीक्कलकुञ्जे हृदि कलितमहोदारमाघुर्यर्यभावः । 
श्रीबृन्दा रण्यवीथीललितरतिकलानागरीं तां गरीया, 
गम्भीरकानुरागाँ मनसि परिचरन्‌ विस्मृतान्यः कदा स्याम्‌ ।२१४ 
भहष्ट्र राधाङ्केनिमिषमपि त॑ नागरमशि, 
तया वा खेलन्तं ललितललितानङ्गकलया। 
कदाहं दुःखाब्धौ सपदि पतिता मूर्गच्छतवती, 
न तामाइवास्यार्ता सुचिरमनुशोचेनिजदशाम्‌ ॥२१५ 
भुयो भूयः कमलनयने किं मुधावार्य्यतेऽमौ, 
वाङ मात्रेऽपि त्वदनुगमनं नत्यजत्येव धूर्तः । 
किच्चिद्राधे कलकुचतटी प्रान्तमस्यम्रदीय, 
श्चक्षुर्हा रा तमनुपतितां चूर्णतामेतु चेतः॥२१६ 
कि वा नस्तैःसुशास्त्रेः किमथ तदुदिते वंत्मं भिःसद्गृही तै, 
यत्रास्ति प्रेममुत्तनंहि महिमसुघा नापि भावस्तदीयः। 
किम्वा वेकुण्ठलक्ष्म्याप्यहह परमया यन्न मे नास्ति राधा, 
किन्त्वाशाप्यस्तु वृन्दावनभुवि मधुरा कोटिजन्मान्तरेऽपि।२१७ 
इयामश्यामेत्यनुपम रसपूर्ण वशार्जपन्ती, 
स्थित्वा स्थित्वा मधुरमधुरोत्तारमुश्चारयन्ती । 
मुक्तास्थूलाञ्नयनगलितानश्च, विन्दून्‌ वहन्ती, 
हुष्यद्रोमा प्रतिपदचमत्कू्वंती पातु राधा ॥२१८ 
ताहङ मूत्ति ब्रंजपतिसुतः पादयो में पतित्वा, 
दन्ताग्रेणाथ घृततृणक॑ काकुबादान्‌ ब्रवीति । 
नित्यं चानुव्रजति कुरुते सङ्गमायाद्यम चे, 
त्युद्दगं मे प्रणयिनि किमावेदयेयं नु राधे ॥२१९ 
चलल्लीलागत्या क्वचिदनुचलद्धंस मिथुनं, 
क्वचित्‌ केकिन्यग्रे कृतनटनचन्द्रक्यनु कृति । 


३२ 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

लतार्लिष्टं शाखिप्रवरमनुकुर्वत्‌ ववचिदहो, 

विदग्बद्वन्द्र तद्रमत इह बृन्दावन भुवि।.२२० 
व्याकोलेन्दीवरमथ रुचा हारि हेमारविन्दं, 

कालिन्दीयं सुरभिमनिलं शीतलं सेवमानमु। 
सान्द्रानन्दं नवनवरसं प्रोल्लसत केलिवृन्दं, 

ज्योतिद्वन्द्द मधुरमधुरं प्रेमकन्दं चकास्ति ॥२२१ 
कदा मघुरसारिकाः स्वरसपद्यमध्यापयत्‌, 

प्रदाय करतालिका: क्वचन नत्तयत्‌ केकिनमु । 
क्वचित्‌ कनकवल्लरीवृततमाललीलाधनं, 

विदग्धमिथृनं तददृभुतमुदेति वृन्दावने ॥२२२ 
वत्रालि ललितां कपोलफलके नेत्राम्बुजे कज्ज्वलं, 

रङ्गं विम्वफलाधरे च कुचयोः काइमीरजा लेपनमु । 
श्रीराघे नवसङ्कमाय तरले पादांगुलीप क्तिषु, 

न्यस्यन्ती प्रणयादलक्तकरसं पूर्णा कदा स्यामहमु ॥२२३ 
श्री गोवर्द्धन एक एवभवता पाग प्रयत्नाद्ध,त:, 

श्री राधातनुहेमशेलयुगले हृष्टेऽपि ते स्याद्भयमु । 
तद्‌ गोपेन्द्रकुमार मा कृरु वृथा सर्वं परीहासतः, 

कह्यवं वृषभानुनन्दिनि तव प्रेयांसमाभाषये ॥२२४ 
अनङ्गजयमङ्गलध्वनितर्किङ्किणीडिण्डिमः, 

स्तनादि वरताइनेनंखरदन्त घातेर्युतः। 
अहो चतुरनागरी नवकिशोरयोमंञ्जुले, 

निकुङजनिलयाजिरे रतिरणोत्सवाजृम्भते ॥२२५ 
यूनोर्वीक्ष्य दरत्रपानटकलामादीक्षयन्ती दशौ, 

बृण्वाना चकितेन सस्चितमहारत्नस्तमं चापृ्यरः। 
सा काचिद्‌ वृषभानुवेशमनि सखीमालासुबालावली, 

मौलिः खेलति विश्वमोहनमहासारूप्यमाचिन्वती ॥२२६ 
ज्योतिः पुञ्जद्वयमिदमहोमण्डलाकारमस्या, 

वक्षस्युन्मादयति हृदयं कि फलत्यन्यदग्ने। 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या श्र ३३ 

भ्र कोदण्डं नकृतघटनं सत्‌ कटाक्षोघवाणंः, 

प्राणान्‌ हन्यात्‌ किमु परमतो भाविभूयो न जाने ॥२२७ 
भोः श्रीदामन्‌ सुबलवृष भस्तो ककृष्णाञ्जेनाद्या 

कि वोदुष्टं मभ नु चकिता हग्गता नेव कुञ्जे। 
काचिद्‌ देवी सकल भुवनाप्लावि लावण्यपुरा, 

दूरादेवाखिलमहरल प्रेयसो वस्तुसख्युः ॥२२८ 
गता दूरे गावी दिनमपि तुरीयांशमभजदू, | 

वर्यं यातं क्षान्तास्तव च जननी वरत्मेनयना । 
अकस्मात्तुष्णीके सजलनयने दीनवदने 

लुठत्यस्यां भूमौ त्वयि नहि वयं प्राणिनिषवः ॥२२९ 
नासाग्रनवमौक्तिक सुरुचिरं स्वर्णोज्ञ्वलं विभ्रती 

नानाभङ्कीरनङ्ग रङ्ग विलसह्लीलातरङ्गावली । 
राधे त्वं समलोंभय्रजमणि रत्नच्छ्टा मञ्जरी 

चित्रोदख्ित कञ्चुकस्थगितयो बंक्षो जयो: शो भया ॥२३० 
अप्रेक्षेक्त निश्वयापि सुचिरं हृककोणतो वीक्षते 

मौने दाढुंचमुपाश्चितापि निगदेत्तामेव याहीत्यहो । 
अस्प सुध॒ताशयापि करयो धत्वा वहिर्यापये 

द्राघाया इति मानदृस्थितिमहँ प्रेक्षे हसन्ती कदा ॥२३१ 


रसागाधे राधाहुदिसरसिहंसः करतले, 
ल॑सद्वंशश्रोतंस्यमृतगुणसङ्गः प्रतिपदम्‌ । 
चलत्‌ पिच्छोत्तंस: सुरंचितवतंस प्रमदया, 
स्फुरद्‌ गुञ्जागुच्छः सहि रसिकमौलिमिलतु मे ।२३२ 
अकस्मात्‌ कस्यार्चिन्नववसम॑माकर्षेति परां, 
` मुरल्याघम्मिल्ले स्पृशति कुरुतेऽन्याकरधृतिमु । 
पतन्नित्यं राधापदकमलमूले ब्रजपुरे, 
तदित्थं वीथीषु भ्रमति स॒ महालम्पटमणिः॥२३३ 
एकस्या रतिचौर एव चकितचान्यास्तचान्ते करं, 
कुर्य्यात्‌ कर्षति वेणुनास्य सुहशो धम्मिल्लमल्ली स्रजमु । 


३४ 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
घत्तेऽन्याभुजवलिल मुत्‌ पुलकितां संकेतयत्यन्यया, 
राधायाः फ्दयोलुठत्यलममुं जानेमहालम्पटस्‌ ॥२२४ 
प्रियांसे निक्षिप्तोत्पुलकभुजदण्डः क्वचिदपि, 
अमन्‌ वृन्दारण्ये मदकलकरीब्द्रादुभुत गतिः । 
निजां व्यञ्जन्नत्यद्‌भुत सुरत शिक्षां क्वचिदहो, 
रहः कुञ्जे गुञ्जध्वनितमधुपे क्रीडति हरिः॥२३५ 
दूरे स्पृष्ठादि वार्ता न कलयति मनाङ नारदादीन्‌ स्वभक्तान्‌, 
श्रीदामाद्यैः सुहृदूभिनेमिलति च हरेत्‌ स्नेहवृद्धि स्वापल्लो: । 
किन्तु प्रेमेक सीमां मधुररससुधासिन्धु साररगाधां, 
श्रीराधामेव जानन्मधुपतिरनिशं कुञ्जवीथी मुपास्ते ॥२२६ 
सुस्वादुसुरसतुन्दिलमिन्दी वरसुन्द रं किर्माप, 
अधिवृन्दाटवि नन्दति राधावक्षोज भूषणं ज्योत: ॥२३७ 
कान्तिः क्वापिपरोज्ज्वला नवमिलच्छी चन्द्रिकोद्भासिनी , 
रामाचत्यद्भुतवणंकाश्चितरुचनित्याधिकाङ्गच्छवि: । 
लज्जानम्रतनुः स्मयेन मघुरा प्रीणातिकेलिच्छटा, 
सन्मुक्ताफलचारुहारसुरुचिः स्वात्मापेणनाच्युतमु ॥२३८ 
यन्नारदाजेशशुकंरगम्यं वृन्दावने वञ्जुलमञ्जुकुञ्ने । 
तत्‌कृष्णचेता हरणेकविज्ञ मत्रास्ति किख्वित्‌ परमं रहस्यम्‌ ।।२३६ 
लक्ष्मीर्यस्य न गोचरी भर्वात यन्नापुः सखायः प्रभोः, 
संभाव्योऽपि विरिडिच नारदशिध र्वायम्भुवाद्येनं यः। 
यो वृन्दावननागरीपशुपतिर्लीभावलभ्यः कथं, 
राघामाधवयोमंमास्तु सरहोदास्याधिकारोत्सवः ॥२४० 
उच्छिष्टामृतभुक्तवेवचरितंग्य ्वंस्तवंव स्मरन्‌, 
पादाम्भोजरजस्तवेव चिचरनु कुञ्जांस्तवेवालयानू । 
गायन दिव्यगुणांस्तवेव स्सदे पश्यं स्तवेवाकृति, 
शरी राघेतनुवाङ मनोभिरमलं: सोऽहं तवेवाश्रितः ॥२४१ 
क्री इन्‌मीनद्वयाक्ष्याः स्फुरदधरमणीविद्रुमशोणिभार, 
ढ्रीपायामान्तरालस्मरकलभकटाटोपवक्षोरुहायाः । 


ॐ श्रृतिस्तुतिव्यार्या % ३५ 
गम्भीरावत्तंनाभेर्वहलहरिमहाप्रेमपीयरूषसिन्धोः, 
श्रीराघाया: पदाम्भोरुहपरिचरणे योग्यततामेवमृग्ये २४२ 
मालाप्रन्थन शिक्षया मृदुमृदु श्रीखण्डनिघंषंणा, 
दैशेनादुभुतमोदकादि विधिभिः वुश्ञान्तसंमार्जन:। 
वृन्दारण्यरहः स्थलीषु विवशाप्रेमात्तिभारोद्गभात्‌, 
हु प्राणोशं परिचारक: खलु कदा दास्यामयाधीइवरी ॥२४३ 
प्रेमाम्भोधि रसोल्लसत्तरुणिमारम्भेण गम्भीरहग्‌, 
भेदभङ्गिमृदुस्मितामृतनवज्योत्स्नाञ्चितश्ची मुखी । 
श्रीराचा सुखधामनि प्रविलसदुवृन्दाटवी सीमनि, 
प्रेयोऽङ्के रतिकौतुकानि कुरुते कन्दपेलीलान्निधिः ॥२४४ 
शुद्धप्रेमविलासवेभवनिघिः केशोरशोभानिधि, 
वेदश्थी मधुराङ्गभङ्गिमनिधिर्लावण्यसम्पन्निधि: । 
सौन्दर्येक सुधानिविर्मधुपतेः सवंस्वभूतोनिधिः, 
श्रीराधाजयतान्महारसनिधिः कन्दर्पलीलानिधि: ॥२४५ 
~~  नीलेन्दीवरकान्तिलहरीचौरं किशोरद्वयं, 
त्वय्येतत्‌ कुचयोश्चकास्ति किमिद रूपेण मे मोह्नमू । 
तन्मामात्मसखीं कुरु द्वितरुणीयं नौ हढ़ें श्लिष्यत्ति, 
स्वच्छायामभिवीक्ष्य मुह्यति ह्री राधास्मित्तं पातु त: ।२४६ 
सङ्गत्यापि महोत्सवेन मधुराकारांहृदि प्रेयसः, 
स्वच्छायामभिवीक्ष्य कौस्तुभमणौ सम्भूतशोकाक्रधा । 
उरिक्षप्रप्रियपाणि तिष्ठ सुनयेत्युकत्वा गतायावहि 
सख्येसास्ननिवेदनानि किमहं श्रोष्यामि ते राधिके ॥२४७ 
महामणिवरस्रजं कुसुमसञ्चयेरञ्चितं स्फुरन्मरकतप्रभाग्रथितमाहित श्यामलम्‌ । 
~ महारसमहीपतेरिच विचित्रसिद्धासनं कदा नु तव राधिके कवरभारमालोकये। 
मध्ये मध्ये कुसुम खचितं रत्नदाम्ना निबद्ध, 
मल्लीमालँचर्घन परिमलेर्भूषित्तं लम्वमाने:। 
पश्चाद्राजन्मणिवरकृतोदारम।रिक्यगुच्छं, 
धम्मिल्लं ते हरिकरधृतं कहि पश्यामि राधे २४४ 


३६ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

विचिल्नाभिर्भङ्गीविततिभिख्हो चेतसि परं, 

चमत्कारं यच्छेल्ललितमशिमुक्तादिलसित: । 
स्सावेशादुद्द तः स्मर मधुरवृत्ताखिलमहो- 

5दभुतस्ते नवकनकपट्टा विजयते ॥२५० 
अहो ढँघी कर्तु कृतिभिरनुरागामृगरस, 

प्रवाहैः सुस्तिग्धे कुटिल रुचिरः श्याम उचितः। 
इतीयं सीमन्ते नवरुचिरसिन्दुररचिता, 

सुरेखा नः प्रस्यापयितुमिव राधे विजयते ॥२५१ 

चकोरस्ते बक्त,मृतकिरणविम्वे मधुंकर, 

स्तव श्रीपांदाब्जे जघन पुलिने खञ्जनवरः। 
स्फुरन्मीनोजातस्त्वयि रस सरस्यां मघुपतेः, 

सुखाटव्यां राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम्‌ ॥२५२ 
स्पृष्टा स्पृष्ठा मृदुकरतलेनाङ्गमङ्ग सुशीतं, 

सान्द्रानन्दामृतरसहदे मज्जता माधवस्य। 
अङ्के पद्धुंरहसुनयना प्रेममूत्तिः स्फुरन्ती, ८ 

गाढ़ाइ्लेषोन्नमित चिवुका चुम्विता पातु राधा ॥२५३ 
सदा गाय॑ गायं मघुरतरराधाप्रिययशः, 

सदा सान्द्रानन्दानवरसदराधारतिकथाः। 
सदा स्थायं स्थायं नवनिभृतराधारतिवने, 

सदा ध्यायं ध्यायं विवश हृदि राधापदसुधाः ॥२५४ 
इयाम झ्यामेत्यमृतरस संखाविवर्णान्‌ जपन्ती, 

्रेमोत्कण्ठयात्‌ क्षणमपि सरोमाःच्वमुच्चेलंपन्ती । 
सव्वेत्रोश्वाटलमिव गता दुःख दुःखेत पारं, 

काङ क्षत्यहो दिनकरमलं क्रृध्यतौ पातु राधा ॥२५५ 
कदाचिदू गायन्ती प्रियर्रा।कलावेभवगति, 

कदाचिद्‌ ध्यायन्ती प्रियसहभविष्यद्‌ विलसितमु । 
अलं मुः्वामुञ्चेत्यति मधुरमुग्धप्रलपितै, 

नयन्ती श्रीराधा दिनमिह कदा नन्दयतु न: ॥२५६ 


~ 


कै अतिस्तुति-व्याख्या कॅ ३७ 
श्रीगोविन्दव्रजवरबधूवृन्दचूडामणिस्ते, 
कोटिप्राणा'म्यधिकपरमप्रेष्ठपादाब्जलक्ष्मी: । 
कैडूय्येंगादुभुत नवरसेनेव मां स्वीकरोतु, 
भूयोभूयः प्रतिमुहुरषिस्वाम्यहं प्रार्थयामि ॥२५७ 
अनेन प्रीता मे दिशति निज कंद्धुय्य पदवीं, 
दवीयो हृष्टीनां पदमहह राधा सुखमयी। 
निधायेवं चित्ते कुवलयरुचि वर्हमुकुट, 
किशारं ध्यायामि द्रुतकनकपीतच्छविपटमु । 
ध्यायं स्तंशिखिपिच्छ मौलिमनिशं तन्नामसंवीत्तंय, 
नित्यं तञ्चरणाम्बुजं परिचरंस्तन्मन्त्रवर्य जपन्‌ । 
श्रीराघा पददास्यमेव परमाभीष्टं हृदा धारयन्‌, 
कहि स्यां तदनृग्रहेण परमोद््भूतानुरागोत्सवः ॥२५९ 
श्रीराघारसिकेन्द्रूपगुशवद्गीतानि संश्राक्यन्‌, 
गु्जामञ्जुलहारवहमुकुटाद्यावेदर्यंश्चा ग्रतः । 
इयामा प्रेषिंतपूगमाल्यनवगन्धाद्येशच संप्रीणयं, 
स्त्वत्पादाब्जनखच्छुटा रस छृदे मग्न: कदा स्यामहमु ॥२६० 
क्वासो राघा निगमपदवी दूरगा कुत्र चासौ, _ 
कुष्णस्तस्थाः कूचमुकृलयोरन्तरकान्तवासः। 
क्वाहं तुच्छः परममधमः प्राण्यहो गर्हचकर्मा, 
यत्तन्नाम स्फुरति महिमा ह्यष वृन्दावनस्य ॥२६१ 
वृन्दारण्ये नवरसकला कोमलप्रेममूत्ति, 
श्री राधायाङ्चरणकमलामो दमाधुय्यंसी मा । 
राधां ध्यायन्‌ रमसिकतिलकेनात्तकेलीत्रिलासं, 
तामेवाहं कथमिहतन्‌ं न्यस्य दासीभवेयमू ॥२६२ 
रा कालिन्दी त्वयि मम निधि: प्रेयसा खेलतासीद्‌, 
भो भो दिव्यादुभुततरुलतास्तत्करस्पर्शंभाजः। 
हे राधाया रतिग्रहशुका हे मृगा है मयूरी, 
भुयोभुयः प्रणतिभिरहं  प्रार्थेयेवीऽनुकम्पासु ॥२६२३ 


ड्द 


रः श्वृतिस्तुति-व्याख्या अः 
वहन्ती राधायाः कुचकलसकाश्मी रजमहो, 
जलक्की ड़ावेशाद्गलितमतुलप्रेम रसदमू । 
इयं सा कालिन्दीविकसितनवेन्दीवररुचि, 
च्छटा मन्दी भूतं हृदयमिह सन्दीपयतु मे ॥२६४ 
सदयो गीन्द्रसुहृश्यसान्द्रा रसदानग्दैक सन्मृत्तंय:, 
सर्व्वे$प्यदुभुतसन्महिम्नि मधुरे बृन्दावने सङ्गताः । 
ये क्रूरा अपि पापिना नच सतां संभाष्य हृश्याइच ये, 
सर्व्वान्‌ वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्यबुद्धि मंम २६४ 
यद्राघापदकिङ्कुरीकृतहूदा सम्यग्‌भवेद्गोचरं, 
ध्येयं नेव कदापि यद्ध दि विना तस्याः कृपास्पर्शतः । 
यत्‌ प्रेमामृतसिन्धुसाररसदं पापेकभाजामपि, 
तद्‌ वृन्दावनदुष्प्रवेशमहिमाञ्चर्यं हृदि स्फूज्जंतु ॥२६६ 
राधाकेलिकलासु साक्षिणि कदा बृन्दावने पावन, 
वतूस्यामि स्फुटमुञ्ञ्वलादृभुतरसे प्रेमेकमत्ताकृतिः। 
तेजोरूपतिकुञ्ज एव कलयन्‌ नेत्रादिपिण्डे स्थितं, 
ताहक्‌ स्वोचित दिव्यकोमल वपुः स्वीयं समालोकये ॥२६७ 
यत्र यत्र मम जन्मकर्मभि नारकेश्थ परमे पदे मम । 
राघिकारतिनिङ्गुञ्जमण्डली तत्नतत्रहूदिमे विराजताम्‌ ॥२६५ 
क्त्राहं मूढमतिः क्व नाम परमानन्देक सारं रसं, 
श्रीराधाचरणीनुभावकथया स्यन्दायमानागिर:। 
लग्नाः कोमल कुञ्जपुङजविलसद्‌ बृन्दाटवी मण्डले, 
क्रीइच्ड्वी वृषभानुजापदनखज्यातिरछटाः प्रायशः ॥२६९ 
श्रीराघे श्रृतिभि बुधिर्भेगवताप्यामृग्यसद्‌वेभवे, 
स्वस्त्रोत्रस्वकृपात एव सहजायोग्योऽप्यहं कारितः। 
पद्येनेव सदापराधिति महन्मागे विरुध्य त्वदे, 
काशे स्नेहजलाकुलाक्षि किमपि प्रीति प्रसादी कुरु ॥२७० 
अदुभुतानन्दलोभश्चेन्नाम्ना रससुधानिधिः। 
स्तवाऽपं करा कलश गृहीत्वा पीयतां बुधाः ॥२७१ 


क थृतिस्तुति-व्याख्या ऋ ३६ 


स जयति गौरपयोधिर्मायावादाकंतापसन्तप्तमु। 
हुन्नभ उदशीतलयत्‌ यो राधारससुधानिधिना ॥२७२ 


इति श्रीश्रील प्रबोघानन्द सरस्वती गोस्वामिपाद विरचितः 
% ॥ श्रीक्षी राधारससुधानिधि: समाप्त: ॥ 
DES 
गुणेः स्वेहीनोऽप्यहमखिलजीवाधमतमोऽ- 
व्यज्ञेषे दोषैः स्वैरपि च बलितोदुमेतिर्णपि । 
प्रसादाद्‌ यसैवाविदमहह राधाँ व्रजफ्तेः, 
कुमारं श्रीवृन्दावनमपि स गौरो मम गति: ॥ 
अहो ! मैं सकल गुणहीन निखिल जीवाधम एवं अशेष दोषों का 
आकर होने पर भी जिनकी भ्रनुकम्पा से श्रीराधा, श्रीव्रजेन्द्रकुमार एवं 
श्रीवृन्दावन प्रभूति की महिमा अवगत होने में सक्षम हूँ । वह श्रीगौराङ्गदेव 
ही मेरा एकमात्र आश्रय हैं। 


“et 


श्रीवृन्दावन महिमामुतसम्दशशतक (३) 


क. 
= Fi = 
१६ निवे रनम्‌ ॐ 
श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतीपादविरचित 


क श्र जज 


श्रीराधारससुधानिधि ग्रन्थ के हस्तलिखित एवं मुद्रित अनेक 
ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध होने पर भी उक्त ग्रन्थ समुह से विशुद्ध 
पाठ निर्णय करना असम्भव होने के कारण श्रीप्रबोधानन्द 
सरस्वती गोस्वामी पाद रचित ग्रन्थमाला नामक ग्रन्थ के आदर्श 
से ही पाठादि गृहीत हुआ । उक्त ग्रन्थ अकिञ्चन श्रीमत्‌ पुरीदात 
महाशय सम्पादित हे । प्रकाशन तिथि १३।७।५०। उक्तप्रन्य के 
सम्पादन विवरण में उक्त है-श्रीवृन्दावन वास्तव्य श्रीमद्‌ वनमालि 
लाल महोदयात्मज श्रीमाधवलाल गोस्वामी महाशयस्य सौजन्येन ~ 
संगृहीता १२६४ तम वद्धाब्दे लिखिता करलिपिः। श्रीधाम 
वृन्दावनस्थ श्रीराधपरमण घेराख्य पल्ली वास्तव्य श्री अहत चरण 
गोस्वामितः सकाशात्‌ प्राप्ताकरालपिः (ग) बम्बई श्रीवेद्धुटेश्वर 
मुदणालयतः १३१४ तम बङ्काब्दे देबनागराक्षरे मुंद्रितोग्रन्थः । 
एलाटी भक्ति प्रभाकार्यालयतः १३३१ तम वडूनन्दे ओमधुसुदन 
तत््ववांचस्पतिना वद्धाक्षरेः सम्पादितो मुद्रिसोग्रन्थः । एष 
मङ्गलाचरणात्मकश्लोकः (ग) ग्रन्थे नास्ति” सारी प्रपन्नाश्रमतः 
प्रकाशितस्य श्रीअजित गोस्वामि सम्पादितस्य श्रीहरिदास शास्तरि ` 
सम्पादितस्येति ग्रन्थत्रयस्याप्यादर्शो गृहीत इति । 


छु 


ॐ श्रोश्रीगोरगदाधरो विजयेताम्‌ % 
ॐ श्रीधी राधामदनमोहनदेवौ जयतामु ॐ 


# श्री मद्‌ भागवतो य-सप्षाशीतितमोऽध्यायः # 


श्री श्रीमत्‌ प्रबोधानन्दसरस्वतीपादविर चिता 


श्रुतिस्तुतिव्याख्या 


छस्य 
परीक्षिदुवाच 
ब्रह्मत ब्रह्मण्यनिददेश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । 
~ कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतःपरे ॥१ 
| सान्त्रयव्याख्या 
गोरगदाधरो वन्दे कृष्णराधास्वरूपिणो । 
यत्‌ प्रसादाच्नियुक्तोऽस्मि शृतिस्तुत्यर्थवर्णने ॥ 


श्रीपरीक्षित उवाच-- 

ब्रह्मन्‌ ! अनिद शथे ( स्वरूप क्रिया जाति गुण: निर्देष्टुमशक्ये ) 

निगृंरो (गुणानीते, नतु गुणरहिते) सदसतः परे ( कार्ये कारणाभ्यां ) 
परस्मिन्नसङ्गे ब्रह्मरि गुण वृत्तयः (गुात्रयाश्चयाः इत्यर्थः) श्रतय: कथ साक्षात्‌ 

~ चरन्ति (वर्तन्ते, अत्रायमभिप्रायः-पदा्थत्वायोगात्‌ अपदार्थस्य च वाक्यार्थ 
्त्रायोगान्न श्रुति गोचरत्वं ब्रह्मणः तत्‌ कथमेव ? तत्‌ प्रकारं वद इत्यर्थः ॥१ 
महाराज परीक्षित ने पूछा, है ब्रह्मन्‌ ! किसी वस्तु का वर्णन करने के 

लिए स्वरूप, क्रिया जाति एवं गुग को अवलम्बन कर उस वस्तु का निरूपण 
करना आवश्यक हाता है, जिनको स्वरूप क्रिया, जाति एवं गुण द्वारा निर्देश 


४२ अह श्रुतिस्तुति व्याख्या $६ 
नहीं क्रिया जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म का आकार नहीं है, जाती भी नहीं है, गुण 
भी नहीं है, जो निर्गुण अथच गुण रहित नहीं है, जो कार्य कारण से अतीत 
हैं, अतएव मुख्य एवं गौणवृत्ति द्वारा भी वेद ब्रह्म को वर्णन करने में असमर्थ 
है, उम परब्रह्म में गुणाश्रय श्र ति समूह की प्रवृत्ति ब्रह्म को वर्णन करने के 
लिए कैसे हुई ? अर्थात्‌ पदार्थ वह होता, द्रव्य) गुण, जाति और क्रिया, ब्रह्म, 
मे पदार्थत्त नहीं है । एवं पदार्थ और वाक़्यार्थ का अपोग हेतु परमब्रह्म श्रि 
गोचर नहीं हो सकता है तब ब्रह्म वेदवणित विषय केसे हुआ, इस विपय 
का वर्णन आप सविशेष रूप से करें ॥१॥ 

श्रीराधाकान्तमधुरप्रेमोद्भूत्येश्र्‌ तिस्तृतिम्‌ । 

व्याख्याति बहुयत्नेन प्रबोधस्तञ्जुषांमुदे ॥ 

१। (भा० १०८६।५९) एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ 
उपित्वादिश्य सन्मार्ग पुनर्द्दीरवतीमगात्‌ । इत्युक्तम्‌ तत्र सन्मार्ग निजस्त्रर पं 
श्री वृन्दा वनविहारिश्री राधादिपूर्ण विशुद्धोज्ञ्वलरतिरूपद्रज सुन्द रोदृन्द 
वृन्दारिकाभिरमन्दकन्दर्पेलीलारसेकमग्नं परममहाचमत्वरिरूपगुरा/दि- 
माधुरी निधानंसमादिश्येत्युक्तम्‌। वेदानांच परमतातुपर्य च तत्रेवेति च, 
निवेदितम्‌ । सद्भि भेक्तं र्माग्यैते अन्विष्यते, परं नतु प्राप्य ते, सद्विशुद्ध _ 
ब्रह्म, तदेवमार्गोयस्य, वेदान्तश्चवणादिना हि ब्रह्मानुभूय परमभक्तथा तत्रेव 
तद्धनरूपमनुमन्दधदृभिरेव प्राप्यते, नलु प्राकृत बुद्धिभिः, सन्‌ उत्कृष्ट: परम 
प्रगा ढृशुद्धरत्यार्पः, स च नित्य एव धीवृत्तावभिव्यक्तः सन्मार्ग: प्रापको 
यस्येति वा, सतां स्त्रतः प्रमाणानां वेदानां मार्गं कृष्णाकारब्रह्मपरत्यम्‌, 
सळिूर्वेदेर्वा मृग्यते तपोमिः प्राप्तुम्‌, वृहद्दामन पुराणे श्र तीनां कुष्णत्राप्त्य थ 
तप उक्तः (गो० ता० २।५९) ब्रजस्त्रीजनसम्भूता याः श्र तयस्ता ब्रह्मणा 
श्रीकृष्णाख्येन सङ्गता इति तत्रार्थः। तत्न पृच्छति राजा ब्रह्मश्निति। 
अनिर्देशये शक्तिलक्षणाद्यविषये भुद्धब्रह्मणि कथं श्र तयश्चरन्ति ? कथम्भूते ?_ 
सद्‌ सतः परे, सद्‌ ब्रह्म तदु भिन्न च सर्वं स्त्ररूपान्तरं कृष्णात्‌ असत्‌ प्राकृतं ` 
सर्वम्‌ तत्‌ उत्कृष्टे चरन्ति, दर्शेन-स्पशेनचेष्टां कुवेन्ति श्र तय: भावेन गोपीरूपं 
प्राप्ता: श्र तयः श्युण्वन्ति राधाकृष्णयो नंवनिकुञ्जोदरे विहरतोः वन्दर्पेनर्मा- 
लापानु यास्तत्‌ प्रियसख्यः, तासां कृष्णविषये वृत्यसम्भवमाह-गुण वृत्तय इति 


६8 श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ ४३ 
गुण कार्ये देहेन्द्रियादिभि वृ त्तियासामु, कृष्णस्तु निर्गुणः शुद्ध सच्चिदानन्देक 
'रञ्चधनविग्रहस्तेन सह जड़ संसर्गाभावान्न च मायामयेन कृष्णस्वरूपविशेषेण 
सम्बन्ध इति वाच्यम्‌ यतः साक्षाद्‌ वत्तेन्ते । 


श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती पाद आनन्दपूर्वेक श्र तिस्तुति की ब्याख्या 

~ श्रीराधाउान्त के मधुर प्रेमलीला प्रतिपादक रूप में कर रहे हैं। दशमस्वन्ध 
के ८६।५६ अध्याय के अन्त में उल्लेख है, भक्तभक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रतदेव 
बहुलाश्च के समीप में रहकर सन्मार्गं का उपदेश दिये पश्चात्‌ निजधाम 
द्वारात्रती को लौट आये। इस प्रकार कहा गया है, उस वाक्य में सन्मार्गे 
का उपदेश दिये, इम सन्मागे शब्द से * निज स्वरूप” श्रीवृन्दावनविहारी 
श्री गाधादि पूर्ण विशुद्ध उज्ज्वल रतिरूप ब्रजसुन्दरीबृन्द, वृन्दारिव प्रभृति 
के साथ अमन्द कन्दर्प लीला रस निमग्न, परम महाचमत्कारि रूप गुशादि 
माधुरी का निधान रूप निजस्वरूप को कहकर ही द्वारावती को गये थे । 
बेदों का तात्यर्य भी उन रस निमग्न स्वरूप पर ही है,यह बात भी श्रीक्रष्णजी 
~ ने अपने भक्तों का कही । साधु भक्तगण उस स्वरूप के खोज में लगे रहते हैं, 
« किन्तु प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कारण उन लीलारस निमग्न स्वरूप का प्राप्त 
करने का मार्ग ही सद्‌ किशुद्ध ब्रह्म रूप हैं, सद्गुरु के समीप में अमाया से 
वेदान्तादि शास्त्र श्रवण एवं आचरण के द्वारा उसका भूप ब्रह्म को अनुभव 
करने के पश्चात्‌ परम भक्ति का आविर्भाव होता है, अनन्तर परम भक्ति के 
द्वारा अन्तःकरण परिभावित होने पर परम ब्रह्म का घनीभूत स्वरूप श्षीकृष्ण 
रूप का साक्षात्कार होता है । शरीर इन्द्रियों में आत्म बुद्धि सम्पन्न प्राकृत 
जन उनको जान नहीं पाते हैं। सन्‌ शब्द का अथे अति उत्कृष्ट है, परम प्रगाढ 
विशुद्ध प्रीति नामक पदार्थ है, वह नित्य है, भगवान के अन्तःकरण स्वरूप 
ज्ञान आनन्द रूप है, यह भक्ति शक्ति भक्तगण के अन्तःकरण में रहती हैं, 
~ भगवदिच्छा से भक्तजन के आनुकुल्य में रत सज्जन के हृदय में वह भक्ति 
शक्ति प्रेरणा रूप में आविर्भाव होती है। इस प्रकार भक्त हृदय के साथ साधक 
जब अपना हृदय को अभिन्न बना लेता है तब लीलायित विग्रह श्रीकृष्ण चन्द्र 
का साक्षात्कार होता है, स्वतः प्रमाण रूप वेदों का मार्ग ही कृष्णाकार 
ब्रह्म पर है। सत्‌ रूप वेदगण भी निरन्तर तपस्या द्वारा जिन लीलायिए 


४४ ऋ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

विग्रह को प्राप्त करने का अभिलाष करते हैं। वृहडठामन पुराण में वणित है- 
श्रुतिगण श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिए तप किये थे। गोपाल तापनी में उक्त ई; 
ब्रजल्ली जन 'गोपीजन' रूप में उत्पन्न होकर ही श्रतिगण परमब्रह्म श्रीकृष्ण 
के साथ मिलित हुए थे । उस विषय में राजा परीक्षित पूछते हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! 
शब्द का अथे, द्रव्य, गुग, जाति क्रिया है, शब्द इस अर्थ को प्रकाश करता 
है, शब्द वाचक है, और उक्त अर्थ चतुष्टय वाच्य है, द्रव्य परमेश्वर से 
आरम्भ कर मिट्टी तक सब वस्तु का नाम है, गुण द्रव्य में आशित होकर जो 
रहता है, जेसे ऐश्वय्य शब्द स्पशे आदि धर्म का नाम है. जाति. वस्तु का 
समान घमं ब्राह्माणत्त्र, मनुष्यत्व आदि किया, खाना, पीना रहना, जाना, 
सुनना आदि ब्रह्म शब्द से निदिष्ट नहीं होते हैं, इस अनिर्देश्य में शक्ति लक्षणा 
शब्द को वृत्ति सद्छूंत सम्भव नहीं है, मुख्या वृत्ति एवं गौणी वृत्ति से भी 
शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन कर नहीं सकता उनमें अर्थ द्रव्य, गुणा, जाति नहीं 
है, अतएव शक्ति लक्षणादि का अविषय शुद्ध ब्रह्म को श्रतिगण केसे वणन 
कर सकती है, ब्रह्म किस प्रकार है, सदू कारण एवं कार्य से भिन्न है, सद्‌ 
ब्रह्म है, उससे भिन्न स्वरूप समूह प्राकृत है, अर्थात्‌ कृष्ण से भिन्न समस्त 
वस्तु असन्‌ अर्थात्‌ प्राक्रुत हे, अतएव उससे उत्कृष्ट वस्तु में श्रतिगण रत ” 
होती है, दर्शेन स्पर्शन जिहारादि चेष्टा श्र तिगण करती है, भाव से श्रतिगण 
गोपीरूप को प्राप्त करती हैं, निकुञ्ज में श्रीराधाक़ृष्ण जब विहार करते हैं, 
कन्दपे नम आलाप करते हैं, प्रिय सखीगण ही उसको सुन सकती हैं, कृष्ण 
के विषय में श्र तिगण की सेवा की चेष्टा सम्भव नहीं है, क्योंकि वे सब गुण 
वृत्ति युक्त हैं, गुण का कार्य देहेन्द्रिय प्रभृति युक्त है, कृष्ण निर्गुण हैं, शुद्ध 
सञ्चिदानन्द रसघन विग्रह है, उनके साथ जड़ संसग नहीं है, माथामय कृष्ण 
स्वरूप के साथ उन सबका सम्बन्ध है, यह कहा नहीं जा सकता है, कारण 
श्रतिगण साक्षात्‌ रूप में वर्णन व्यवहार करती हैं ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच-- 
बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान्‌ जनानामसूजत्‌ प्रभुः । 
मात्राथेञ्च भवार्थञ्च आत्मेनउकल्पनाय च ॥२॥ 


! कै शतिस्तुति-व्याख्या # ४५ 
सान्वय व्याख्या 
श्रीशुक उवाच-- 
हे परमं भागवत्‌ परीक्षित्‌ ! प्रभुः (इश्वरः) जनानां (अनुशायिनां 
जनानां) मात्रार्थं ( विषयभोगार्थ, यद्वा मीयन्ते गुणाः कार्याणि गुणातीतानि 
= चाभिरिति मात्राः श्रूतयः तदर्थं तद्धारणार्थ) च भवार्थं (भवः जन्मलक्षणं 
कमे, तत प्रभृति कर्मकरणार्थ इत्यर्थः यद्वा-अभ्युदयार्थ, ब्रह्मलोकादधेशवर्य 
प्राप्तचर्थ मित्यर्थः) च आत्मने लोकान्तरगामिने, आत्मनः तहलोक भोगा- 
येत्यर्थ:, यद्वा स्वस्वरूप प्राप्रचर्थ, मोक्षाथमित्यर्थः अकल्पनाय (कल्पना 
निवृत्तये, मुक्तये इत्यरथः, यद्ठा-भजनाय) च बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान्‌ असृजत्‌ 
(मसुजे, तं सगुरामेव गुणे रनभिभूतं सर्वज्ञं सबेशक्ति सवंनियन्तारं सर्वोपास्यं 
सर्वेकर्म फल प्रदातारं सवेकल्याणगुणनिलयं सञ्चिदानन्दं भगवन्तं श्र तय: 
घ्रतिपादयन्तीत्यभिप्रायः ॥२॥ 
श्रीशुकदेव ने कहा- हे परम भागवत परीक्षित्‌ ! ईश्वर अनुशयि 
` जीवों के लिए त्रिषय भोग, जन्म प्रभृति के लिए वर्म, आत्मा का परलोक 
भोग व मोक्ष के लिए बुद्धि, इन्द्रिय, मन व प्राण का सुजन किये हैं, अर्थात्‌ 
सगुण होने पर भी गुणों के द्वारा अनभिभूत, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति सर्वेश्वर, सर्व 
नियन्ता, सर्वोगास्य, सर्वकर्म फल प्रदाता, सबक ल्याण गुण निलय सच्चिदानन्द 
उन श्रीभगवान्‌ को प्रतिपादन श्रतिगण करती हैं ॥२॥ 
यह श्र ति पञ्चविध हैं (१) लक्षण पर (२) ऐक्य पर (३) निषेध पर 
(४) उपासना पर (५) सृष्टि पर । 
शब्द की बृत्ति आठ प्रकार हैं, किन्तु किसी भी वृत्ति ब्रह्मा में सम्भव 
नहीं है, ब्रह्म अपदाथ है, तथापि समस्त श्रुति समस्त गुगों का आश्रय, 
किन्तु समस्त गुणों के द्वारा अवशीक्कत, सवज्ञ, सवंशक्ति, सर्वेश्‍वर,सर्वनियन्ता 
सर्वोपास्य, सर्वकर्म फलदाता, समस्त कल्याण गुणनिलय, सच्चिदानन्द 
भगवान्‌ को प्रतिपादन करती है, लक्षण दो प्रकार हैं-तटस्थ व स्वरूप | 
(१)तटस्थ लक्षण--य: सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः जो सामान्य 
रूप से सबको जानता है, विशेष रूप से सबको जानता है जिनकी ज्ञानमय 
तपस्या चेष्टा है। 


४६ अह श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 

(२) सवस्य वशी, ब्रह्मा इन्द्रादि जिनके अधीन हैं, सब ही जिनके वश 
में हैं । 

(३) एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठत: । यह अक्षर पुरुष के प्रशासन में हे गागि ! सूर्यचन्द्र विधृत हैं। 

(४) सर्वस्य ईशान: । सबके ईशान अर्थात्‌ ईशिता हैं, नियन्ता हैं । 


(५) यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, पृथिव्या अन्तरः, पृथिवी यस्य शरीरं पृथिवी 7 


यं न वेद, यः पृथित्रीम्‌ अन्तरः यमयति, एषः ते आत्मा अन्तय मी अमृत: । 
जो पृथिवी में रहकर पृथिवी के अन्तर में है, पृथिवी जिनका शरीर है, 
पुथित्री जिनको नहीं जानती है, जो पृथिवी के अम्यन्तरस्थ होकर पृथिवी 
का नियमन करता है, यह अन्तर्यामी अमृत सदैक रस आत्मा है । 

(६) स अकामयत बहुस्यामु ! स ऐक्षत तत्तेजः असृजत। जिनसे 
आकाश उत्पन्न हुआ है, उन्होंने कामना की अनेक होने के लिए बह आत्मा 
सर्वज्ञ स्वभाव हेतु एक है, उन्होंने आलोचना को, उन्होंने तत्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध 


तेज की सृष्टि की, ईश्वर की कामनादि लोकों के उपकार हेतु हैं, इसलिए - 


कल्याण गृणाभिव्यक्ति है । 
स्त्ररूप पर श्र ति-- 

(१) सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म । (२) विज्ञानम्‌ आनन्दं ब्रह्म । 

जिनका व्यभिचार नहीं है बह सत्य ब्रह्मा है। कारण उनमें अमत्य 
नहीं है, अतएव विकार शून्य अत कारण हैं, कारण होन से कारक होगा, 
तब मिट्टी के समान अचित्‌ रूपता प्राप्त हागा । इसका निराकरण के लिए 
कहा गया है, वह ज्ञान स्वरूप, ज्ञप्ति स्वरूप अर्थात्‌ अवबाध स्वरूप हैं, 
लौकिक ज्ञान सान्त है अतएव वह अनन्त है । इस प्रकार से ब्रह्म का 
सच्चिदानन्दत्व सिद्ध हुआ हैं 

(१) तत्त्वमसि । तुम ही वह ब्रह्म हो । (सामवेदीय छान्दोग्य) 

(२) प्रज्ञानं ब्रह्म । आत्मा ही ब्रह्म है । (ऋग्वेदीय ऐतरय) 

(३) अहं ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हैं । (यजुर्वदीय बृहदारण्यक) 

(४) अयमात्मा ब्रह्म । यह आत्मा ही ब्रह्म है । (अथवंवेदीयमाण्डुक्य) 


? 


= 


% श्रुतिस्तुति ब्याख्या # ४७ 
वह ब्रह्मा ही तुम हो, तुम संसारी अन्य कुछ नहीं हो। तत्त्वमसि 
महावाक्य में 'तत्‌? व 'खमु' पद की एकता कही गई है । तत्‌ व त्वम्‌ पद के 
शक्यार्थ द्वारा ऐक्य का बोध नहीं हो सकता है अतएव लक्षणा हारा अथ 
करना होगा । लक्षण तीन प्रकार हैं, जहत्‌ स्वार्थ लक्षणा, अजहत्‌ स्वार्थे 
लक्षणा, जहत्‌ अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा, यहाँ पर शक्यार्थ को अन्तर्भुक्त करके 
अन्य अर्थ का बाध होता है । यहाँ पर अजहल्लक्षणा होती है, जसे 'शोनः 
धावति’ शोन शब्द का अर्थ लाल, लालवरो का दौड़ना सम्भव नहीं है, 
अतएव लक्षणा द्वारा अथ समझना होगा लाल घोड़ा दौड़ रहा है। किन्तु 
तत्वम्‌ पद में अजहत्‌ स्वार्थं लक्षणा सङ्गत नहीं है, कारण तत्‌ पद का 
परोक्षत्व व त्तरम्‌ पद का अपरोक्षत्व विरुद्ध अर्थ होजाता है,उस प्रकार स्वार्थ 
को छोड़कर स्वार्थ सम्बन्धि लक्षणा द्वारा कुसूमितद्रुमागङ्का गज्जायां घोषः 
इस वाक्य की भाँति जहतत स्वार्थ लक्षणा नहीं हा सकती है, कारण तत्त्वमसि 
वाक्य में ऐक्य की बात कही गई है, अतएव जहदजह््‌ स्वार्थ लक्षणा 
द्वारा 'सः अयं देवदत्तः? इस वाक्य की भाँति त्व पदाथ का अपरोक्षत्व तत्‌ 
पदार्थ का परोक्षत्व विरुद्ध अंश को त्यागकर अनुगत चिदंश की एकाथंता 
हेतु निर्गुण में पर्यवसान हाता हैँ । 

“स: अयं देवदत्तः! 'सः? शब्द का अर्थ विप्रकृष्ट देशकाल विशिष्ट 
वस्तु । (विप्रकृष्ट-विदूर) (सन्निकृष्ट समीपस्थ) अयं शब्द का अर्थं सन्निकृष्ट 
देशकाल विशिष्ट वस्तु। सञ्चिकृष्ट व विप्रकृष्ट एकार्थक नहीं है, अत्तएव 
विरोधी विशेषण को छोड़कर भाग लक्षणा द्वारा सः भयम्‌ । यह पद द्वारा 
देवदत्त का स्वरूप प्रतिपादित होता है, उस प्रकार जीव परमार्थ से ब्रह्म 
होने पर भी अविद्या दोष हेतु असंसारि ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न संसारी आत्मा 
अपने को मानता है, उसको श्र ति कहती है 'तत्‌ त्वमु असि तत्‌ पद का अर्थ 
पराक्ष वस्तु एक, अद्वितीय, ईशिता, जगत्‌ कारण, ब्रह्म । त्त्रम्‌ पद का अर्थ 
अविद्या उपाधि युक्त नित्य अपरोक्ष प्रत्यक्‌ आत्मा । परोक्ष व अपरोक्ष वस्तु 
परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न का एकत्व सम्भव नहीं है, अतः त्वं पद का 
अपरोक्षत्व परिच्छेदादि को छोड़कर तत्‌ त्वम्‌ पदद्वय सञ्चित्‌ एक्ररस अखण्ड 
निर्गुण आत्मतत्त्व प्रतिपादित होता है। 


बंद # श्रतिस्तुति-व्याख्या क 

निषेध पर श्र ति (१) अस्थूलम्‌, अनणु वह स्थूल नहीं है, सुक्ष्म नहीं 
है । श्रस्युलादि वाकय द्वारा स्थुलत्वादि उपाधि निषेध द्वारा साक्षात्‌ ब्रह्म में 
पर्यवसान होता है । उपक्रम मे स्वसृष्रम्‌ आपीय में सगुण, अतन्निरसनेन- 
फलन्ति वाक्य द्वारा अध्यारोप अपवाद द्वारा समस्त श्रृति ब्रह्म में 
पर्यवसित है । 

उपासना पर श्रू ति एवं सृष्टि पर श्रृति ब्रह्म पर है, गौण प्रवृत्ति - 
सृष्टि पर की प्रवृत्ति यज्ञ के लिए है, (१) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है । 

(२) 'स ऐक्षत' उन्होंने आलोचना की, उनब यजन करो । मुख्या 
प्रवृत्ति-आगम अपायि सृष्ठि स्थिति लय निरूपण द्वारा ज्ञान साधन वैराग्य 
का विघान किया गया है वैराग्य द्वारा निर्गुग ब्रह्म मे पर्यवसान हुआ है, 
उपासना पर वाक्य उदरादि अवलम्बन से सगुण ब्रह्म का अन्त:करण शुद्धि 
द्वारा ज्ञान साधन का विधान होकर श्र्‌ ति ब्रह्म में पर्यवसित है । कर्मादि पर 
श्र्ति-(१) यावज्‌ जीवम्‌ अग्निहोत्रमु जुहुयात्‌ जब तक जीवित रहे अग्नि 
होत्र का अनुष्ठान करे । विविदिषा के लिए विनियोग-- 

(२) तम्‌ एतम्‌ वेदानुवचनेन यज्ञेन । स्वाध्याय द्वारा यज्ञानुष्ठान द्वारा = 
उनको जानने की इच्छा करे, अतएव समस्त श्र ति ब्रह्म पर है । 

२। सिद्धान्तमाह बुद्धीति जनानां कभिज्ञान्यकान्तभक्तानां प्रभुर्सुजत्‌। 
विषयिणां भवार्थं भवो जन्म तत्‌ प्रभृति कर्म करणार्थेमु । मात्राथमिन्द्रिय 
द्वारा विषय भोगार्थ प्राकृतमेव, मुमुक्षुणा शुद्धसत््वमयमु । अकल्पनाय 
मोक्षाय, रजस्तम क्षयएव हि सत्व वृत्या ब्रह्माकारया मोक्षः, एकान्तभक्तानां 
सच्तिदानन्दघन माविष्कृतवानित्यर्थः । आत्मने निज श्रीविग्रहाय तद्‌ दशन 
स्पर्शेनाद्यर्थमित्यथः ॥।२॥ 

प्रश्न का उत्तर एवं सिद्धान्त कहते हैं, कर्मी ज्ञानी, एकान्त भक्तों की 
बुद्धि आदि का सृजन प्रभु श्रीहरि ने किया है, विषयासक्त व्यक्ति पुनः पुनः 
जन्म प्राप्त करे, इसलिए कर्म की आवश्यकता है, इसलिए इन्द्रियादि की 
सृष्टि की है ओर इन्द्रियों के द्वारा विषय ग्रहण प्राक्त जन करे, इसलिए 
मुमुक्षुगण के बुद्धीन्द्रियादि शुद्ध सत्त्वमय हैं। अतएव मुक्ति के लिए बुद्धि 


ऋ श्रृतिस्तुतिव्याख्या ॐ ४६ 
इन्द्रियों की सृष्टि की है, रजोगुण तमोगुण का क्षय होने पर सात्त्विक वृत्ति से 
त्रहाकार वृत्ति होने पर ही मुक्ति होती हे, एकान्त भक्तों की बुद्धि इन्द्रियादि 
सच्चिदानन्दघन रूप में आविष्कार किया है, इससे श्रीहरि के श्रीविग्रह का 

-देर्शन स्पर्शनादि वह भक्त कर सकेगा। ।२॥ 
संषाहयुपनिषदल्राह्मीपूर्वेषां पु्वजेंध ता । 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तां क्षेमं गच्छेदकिञ्चन: ॥। ३॥ 
अन्वय व्याख्या 

मा एषा ब्राह्मी ब्रह्मपरा-(उपाविनिरसनद्वाराब्रह्मप्रतिपादनपरा) 
उपनिषत्‌ (उपलक्षणातृत्त्या तात्पर्येण मुख्ययावृत्त्या वा ब्रह्मसमीपे निषीदति 
स्थिरतयावतंते इत्युपनिषद्‌ः व्युत्पत्तिः) हि (एव) पूर्वेपां पुबेजैः (श्रीसनका- 
दिभिः) घृता (हृदिन्यस्ता नित्यमभ्यस्ता वा) यः श्रद्धया (आदरेण) तां 

~ धारयेत्‌ सः अकिश्वनः (निरस्तदेहाद्यूपाधिः सन्‌) क्षेमं (परं पदं) गच्छेत्‌ 

{प्राप्नुयात्‌) ॥३॥ 

हे परम भागवत परीक्षित्‌ ! उपाधि निरसन द्वारा ब्रह्म प्राप्ति 
प्रतिपादन फरा, लक्षणावृत्ति, तात्पर्य व मुख्यावृत्ति द्वारा जो ब्रह्म के समीप 
में स्थिर भाव से अवस्थान करता है, वह उपनिषत्‌ है, पूर्वाचार्यंगणों के भी 
पूर्वेन अतिवृद्ध श्रीसनक प्रभूति उसको हृदय में धारण किये हैं, ( नित्य 
अभ्यास किये हैं ) जो जन व्यथ तर्क न कर श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा 
श्रद्धा से उक्त उपनिषत्‌ को हृदय में धारण करेगा, वह व्यक्ति देहादि में 
जन्मकर्मादि अहङ्कार शुन्य होकर परमपद को प्राप्त करेगा । उपनिषद्यते-- 
जिसके द्वारा ब्रह्म प्राम्रि होती है वह उपनिषत्‌ है, धर्म अर्थ काम परक 

~ उफतिषत्‌ का तिवर्ग निष्ठ मरीच्यादि ऋषिगण ने अभ्यास किया था, ब्रह्मपरा 

उपनिषत्‌ ब्रह्मनिष्ठ सनकादि धारण किये थे ॥३॥ 

३। सेषा हि एव, एपंव ब्राह्मी ब्रह्मतिषया उपनिषद्‌ रहस्प्रविद्यत्यर्थः 
॥ (४-११) । 

यह उपनिषत्‌ ही ब्रह्म प्रतिपादक उपनि पततु है, और यह ही रहस्य 
विद्या अर्थात्‌ उत्तमाभक्ति विद्या हे । (५११) 


५० ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 
अत्र ते वर्तयिष्यामि गाथां नारायणान्बितास्‌ । 
नारदस्य च सम्वादमृषे र्नारायणस्य च ॥४॥ 
साच्त्रय व्याख्या 
अत्र (एतत्‌ प्रसङ्ग) नारदस्य च ऋषेः नारायणस्य च सम्त्रादं नारायण. 
अन्वितां ( नारायण: वक्तृत्वेन अन्वितो यस्यां तां ) गाथां (इतिहास ) ते 
(तव समीपे) वर्तयिष्यामि (चिरमतीतामपि प्रवत्तयिष्ये कर्णयिष्यामीत्यथे, 
वर्णयिष्यामीति पाठः स्पष्टः) ॥४॥ 
एतत्‌ प्रसङ्गे श्रीनारद ऋषि एवं ऋषि श्रीनारायण सम्वाद रूप 
श्रीनारायण कथित इतिहास तुम्हारे निकट कहत्ता हूँ । परीक्षित्‌ कृत प्रश्‍न 
पहले अन्यत्र भी हुआ था, वह गाथा अत्यन्त अतीत होने पर भी उसको 
कहेंगे नारायण शब्द से महदादि का सृष्टिकर्ता पुरुषत्रय का श्राश्रय एवं सव 
जीवाश्वय को जानना होगा, ब्रह्माजी के वाक्य से (तुम्हीं नारायण हो) स्त्रयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का ही बोध होता है, उपक्रम उपसंहारादि में वह ही 
सवंत्र ग्रन्थित है, उस इतिहास को कहुँगा, तारदजी के साथ कथोपकथन में 
उसका प्राकट्य हुआ । श्रीनारदजी परम भागवत हैं, अतः भगवत माहात्म्य . 
कथन ही उद्देश्य है, श्रीनारद भगवत प्रिय हैं, आगे कहेंगे क्षीरोदशायी एवं 
परव्योमाधिपति से पृथक्‌ करने के लिए ऋषि नारायण शब्द का प्रयोग 
हुआ है ॥४।॥ 
एकदा नारदो लोकान्‌ पर्यटन्‌ भगवतृप्रियः । 
सनातनमृषि द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमम्‌ ॥५॥ 
यो वे भारतवर्षऽस्मित्‌ क्षेमाय स्वस्तये नृणाम्‌ । 
धर्मज्ञान शमोपेतमाकल्पादास्थित स्तपः ॥६॥ 
| सान्वय व्याख्या 
य: वे नारायणऋषि: नृणां क्षेमाय (ऐहिकाय मङ्गलाय) स्वस्तये 
भामुष्मिकाय मङ्गलाय, यद्वा क्षेमाय अभवाय स्वस्तये, सुखाय अथवा क्षेमाय 
सुस्थितये अभयरूपाय मङ्गलाय वा स्वस्तये समृद्धये मोक्षार्थं वा अस्मिनू 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ ५१ 
भारतवर्ष आकल्पात (श्रीब्रह्मदिनप्रथमांशमारभ्य) धर्मज्ञान शमोपेत (धम 
वर्णोचितः ज्ञानं आत्मनः प्रकृति पुरुषाभ्यां विलक्षरोनावलोकनं, शमः 
भगवश्चिष्ठ चित्तता एभिरुपेतम्‌) तपः आस्थितः एकदा भगवत्प्रियः 
(श्रीभगवन्माहात्म्य श्रवणतः भगवतः प्रियः स नारदः) ऋषिद्रष्टुं नारायणा- 
श्रममु (तन्ञाम्तेव प्रसिद्धं बदरिकाश्चमप्रदेशविशेषमित्यर्थः ययौ (गतवान्‌) 
IT 
श्रीतारायण ऋषि इस भारतवर्षस्थ वदरिकाश्चम में श्रीब्रह्मा के जन्म 
दिन से जनता के ऐहिक सुख के लिए एवं परस्पर विशवास स्थापन हो इस 
प्रकार मङ्गल के लिए लोक शिक्षार्थ वर्णाश्रमोचित धर्म, ज्ञान एवं भगवन्निष्ठ 
चित्तता युक्त तपस्या करते थे, एक दिन श्रीभगवश्चाम गुणलीला गान रत 
भगवत्‌ प्रिय नारद सर्व भुवन परिभ्रमण करते हुए उन सनातन ऋषि 
श्रीनारायण ऋषि के दशेतकी अमिलाषासे श्रीनारायण आश्रममें गये थे ।५-६ 


तत्रोपबिष्टसृषिभिः कलापग्रामबासिभिः । 
परीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव कुरूद्वह ॥७॥ 
` साखय ब्याख्या 

हे कुरूद्वह ! (हे कुर्कुलतिलकः) तत्र (निजाश्रमे) उपविष्ठं कलाप 
प्रामवासिभि: ऋषिभिः परीतं (परिवृतं तं ऋषि, श्रीनारदः) प्रणतः (सन्‌) 
इद (ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यनिर्देश्ये इतित्वया यत्‌ जिज्ञासितं तत्‌) एव अपृच्छत्‌ । 


हे महावंश जात कुरुकुलेतिलक! तुम्हारे प्रश्‍न को समानता श्रीनारदजी 
के प्रश्न में है, उस प्रकार प्रश्‍न करने के लिए आप बदरिकाश्रम को गये, 
वहाँ जाकर आपने देखा कि निज आश्रम में धर्म प्रवचन करने के लिए 
वैराग्य एवं धर्माचरण ब्यग्रता को छोड़कर जनकल्याण के लिए समस्त श्रेष्ठ 
ज्ञानी धामिकगण की सभा में उन सबके प्रश्‍न के अनुसार निणेय देने के 
लिये उपत्रिष्ट थे, श्रीनारदजी उनको प्रणाम किये और समस्ट विज्ञ ऋषिगण 
के समक्ष में तुमने जो प्रश्‍न मुझ से किया वह प्रश्‍न ही श्रीनारदजो ने 
श्रीतारावण ऋषि से किया ॥७॥ 


५२ ॐ श्रुत्तिस्तुति-व्याख्या $ 
तस्मं ह्यावोचद्‌ भगवानृषीणां शृण्वतामिदम्‌ । 


यो ब्रह्मवादः पूवेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥८॥ 
साच्तय व्याख्या 
2. ब्रह्मवादः (ब्रह्मणि वेदविषये वादः तस्ववुभुत्सार्थकरूपार्थः नतु 
जल्पवितण्डारूपः) जनलोकनिवासिनां पूवेषां (पूर्वाचार्याणां श्रीसनव-दीनां 
भासीत्‌) इदं भगवान्‌ ऋषिणां (समक्षे) तस्म (धीवारदाय) अवोचद्‌ - 
(उवाच) ।।८॥ 
महादयालु मर्वेज्ञ भगवान्‌ नारायण ऋषि समस्त ऋषिवर्ग के समक्ष 
में ही श्रीनारदजी को बोले थे, ब्रह्मवाद जो कि श्व तिक्री मुख्या वृत्तिसे प्रति- 
पादित होता है, वह तत्त्व निर्धारण रूपवाद कथा समस्त ऋषियों के सम्मत 
है, ऋषिगण के हृदय में वाद नि:सन्दिग्ध रूपमे स्थित होने के कारण वे सब 
उस वाद कथा का सुनने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे, इस समय श्रीनारायण 
ऋषि ने कहा यह तत्त्व निर्णायात्मक शति प्रतिपादित ब्रह्म कथा इसके 
पहले पञ्चम लोक 'जन' लोक में हुई थी, और उस सभा में जल्प वितण्डा 
वर्जित तत्त्व निर्णयात्मक कथा हुई थी, अर्थात्‌ यह कथा सुनिश्चित रूप से 
जप, तप सत्यलोक में प्रसिद्ध है । जब व्यक्तिगत प्रयाज न को मिटाने के लिए 
प्रयत्न होता है, तब सात्त्विक बृत्ति नहीं होती है. सात्विक इत्ति के अभाव 
से परम बृहद्‌ वस्तु को जानने की इच्छा नहीं होतो है, पृथिदी भुवलोक, 
स्वर्गलोक और महर्लोक में जीव स्त्रार्थ परायणता की शिक्षा में अभ्यस्त है, 
अत: जनलोक में इसकी कथा हुई ॥८॥। 
श्री भगवानुवाच 
स्वायम्भुवः ब्रह्मासत्रं जनलोकेऽभवत्‌ पुरा । 
तक्षस्वानां मानसानां मुनीनामुद्ध रेतसाम्‌ ॥८॥ 
सान्त्य व्याख्या 
श्रीभगवान उबाब-- 
स्वायम्भुव ! (है ब्रह्मपुत्र नारद ! ) पुरा जनलोके ( तह्स्थानां 
ऊर्धरेतसां) (नं डिब ब्रह्मचारिणामित थः) मानसानां (श्रीब्रह्ममनोजातानां) 
मुनीनां ब्रह्मसत्र अभवत्‌ ॥६॥ 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या % ५३ 
श्री भगवान्‌ ऋषि नारायण कहते हैं, हे स्वायम्भुव नारद ! पूर्वकाल 
में जनलोक निवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रीब्रह्मा के मानस पुग्न मुनि सकल के 
ब्रह्म सत्त नामक एक यज्ञ हुआ था, जिस यज्ञ में यजमानगण समान रूप से 
ऋत्विक्‌गण के साथ यज्ञादि कर्म करते हैं, उसको कर्म सत्र कहुते हैं, जहाँ 
पर वक्ता एवं श्रोता समान योग्यता सम्पन्न होकर ब्रह्म वृहद्‌ वस्तुका 
परिचायक वेदादिशालोों की आलोचना कर निर्णय हेतु एक योग्य व्यक्ति 
वक्ता एवं अपरतुल्य योग्यता सम्पन्न व्यक्तिगण श्रोता होते हैं उसको ब्रह्मा सत्र 
कहते हैं, यहाँ पर स्थान का प्राधान्य न हों है, किन्तु विशुद्ध जन्म एवं तदुचित 
कर्मे का ही महत्त्व के लिए कारण है होन कुलोत्पन्न एवं तदुचित हीन 
शिक्षा सम्पन्न व्यक्ति स्वार्थ परायण होता है, उसमें बृहद्‌ होने के लिए 
भारतीय संस्क्रुत भाषावद्ध वेदादि शास्त्राध्ययन में रुचि नहों होती है, 
अतएव स्त्रायम्भुव, मानस पुत्र, मुनि, ऊद्धेरेता नेछिक ब्रह्मचारी उन सबका 
परिचायक शब्द दिया गया है, यह सत्र प्रथम कल्प के सर्व आदि समय में 
ही हुआ था ॥९॥ 
श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि हृष्टे तदीश्वरम्‌ । 
ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रृतयो यत्र शेरते। 
तत्र हायमभूत्‌ प्रश्‍न स्त्वं मां यमनुपृच्छसि ॥१०॥ 
सान्त्य व्याख्या 
त्यि तदीशवर (इवेतह्वीपाधीञ्बरं अनिरुद्धमूत्तिमामेवद्रप्टु ब्वेतद्वीपं 
गतवति (सति) तत्र (जनलोके) प्रश्नः हृ (स्फुट) भ्रभूत्‌ यं त्वं मां अनुपृच्छसि 
यत्र ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्र तय: शेरते (समन्त्रिताः) भवन्तोत्यर्थः ।।१०॥। 
श्रीनारायण ऋषि बोले- हे नारद! तुम मेरा अंश स्वरूप इवेत- 
हीपाविपति श्रीअनिरद्ध मूत्ति दर्शन के लिए ब्वेतद्वीप जब गये थे, तब जन- 
"7 लोक में श्रतिगण जहाँ पर विश्राम करती हैं, इस प्रकार ब्रह्मतत्त्व 
निर्णयात्मक प्रश्‍न, जो तुम ही मेरे पास अब पूछ रहे हो हुआ धा और यह 
प्रश्‍न कर्ता सनकादि थे, उस ब्रह्माबाद में समस्त श्रतियों की सुमीमांरु है, 
तुम्हारे प्रश्न के पहले और किसी ने इस विषय का प्रश्न नहीं किया । 


५४ ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

जिस समय प्रत्येक व्यक्ति निजनिज अधिकारोचित वत्तंव्य में रत 
होता है, एवं सकलजन सुखी होते हैं, तब ही वीतराग मुनिगणा ब्रह्म तत्त्व 
निरूपण में मनोनिवेश करते हैं, श्र तिगण प्रतिपाद्य ब्रह्मा तत्त्व विषय में कुछ 
भी सन्देह का अववाश नहीं है, तथापि समयोपयोगि व्याख्या विशेष को 
देखकर कल्याण गुणगण रत्नाकर श्रीहरि के प्रति लोक सन्दिग्ध हो जाते 
हैं, इसलिए श्र तिगण के ब्रह्मवाद विचार सन्दर्भ अतोव उपादेय है, यह उत्तम 
प्रश्‍न है, जो तुम मुझ से पूछ रहे हो ॥१०॥ 


तुल्यश्रुततपः शीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः। 
अपिचक्र: प्रबचनमेकं शुश्रषवोऽपरे ॥११॥ 


सान्त्रय ब्याख्या 
ते (मुनयः) तुल्यश्चततपः शीलाः (तुल्य श्रूतं शास्त्राभ्यासः तपः 
वित्तेकाग्रता शीलं शान्त्यादिस्त्रभावः येषां तथोक्ताः) तुल्यं स्वोयारिमध्यमा; 
(स्त्रपक्ष विपक्ष तटस्थ पक्षरहिताः) अपि एक (श्रीसनन्दन) प्रवचनं 
(प्रवक्तारं) वक्रः अपरे (श्रीसनकादयः) शुश्रषवः (श्रीतुमिच्छवः) बभूवुः 
कौतु केन श्रीनन्दनं प्रवक्तारं कृत्वा श्रीसनवादयः पप्रच्छुरित्य थे: ॥११॥ 


तत्रस्य ऋषिगणा शास्त्राभ्यास तपस्या एवं स्वभाव में तुल्य स्त्रपक्ष 
बिपक्ष तटस्थ पक्षरहित होकर भी एक श्रीसनन्दन को प्रवक्ता बनाकर 
श्रीसनक प्रभृति ऋषियों ने प्रश्‍न किया । ननलोक में जितने ऋषिगण ब्रह्म 
विचार के लिए एकत्र हुये थे वे सबके सब सर्वज्ञ थे, शास्त्राभ्पास, अध्ययनं 
एकाग्रचित्त शान्तदान्त प्रभृति स्वभाव सम्पन्न एवं अरिमिल्न उदासीन भाव 
वर्जित निरुपम करुणा युक्त होने के कारण ब्रह्म विषयक आलोचना में योग्य 
अधिकारी थे, मात्मर्य वजित होने के कारण आनन्द से ही श्रीसनम्दन को 
प्रवचन करने का भार दिया एव सनकादि ऋषिगण उक्त विषय को सुस्पष्ट 
रूप में जानकर विश्ववासी को अवगत्त कराने के लिए हो शिक्षावतार का 
कार्य किया ।।११॥ 


# श्रृतिस्तुति-व्याख्या ई शश 
सनन्दन उवाच-- 
स्वसृष्छमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः। 
तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्ग : श्रुतयः परम्‌ ॥१२॥ 
सान्वय व्याख्या 
श्रीसनन्दन उवाच- 
स्व सृष्ट ( स्त्रयं निम्मितं ) इदं ( विश्वं ) आपीय ( रसादि पानवत्‌ 
अनायासेनेवान्त निधायेत्यर्थः ) शक्तिभिः त्रिगुण तत्‌ कार्य महदादिभिः किम्वा 
लक्ष्म्यादिभिः) सह (साकं, अथवा शक्तिभिः तत्तच्छक्तिमय पुरुषादिनिजा 
वतारः सह मिलित्वा एकीभुयेत्यर्थः) शयानं (जगत्‌ कार्य प्रति निद्राणं इव 
कृतानवधानं) परं (परमेश्वर) तदन्ते (प्रलयान्ते-सृष्टि प्रारम्भे प्रथमनिःश्वास 
सम्भूता.)श्रुतय: तल्लि ङ्कः (तत्‌ प्रतिपादकेः वाक्येः) बोधयाञ्चक्रुः (पुनः विश्व 
सृष्ट्यामवधापयाच्चक्र्रित्यथे: ॥१२॥ 


श्रीसनन्दन ने कहा स्वनिमित इस विश्च को रसालादि पान करने की 
भाँति अनायास अन्तःस्थल में स्थापन कर निज शक्ति के साथ मिलित होकर 
निद्रित की भाँति जगत्‌ कार्य के प्रति अनवहित उस परमेश्वर को प्रलय के 
अन्त में प्रथम निःश्वामसम्भूत श्र्‌तिगण ने उनके प्रतिपादक वाक्य समूह 
द्वारा पुनर्बार विश्व सृष्टि के लिए अवहित कराया । वेद स्वतः प्रमाण है, 
पुरुष वाक्य अप्रमाण है, कारण उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव 
ये चार दोष हैं, वेद भ्रम - अर्थात्‌ संशय, प्रमाद ग्रर्थात्‌ अनवधानता, 
विप्रलिप्सा अर्थात्‌ लोभ का आधिक्य, करणापाटक अर्थात्‌ रोगादि द्वारा 
इन्द्रियगण के निज विषय ग्रहण करने का सामर्थचाभाव है, वेद अपौरुषेय 
होने के कारण उक्त पुरुष दोष चतुष्टय उसमें नहीं है, अपौरुषेयता हेतु स्त्र्तः 
प्रमाण है, यदि कहो कि “अस्य महतः भूतस्य तिःश्वसितमु एतत्‌ यत्‌ ऋग्वेदः 
यजुर्वेदः ।” इसमें वेद ब्रह्मा से उत्पन्न है, ऐसा कहा गया है, किन्तु “वाचा 
विरूप नित्यया” श्र्‌ त्यन्वय द्वारा वेद का नित्थत्त्र सूचित हुआ है । ईश्वर पूर्व 
पूर्वं कल्प के अनुसार रचना करते हैं, अभिनव रचना करते हैं, इस प्रकार 
अपोरुषेयत्व देवता विग्रह भुवन कोश प्रतिपादक श्रुति की आदिमत्ता नहीं 


५६ ॐ श्रृतिस्तुति -व्यार्या ॐ 


है, धाता चन्द्र सूर्ये की कल्पना यथा पूर्व ही करते हैं। इम प्रकार प्रति कल्प 
की सृष्टि समान है, ब्रीहि के समान संसार अनादि है, अतएव बेद भी जाति 
शब्द के समान ही हे ॥१२॥ 

भगवानु सञ्चिदानन्द-मात्रेक रसघन विग्रहः परमो विशुद्ध-मधुरश्स , 
साम्राज्यनिधिस्तदीयाश्च गोप्य स्ताहक्‌ चिद्रसघनतिग्रहतिग्रहास्तदानन्द 
रसमखिलानन्द-तुच्छीकरणां पूर्ण शुद्धरतिमूत्ति राधासख्य भावेनास्वादन्तीति 
निवेदितम्‌ । स्वसृप्टं निजाश्चर्य वेदग्ध्यरचितम्‌. नतु कामततस्त्रेषु प्रसिद्धम्‌ । 
इदं कन्इपे विलमितं नित्यमिद्धमेव ममेदानीमपरोक्षतया भासमानमु। इः? 
कामः तस्य 'दा' शुद्धि यंत्र ताहशम्‌, शुद्धकन्द्रपरसमयमित्यर्थ, आपीय 
उपहुत्य शयानं निद्रां गतम्‌, शक्तिभिः सह निद्रावस्थायामपि सुक्ष्महूप विलास 
युक्त मित्यर्थः, शक्तिभिः श्रो राधया सहेति वा सेव हि सर्वप्रेम शक्त्यात्मिका, 
तदशत्त्रादन्यममस्त रसशक्त: शृङ्गार रसेऽभ्यहित्त्तराह्टा बहुवचनम्‌, राघा 
तत्‌ सख्यभिध्रायेण वा बहुवचनम्‌ । तदा राधास्तस्योरस्येत्र सुप्ता, सख्योऽपि 
यत्र स्थितास्तद्विलासं पश्यन्त स्तत्रेवाचलं निपात्य शयिता इति । यद्वा, 
स्वसृष्ट स्त्रस्म सृष्टं राधावर सुधा रसमापीय, नहि तदन्यास्त्राद्यं विना विशुद्ध 
कन्दर्प रसँकमृत्ति श्रीवृन्द्रावननागरं शक्तिभिस्तत्‌ क्रीड़ा शक्तिभिः सह शयानम 
ता अपि तदा तिवृ तिका जावा:--श्रमवशाद्‌ इत्यर्थः । तदन्ते तस्या निद्राया 
अन्तोऽवसानं यत्र तस्मिन्‌ प्रातः समय इत्यर्थं: । क्रीड्ाशक्तीनां तदवस्थाया 
अपगमे वा, बोधयामावु जागरयामासुः, तल्लिङ्गं प्रातः समयलिङ्गेः, स एव 
लिज़चते ज्ञाप्यते ये र्वाक्यिस्तैरित्यर्थो वा निद्रागतं कथं प्रबोघितवत्यः ? 
तत्राह परम्‌, व्याप्रियत इति परमु निर्व्यापारता तस्यापि नेष्टेति भावः परं 
परमानन्द ख्पं वा ॥१२॥ 

भगवान्‌ केवल सञ्चिदानन्द रसघनविग्रह परम विशुद्ध मधुर रस 
साम्राज्य निवि हैं, गोपीगण उनकी स्वरूप शक्ति स्वरूप हैं, उन सबके शरीर 
भी भगवान्‌ के शरीर की भाँति केवल सच्चिदानन्द रसघन विग्रह हैं, बह 
आनन्द रस है, उससे पृथक्‌ निखिल आनन्द को तुच्छ बनाने वाला होता है, 
उस आनन्द का पूरो शुद्धरति मति श्रीराधा-सरूय भात्र से आस्वादन करती 
रहती है, पहले इसको कहा गया हे । निज सृष्ट निज आश्चर्य वेदग्ध्य रचित 


# श्रुतिस्तुति व्याख्या श॑ ५७ 
काम तन्त्र में प्रसिद्ध कला विलास को नहीं, यह अप्राकृत कन्दर्प विलसित 
नित्य सिद्ध ही है, आस्वादन के समय अपरोक्ष रूप में प्रतिभात होता है, 'इद 
मापीय' का अर्थ “इ? काम, उसकी “दा! शुद्धि जिस लीला में हरेती उस 
प्रकार शुद्ध कन्दपे रसमय लीला । आपीय, लीला को समेट कर सो गये, 
निद्रित हो गये, शक्ति के साथ निद्रित होने पर भी निद्रावस्था में सूक्ष्म रूप 

"विलास विद्यमान रहता है। शक्ति श्रीराधा के साथ, श्रीराधा ही सकल 
प्रेमशक्ति स्त्ररूपा है, अन्य समस्त रस शक्ति उनका अंश है, सकल रस 
श्शृ्गार रस में अन्तर्भूत होने के कारशा बहु वचन प्रयोग है, राधा एवं 
उनकी सखियों को सूचित करने के लिए बहु वचन का प्रयोग हुआ है, उस 
समय श्रीराधा पुरुषोत्तम के वक्षःस्थल में ही निद्रिता रहो । सखीगण भी 
जहाँ पर रहीं वहीं पर उन दोनों के विलास को देखकर अपने आँचल को 
बिछाकर सो गयीं अथवा स्वसृष्ट:-स्त्रयमास्वादन करने के लिए प्रोत्साहित 
कर श्रीराधा को प्रवृत्त क्रिये, पश्चात्‌ श्रीराधा का अधर सुधारस को 

-- आस्वादन कर ही निद्रित हुए । विशुद्ध कन्दपे रस मृति श्रीवृन्दावननागर, 
श्रीराधा एवं अन्य सखियो क सुधारस का आस्वादन कर ही शयन करते हैं, 
® क्रीड़ा शक्तियों के साथ ही शयन करते हैं, विलासश्रम से क्लान्त होने 
के कारण शक्तिगण भी सो गयीं, जिस समय उनकी नींद टूटी, उस प्रातःकाल 
में अथवा क्रीड़ा शक्तियों की निद्रा अवस्था हट जाने पर प्रातःकाल को 
जानकर वे सब श्रीराधा नन्दकिशोर को जगाने लगीं। जिस वाक्य से 
श्रीराधा नन्दकिशोर प्रातःकाल हुआ है, यह जान जायेंगे । उस प्रकार वाक्य 
का प्रयोग उन सबों ने किया । सुखपूर्वक सोने वाले को उन्होंने क्यों 
जगाया ? उत्तर देते हैं--परम जो निरन्तर परहित कर कार्थ में रत रहते 
हैं, उनको परम कहा जाता है, सवं जनगणानन्ददायक प्र भु 

= निश्चेष्ट रहें, यह्‌ श्रीराधा नन्दकिशोर एवं उनके परिकरगण पसन्द नहीं 
करते हैं, परम शब्द का परमानन्द रूप अर्थ भी होता है, जो निरन्तर परहित 
कर कार्ये करके ही सुखी होते हैं, वह निइचेष्ट केसे रहेगा ॥१२॥ 

यथा शयनं सञ्राज्ञं वन्दिनस्तत्पराक्रमेः । 


प्रत्युषेऽभ्येत्य सुश्लोकं बोधयन्त्यनुजीविनः ॥१३॥ ` 


भ ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
| सान्वयव्याख्या 

यथा अनुजीविनः (सेवकाः) वन्दिनः (स्तुतिपाठकाः) प्रत्यूषे अभ्येत्य 
(आगत्य) शयनं (निद्रितं) सम्राजं (चक्रवत्तिराजानं) तत्‌ पराक्रमैः (तस्थ 
सम्राजः पराक्रमः प्रभावः यत्र तैः) सुझ्लोकेः (शोभनैः पद्येः यद्वा सु शोभनाः 
इलोकाः कीत्तिय: येषु तथोक्तं: पराक्रमेः) बोधयन्ति । श्रीकृष्ण कथं श्रुतयः 
चरन्तीति प्रश्नस्य भक्तथेव चरन्तीति उत्तरमुक्त तदेव श्रीकृष्णेकपरत्वमाह t 
स्व सृष्टं इदं (धर्मवत्म) आपीय समाच्छाद्य शक्तिभिः (शक्तिपाभिः 
श्रीराधाचन्द्रावल्यादिभिः) सह शयानं (निकुञ्जादौ निद्रां भजन्तं) परं ` 
(पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णं) तदन्ते (तस्याः निशायाः अन्त शेषै) श्रुतयः (गापीभावं 
प्राप्ताः) तल्लिङ्गः (बोघोचितेः वचोभिः) बाधया*चक्र: (जागरयामासुः) ॥१३ 

जिस प्रकार स्तुति पाठक सेवकगण प्रभातकाल में आकर निद्रित 
चक्रवत्ति नृपतिगण को उनके पराक्रम सूचक सुश्लोक द्वारा जागरित करते 
हैं; श्रीकृष्ण में श्रुतिगण किस प्रकार वर्णन कर सफल हाते हैं ? इस प्रश्‍न के 
उत्तर में सब भक्ति के द्वारा ही श्रीकृष्ण को वर्णन करते हैं, इस प्रकार _ 
उत्तर देकर उन सब की परायणता के विषय का उल्लेख करते हैं, स्व सृष्टा, 
यह धर्ममागें को आच्छादन पुर्वक शक्ति रूपा श्रीराधा चन्द्रावली प्रभृतिकू- 
साथ निकुञ्ज प्रभृति कानन में निद्रित पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को रात्रि के 
अवसान में गोपीभाव प्राप्त गोपीगण बोधनोचित वाक्य द्वारा जागरित करने 
लगीं ॥१३॥ 

१३। न केवलं सख्यो जागरयामासुः, शुकसारिकादयोऽपि, तद्रस 
जीविनः समीचीनैस्तद्‌ विलास वर्णन इलोकेर्बोधयन्तीत्पाह- यथेति । 
यथावत शयानं क्रीडा श्रान्त्या यथा शयितुमुचितंम्‌, तथव रसमय शयनं 
कुर्वेन्त मित्यर्थः संमील्य प्राण प्रेयस्या श्रीरावया राजत इतितमु । तत्‌ परा- 
श्वीराधाक्कष्ण परायणाः सस्यस्तासां क्रमे र्मुख्यतम~मुख्यतर-मुख्य-तदनुगत 
सखीवृन्द प्रबाधन क्रमेण शुकादयोर्ञय स्तुतिपराः प्रबाघयन्ति स्मेत्यर्थः। ¬ 
यद्वा, स्त सृष्टमित्यादि यथेत्यादि इलाकह्य्रेनश्वुतिरुप गोपीनां नित्य 
गोपीनाश्व बोघकत्व मुक्तम्‌ । अत्र च पञ्चविधा गोप्यः प्रोक्ताः, (१) नित्या- 
विर्भूत-स्त्रूपाः अपरा (२) गोपीभावोपासनया तद्रूपेण व्यक्ताः, ता अपि 


~ 


के श्रतिस्तुति-ऽ्याख्या अ ५६ 
श्रीराधाप्राणसखी सामान्यसखीत्वेनद्विधा:, अन्यास्तु (३) दण्डकारण्यवासि 
मुनयो रघुनाथ-काम भावं प्राप्तास्तद्वरेण गोप्योजाताः, (४) श्रृतयश्चापरा 
गोपीत्वं तपसा प्राप्ताः, (५) सुरखियश्च पराञ्चन्द्रकान्तिरूपा परम रति 
शीलया राधया अनुग्रहाद्‌ गोपीरूपेण ब्रजे प्रकटा इति ॥१३॥ 


पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को केवल सखीगणों ने ही नहीं जगाया, किन्तु 
शुक सारिका प्रभृति क्रीडा विलास रसास्वादन परायण ने भी समीचीन 
श्रीकृष्ण विलास वर्णनमय श्लोक द्वारा ही उनको जगाथा, उसको दृष्टान्त 
द्वारा कहते हैं,क्रीड़ा क्लान्त होकर जिस प्रकार मुखपुवेक सोना आवश्यक है, 
उस प्रकार रममय शयन में विराजित श्रीकृष्ण को निद्रित प्राणप्रिया श्रीराधा 
के साथ विराजित श्रीनन्दकुमार को, तत्परा श्री राधाकृष्ण परायणा सखी गण 
क्रमपुवेक मुख्यतमु, मुख्यतर, तदनुगत सखीबृन्द प्रवोधन क्रम से स्तुति 
प्रहाञ्जण शुकादि भी श्रीनन्दनन्दन को प्रबोधित कर रहे थे । 


, अथवा यथा सृष्ट मित्यादि, यथेत्यादि दोनों इलोकों से श्राति रूपा 
“गोपी एवं नित्य गोपियों का बोधन क्रम सूचित हुआ है, इस प्रकरणा में 
पश्चविध गोपियों का वर्णन है, प्रथम नित्यातिर्भूत स्वरूप, द्वितीय गोपी- 
भावोपासना से गोपीदेह सम्पन्न वे सब दो प्रकार के होते हैं--श्री राधा, 
प्राणसखी अपरा सखी सामान्य गोपीरूप, तृतीय दण्डकारण्यवासी मुनि 
श्रीरघुनाथ के वर से गोपीदेह सम्पन्न, चतुथ श्र तिगण तपस्या द्वारा जिन्होंने 
गोपीदेह प्राप्त किया । पञ्चम सुरस्त्रीगण, चन्द्रकान्ति प्रभूति जिन्होंने परम 
रतिशीला श्रीराधा के अनुग्रह से व्रज में गोपी होकर जन्म ग्रहण किया ॥१३ 


श्रतयः ऊचुः-- 
जय जय जह्यजामजितदोषगृभीत गुणां, 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः। 
अगजगदोकसामखिलशक्तचचबोधक ते, 
क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः ॥१४॥ 


६० # श्रुतिस्तुति-व्याख्या # 


सान्वयव्याख्या 
श्रीश्रू तय: ऊचु-- 

अजित ! (है माथाद्यनमिभुत !) जय जय (स्त्रीय सर्वोत्तष॑माविष्कुरु, 
आदरेण, हर्षण वा द्विरुक्ति) अगजगदोकसां (अगानि स्थावराणि जगन्ति 
जङ्गमानि च ओकांसि शरीराणि येषां जीवानां तेषां) दोष गुभीत गुणां, 
(दोषाय आनन्दाद्यावरणाय गृभीता गृहीता गुणा यया तां) अजां (अविद्यां) 
जहि (नाशय) पत्‌ (यतः) त्वं आत्मना (स्वरूपेणाच) समवरुद्ध समस्त भगः 
(सम्प्राप्तसमस्तैश्वयं:) असि, अखिल शक्तचवबोधक ! क्वचित्‌ (कदाचित्‌ 
सृष्टादि ममये) अजया (मायया) आत्मना (चिच्छक्तघा) च चरतः (क्रीडतः) 
तै (तव) निगमः अनुचरेत्‌ (प्रतिपादयेत्‌) । 

अजित ! जय जय (स्वस्ति अस्तु दोषगृभीतगुणां) (दोषेण चरणामृत 
लीलावलोकाद्यनाविर्माव रूपेण गृभीतः गृहीत: गुणः लीलात्वरूपः यस्यां 
तथोक्ता) अजां (निद्रां) जहि (त्यज) यत्‌ (यतः) एवं आत्मना (स्वस्वरूपेणैव) 
समवरुद्ध समस्तभगः (सम्प्राप्तसर्वानन्दः असि, अगजगदोकसां (द्रमादि -- 
श्रमरादीनां) अखिलशक्तथवबोधक ! क्वचितु (वत्सवत्सपाल हरणज पद्ययोनि, 
मोहनादौ रास क्रीड़ादौ च) अजया (विच्छक्तयासवेपाइवे विचरतः क्वचिश्च 
गोवद्धेरणाकी) आत्मना एकेनेत्र स्त्रूपेण, च चरतः ते (त्वामित्यर्थः ) निगमः 
(श्रतिः) अनुचरेत्‌ (प्रतिपादयेत्‌) । 

हे अजित ! आप स्वीय सर्वोत्कर्षं का आविष्कार करें, आप स्थावर 
जङ्गम शरीरधारि जीवगणों के देहादि का आवरक गुण विशिष्ट अविद्या का 
नाश करें, कारण आप स्वरूप द्वारा ही समस्त ऐश्वर्य सम्यक्‌ रूप से प्राप्त 
कर चुके हैं। हे अखिल शक्तधवबोधक ! आप सृष्ट्यादि के समय में जब 
माया व चिच्छक्ति के साथ कीड़ा करते हैं तब ही वेद आपको प्रतिपादन 
करते हैं । 

है अजित ! मङ्गल हो, मङ्गल हो, जो निद्रादोष गृहीत अथच 
लीलात्व गुण विशिष्ट उसको आप परित्याग करें। कारण आपने तो निज 
स्वरूप द्वारा ही समस्त आनन्द को सर्वतो भावेन प्राप्त कर चुके हैं। हे वृक्ष 
से लेकर भ्रमर पर्यन्त समस्त जीवों को अखिल शक्ति के अवबोधक ! वत्स 


छै श्रृतिस्तुति-ब्याखँया ॐ ६१ 
घत्सपाल हरणज ब्रह्म गोहनादि में एवं रास क्रोडादि में चिच्छक्ति सबके 
समीप में विचरणशील ब गोवद्धनोद्धारादि में एकमात्र स्वरूप के द्वारा हो 
आप विचरणकारी हैं, आपका श्र ति प्रतिपादन करती है ॥१४॥ 

तत्र श्र तय: व्रजराजकुमार भावाविष्टा अपि तत्तत्त्वज्ञान संस्कारवत्यः, 

= न शुद्ध प्रेमरस स्वरूप कृष्णानुभविन्य, मिश्र प्रेमरसमय-कृष्ण सङ्गादि 

भाज, शद्धरस प्राप्ति सोत्कण्ठाः शुद्धरसमय स्वरूपानुभविन्याश्चापराः, 
उभयोऽपि जागरयन्ति । राधापि द्वद्यवस्थेति ज्ञातव्यम्‌ । 

तत्र श्रुति रूपा एवं बोधयन्ति-जयजयेति, भो अजित ! अस्मदादिभि 

मेहा मुनीश्चरादिभिः प्रमिद्धोद्धवार्जुरादिभिश्च ब्रह्मशिवादिभिश्च श्रियापि 

च न वशीकृत ! विशुद्ध प्रेमनिष्ठ स्त्रभावत्वात्तथेव हि त्व्रमत्यन्तपरमवश्यो 

भवसि । जय जय अत्यादरेवीप्सा समस्त भगवत्‌ स्त्ररूपोत्कृष्टं शुद्धरसमयं 

रूपं प्रकटीकुरु । तत्रैत्र च शक्तितो गुणतश्च परमानन्द चमत्कारतश्चो- 

त्कर्षेकाष्ठापरमा । अजामविद्यां शुद्धरसमयगोपालरूपावरगा कारिणीं जहि 

~ नाशय । ननु ब्रह्मस्वरूपातरणं नष्टम्‌ परमेश्वर स्वरूपावरणां च नष्टमेवात- 

४ स्तन्निष्ठायाः परमानन्द साम्राज्य संभृतायाः केवल गोपालरूप तल्लीला- 

` स्फुरणो प्रच्युतिरेव स्यात्‌ अतस्तदज्ञानं गूण एव ? तत्राह दोषार्थेव गृहीतोगुणो 

यपा त्त्रदावरणं ब्रह्म श्वर निष्ठा निर्भरञ्च दोष एव न गुणः। तत्र हेतुः 

यद्‌ यस्प्रात्‌ त्वमात्मना स्वरूपेनंव सन्निधिमात्रतः, नतु ममेदमेश्वर्य॑मित्येव- 

मभिमानतः, सम्यक्‌ सम्पूर्णतया महानिरंकुशतम रूपेण चावरुद्धं प्राप्तं 

समस्य, कामः सुखं यस्मात्‌ । ब्रह्म व्वेश्वरत्त्राज्ञानेऽपि केवत्‌ त्वद्‌ विग्रह 

सफूत्त्येव परमशुद्धभक्तः प्राप्तं पूर्वेसुखं यस्मात्‌ । समित्यनेन महा- 

चमत्कारितया सम्यक्त्व मुक्तमु । 

यद्वा, हे समवरुद्ध / सम्यगवनं प्रीति विशुद्ध भाव स्तेनेव रुद्ध 

~ वशीकृत ! यत स्त्पमात्मना केवलेनात्मना विशुद्ध रसमय श्रीविग्रहणेव 

' सम्यगस्त क्षिप्तं भगं परमोत्कर्षं रोम निजैश्वय येन स्वस्प भक्तानां वा निज 

` व्रिग्रह दर्शन स्पशेनाद्यानन्दावेशेन ब्रह्मानन्द ईश्वरानन्दो बा दूरं निरस्त- 

इत्यर्थः । शुद्ध गोपाल रूपस्य सर्वात्मब्रह्मत्व तद्रूप भगवत्वादशिनः परम- ` 

महुँशवर्येमाह अगा; न गच्छन्ति कुत्रापि निष्क्रिय ब्रह्मास्त्ररूपात्रस्थिता मुक्ता 


६२ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या # 

इत्यर्थः । जगन्ति संमारचक्रे भ्रमन्तो जीवास्ते उभये झोकांसि स्थानानि 
येयाम्‌. भगवत्‌ स्तरूपाणामन्तर्यामित्वेन सर्वेषु स्थितानां तेषामखिल- 
शक्तीनामबोघक स्त्वं परमात्यानन्दाख्यशक्तिः पूर्णा खयि शुद्ध गोपाल विग्रहे 
स्थिताः-अन्यामाश्च सर्वासां शक्तीनां तदुपजीव्यत्वात (तै० (२।७।१) को 
ह्य वान्यान्‌ कः प्राण्यादेष ह्य वानन्दयाति इति श्र ते: । अखिल शक्तीरव 
बरोधयतीत्पखिलश्चक्तघवबोधं तादृशं कं सुखमानन्दाख्य शक्ति यस्मिन्निति 
वा। एताहशे समस्तभगवत्‌ स्वरूपोत्कृष्टे नित्यपूर्णसुखसामान्यरूपाच्च 
बरह्मणोऽप्युत्कृष्टे शुद्धंगो पाल स्वरूपे कि प्रमाणमु ? तत्राहनिगमः (प्रमाण) 
ते त्त्रामनुचरेद्‌ बोधयेत्‌ । आत्मा सर्वानन्दातिशयि-परमानन्द रुाञ्राज्य- 
सारसिन्धुकास्याकारेण त्रिग्रहेण शक्ति गुणादिना च समस्त भगवदल्पता- 
पादकेनाजया च प्रपच्चान्तवेत्ति प्राकृत गोपतया हृझ्यमानत्व रूपेण च 
चरतश्चरन्तं वत्तेमानमिति ॥१४॥ 


श्रतिगण ब्रजराजकुमार के भाव में आविष्ट होकर भी तत्त्व ज्ञान 
संस्कारवती है, शुद्ध प्रेमरस स्वरूप कृष्णानुभधवती नहीं हैं। किन्तु मिश्र 
प्रेमरशमय कृष्णसङ्गादि परायणा गोषीगण के शुद्धरस प्राप्ति के लिए 
उत्कण्ठावती हैं, शुद्धरसमय कृष्णस्वरूप के अनुभववती गोपीगण उससे 
भिन्ना हैं, इन दोनों ही मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र को जगाती हैं। श्रीराधा 
की भी अवस्था द्वय है, यह जानना होगा । उममें से श्र तिरूपा गोपीगण इस 
प्रकार से श्रीनन्दकिशार को जगाती हैं, जय जय हो हे अजित ! हम सबों 
से मुनीशवरादि द्वारा, प्रसिद्ध अर्जुन उद्धव प्रभृति द्वारा, ब्रह्माशिव प्रभृति 
द्वारा यहाँ तक कि लक्ष्मी के द्वारा भी आप वशीभूत नहीं हैं, आप विशुद्ध 
प्रेमनिष्ठ स्वभाव के हैं, अत: विशुद्ध प्रेमनिष्ठ स्त्रभाववती गोपीजन के द्वारा 
ही भत्रश्य परिपूर्ण रूप से वशीभूत हाते हैं, जय जय, यह शब्द अति आदर 
से ही दा बार उच्चारित हुआ है। समस्त भगवत्‌ स्त्ररूपोत्कृष्ट शुद्ध रसमय 
रूप का प्रकट करा । उसी रूप में ही शक्ति से, गुण से परमानन्द चमत्कार 
से उत्कर्ष की चरम काष्ठा परमामीमा है । अजा अविद्या जो शुद्धरसमय 
श्रीगोपाल रूप को आवृत्त करतो है, उसको जहि नाश करो । 


ब्रह्म स्वरूपावरण नष्ट हुआ है, और परमेश्वरावरण भी नष्ट ही हुआ 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ ६३ 
है, अतएव उससे सञ्जात परमानन्द साम्राज्य पूर्ण केवल गोपाल रूप तत्तत्‌ 
लीला की स्फूत्ति होने पर स्वरूप की हानि होगी, अतएव गोपाल रूप का 
अज्ञान गुण होगा ? कहती है. दोष के लिए ही गुण को आपने ग्रहण किया 
है जिससे आपका स्त्ररूप आवृत रहता है, भोर ब्रह्मा शिव उसका अनुभव 
भी करते हैं, जो कि गुण नहीं है किन्तु दोष ही है। उसमें हेतु यह है आप 
स्वरूप से ही सन्निवि मात्र से ही किन्तु मेरा यह ऐश्वर्य है, इस प्रकार 

भिमान से नहीं, सम्यक्‌ सम्पूर्ण रूप से महानिरंकुशतमरूप से अवरुद्ध 
समस्त ऐश्वर्य को आफ्नै प्राप्त किया है, एवं समस्त सुख काम प्रभृति को 
भी आपने प्राप्त किया है, ब्रह्मत्व ईश्वरत्व का ज्ञान न हाने पर भी केवल 
आपके श्रीविग्रह की स्फृत्ति से ही परमशुद्ध भक्त से परम सुख को प्राप्त करते 
हैं, समस्त शब्द से महाचमत्कारी रूप से परिपूणोत्व कथित हुआ है। 
यद्वा-हे समवरुद्धा सम्यक्‌ प्रकार से रक्षणीया प्रीति ब विशुद्ध भाव 
उससे ही आप सम्यक्‌ रूप से अवरुद्ध हाते हैं, कारण आपने निज स्वरूप के 
_ द्वारा ही विशुद्ध रसमय श्रीविग्रह द्वारा ही समस्त भग-परमोत्कर्ष को सीमा 
. रूप निजेश्वये को तिरस्क्रार किया है, निज भक्तों का भी ऐश्वर्य ज्ञान का 
विदूरित किया है, निज विग्रह दर्शन स्पशेनादि का आनन्द आवेश से 
ब्रह्मानन्द ईश्वरानन्द को दूर भगाया है। 
शद्ध गोपाल रूप का सर्वात्म ब्रह्मस्त्ररूपत्व है, जो जन गोपालरूप 
को वेसा नहीं मानता है, उसके लिए परम महैश्वर्यं का वर्णन करते हैं, 
अगाः, जो लोक कहीं नहीं जाते हैं उसको अगा: कहा जाता है, निष्क्रिय ब्रह्म 
स्त्ररूप में अवस्थानकारी वेसे होते हैं, वे सब मुक्त होते हैं । जगत्‌ के संसार 
चक्र में ्रमणकारी जीवगण इन दोनों के ही आप एकमात्र आधार स्थान 
हैं, भगवत्‌ स्वरूप समूह के अन्तर्यामी रूप में सर्वेत्न अवस्थान सुप्रसिद्ध हैं, 
आप उन सबकी अखिल शक्तियों का प्रबोधक हैं एव परमानन्द नामक शक्ति 
विशिष्ट आप ही पूरं हैं, यह पूर्णाशक्ति शुद्ध गोप विग्रह रूपी आप में ही 
रहती है, वह शक्ति सब शक्तियों के उपजीव्य है, (ते० उपनिषद्‌ २।७।१ 
कहती है) को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यादेष ह्य वानन्दयाति । अखिल शक्ति 
का अवबाधनकारी को, अखिल शक्तिका अवबोघक कहा जाता है, वह 


दड अः श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 
शक्ति सुख आनन्द नामिका होती है, वह शक्ति जिसमें है । इस प्रकार 
समस्त भगवत्‌ स्त्ररूपों से परमात्कृष्ट, नित्य पूर्ण सुख सामान्य रूप होने के 
कारण ब्रह्म स्वरूप से भी उत्कृष्ट शुद्ध गोपाल स्वरूप में प्रमाण ही क्या है ? 
उत्तर देते हैं, निगम ही प्रमाण है, बे सब प्रमाण आपको प्रतिपादन करते हैं, 
स्वयं ही सर्वानन्दातिशयि परमानन्द साम्राज्य सार सिन्धुकोटि के आकार 
स्त्ररूप श्रीविग्रह द्वारा, शक्ति एवं गुण द्वारा समस्त भगवत्‌ स्वरूप की 
स्त्रल्पता प्रतिपादक अजानामक शक्ति के द्वारा प्रपच्च के मध्य में प्राकृत 
गाप के समान दिखाई देने वाले रूप से विचरणकारी एवं गोपाल रूप में 
निरन्तर अवस्थित आपका वर्णान श्र तिगण निरन्तर करती हैं ॥१४॥ 

नित्य शुद्ध भावमय गोपी बोधनमित्थम्‌-हे जय महारसमय समस्त 
गुणशीलाद्यृत्कर्षण वर्तमान ! त्वं जय, आशांसायां लोट्‌ । एवमेव श्रीराधया 
सह तव सन्ततमधुरविलासोत्कर्षमेव वयमाशास्महे इत्यर्थः । अजां निद्रां 
जहि, नित्या या योगमाया सेव निद्रा त्वां स्त्रप्नतिहारसुख मृपनयन्तीं सेवते, 


तां त्यक्त्वा प्रकट वहि त्रिहारेणास्मानानन्दयेति भाव: । अजां मायां कपटं - 


त्यजेति वा, प्रबुद्ध एव प्रियां त्यक्तुमशक्नुवन्‌ निद्रां नाटयसीत्यर्थः किञ्च, 
गृहीतो ययाषृत-सर्वातिशाय्यनुराग सौन्दर्ये वेदग्ध्यादि गुणां श्रीराधिका 
समव सम्यक्‌ प्रतिपालय, गोप्यन्तर संद्भरसासंक्तधा नेनां चिरविरह 
दुःखिनीं कुवित्यर्थेः । नाहमेतदन्यया कदापि रम इति चेत्तत्ताह-हे अजित 
दोष ! अन्य स्त्रीसङ्गौत्सुक्यं दोषस्त्वया न जितोऽभिभूत इत्यर्थः} यद्वा, 
हे अजित! अन्यया कयापिन वशीकृत ! परम महाविदग्ध चूडामणि 
रसिकस्त्वं सकलमहाविदग्ध सीमन्तिनी सीमन्तमणेः श्री राधाया विशुद्ध पूर्णत- 
मानुरागरसमयसीन्दर्यलावण्यादि गुणोत्कर्ष परमावधेरन्यया कथं वशीक्रियेत । 
तथा सन्ततमितस्ततो मार्गेयन्तीभि मिलितो बलादाकृष्यमाणोऽपि न 
विलम्बेथा उपेक्षेथा वाता इति। राधां कीहशीम्‌? दोषेऽपि त्त्रदोये 
चाञ्चल्या न्यापेक्षादिरूपे गृहीतो गुणो यया, तव दोषानगणयित्त्रा मनागपि 
मानवार्त्तामजानतीमु, त्वदासक्ततयेव वर्तमानाम्‌, यदा न जिता दोषा तव 
बाहुयेथा, भति प्रगाढालिङ्गनपरत्वाद्वाहुनातया स्ववलेन शिथिलीकत्तः 
शक्येते, तत्‌ स्वेयमेवोत्तिष्ठेत्य्थः । अनयेब च त्वं पूर्णकामः स्या नान्यये- 


~ 


पै 


# श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ ६५ 
त्याहू-यदात्मना यस्यां श्रीराधायामेव य आत्मा तवान्तः करणं तेनेव त्वं 
रुद्ध-समस्तकामो भवसि, भग शब्द: कामवाची । किञ्च, त्वयि निद्राणे 
त्वदविलासादि दर्शनानन्दाभावेन वृन्दावनस्थ स्थिर जङ्गमस्य सर्वस्य 
देहेन्द्रियादिवृत्तिः, कापि न भवति त्वदघीनत्वादित्याह--भगेति । यद्ठा, ननु 
यदि दोषशङ्का भवतीनाम्‌, तहिमया गृहे न गन्तव्यमिति चेत्तत्राह त्वद्‌ 

ˆ दर्शनालापदिना विना कस्यापि पितृमातृ सुहृदादेरन्यस्य वा ब्रजगति वृक्षादे 
रपि प्राणनशक्तिरपि दुर्लभेति भावः। परन्तु एवं कर्तव्य मित्याह निगमो 
वेद प्राया तव सत्या प्रतिज्ञा वाक्‌ अमुक समयेऽमुकस्मिनु वन प्रदेशे मयातत्र 
गन्तव्यम्‌ इत्येवं रूपा त्वामनुचरेदनुचरेदनुवत्त॑तामव्यभिचारितया त्वयि- 
तिष्ठत्विति प्राथेयामेत्यर्थः । प्राथनायां लिङ त्वां कथम्भतमु ? अजया मायया 
कपटेन आत्मना स्वभावेन चरन्तम्‌, सङ्कृेतानागमनं तत्र कपट नाटकं 
तवानुभुतमस्ति, बहुधा तेनेवमुच्यत इतिभावः अजयात्मनापि चरन्तं यस्त्वां 
न गुणे वशीकरोति, ताहशापि कौतुकात्‌ कृपया वा व्यवहार परभार्थो वा ।१४ 


नित्यशुद्धभावमय गोपियों के बोधन इस प्रकार हैं-हे जय ! महा 
' रसमय समस्त गुण शीलादि उत्कर्ष में वर्तमान ! आपकी जय हो, आशंसा 
में लोट्‌ । इस प्रकार श्रीरावा के साथ आपका सन्तत मधुर विलासोत्कर्ष 
की ही हम सब आशा करती हैं। अजा निद्रा का परित्याग करे नित्या जो 
योगमाया है, वह ही कृष्ण की निद्रा स्वरूपा है, तामसी प्राकृता देवता रूपा 
निद्रा कृष्ण में नहीं है, स्वप्न विहार सुख का सम्पादन कार्थ योगमाया करती 
है, उसको छोड़कर प्रकट रूप से बाहर विहार कर हमें आनन्दित करें, अजा 
माया कपट रूप को छोड़ो । जगकर भी प्रिया राधा को छोड़ने में असमर्थता 
हेतु निद्रा का केवल अभिनय ही कर रहे हो । 


~ और भी, जिसके द्वारा आपने सर्वातिशयी अनुराग, सौन्दर्य वेदग्ध्यादि 
गुणों से विभूषित हो उस प्रकार ही गुण सम्पन्ना श्रीराधा को सम्यक्‌ रूप से 
` पालन करो । अगर गोपियों के साथ रसासक्ति से उसको दुःखी मत बनाओ, 
यदि कहो कि मैं कभी भी राधा को छोड़कर किसी के साथ विहार ही नहीं 
“करता हुँ, तो सुनो, हे अजित ! दोष, अन्य स्वी सद्ग के लिए उत्सुकता रूप 


६६ ॐ श्रृतिस्तुति-व्यार्या ऋ 
दोष को आपने कभी भी जय कर न पाया, उस दोष से आप अभिभूल 


ही हैं। 

यहा, हे अजित ! और किसी से आप वशीभूत नहीं हैं। कारण परम 
महाविदग्घ चूडामणि रसिक आप हैं, और सकल महा विदग्ध सीमन्तिनी 
सीमन्तमणि भी श्रीराधा हैं, विशुद्ध पूर्णंतमानुराग रसमय सौन्दर्य लावण्यादि 
गुणोत्कर्ष की परमावधि भी श्रीराधा हैं, अतः अपर गोपी कंसे आपको वश 
करःसेकती हैं ? अतएव मागे में निरन्तर इधर-उधर घूमती हुई हूं ढ़ती हुई 
“गोपी के द्वारा बलपूर्वक पकड़े जाने पर भी विलम्ब न करो, उपेक्षा न करो, 
राधा किस प्रकार हैं, आपमें चाम्छल्य तथा अन्य गोपियों को अपेक्षा दोष 
“होते हुए भी राधा उसमें दोष न देखकर गुण ही मानती है, आपके दोष को 
जानकर कभी भी मान करना पसन्द नहीं करती है, आपके प्रति निविड़ 
आसक्ति में राधा निरन्तर रहती है, यढ़ा आपके बाहु द्वय कभी भी दोष से 
मुक्त नहीं हुए हैं, बाहुद्वय श्रीराधा को प्रगाढ भालिङ्गन परायण हैं, श्री राधा 
बल से उसको शिथिल करने में असमर्थ हैं, अत: स्वयं ही उठो, इससे ही. 
पूर्णकॉम बनेंगे अन्य से नहीं, कारण श्रीराधा में ही आपकी अन्तःकरण पूर्ण = 
तृत होती है । यहाँ फर भग शब्द काम का वाचक है। और भी आपकी! 
निद्रा से आपके विलासादि का दर्शन ही नहीं होगा, फलतः वृन्दावनस्थ 
स्पावर जङ्गमादि सबकी देहेस्द्रियादि की वृत्ति कभी भी नहीं होगी, कारण 
'सबेकी वृत्ति ही आपके अधीन है । 

अथवा यदि आप सबकी दोष शङ्का मेरे प्रति हो तो में घर को नहीं 
जाऊँगा ? इसके उत्तर में कहती है--आपके दर्शन बिना पिता-माता सुहृद 
प्रभृति एवं ब्रजगत वृक्षलता पशु आदि की जीवनी शक्ति ही नहीं रहेगी । 
किन्तु यह करना फ्रम कर्तव्य होगा कि आपकी प्रतिज्ञा वेद की भाँति सत्य 
है, मैं अमुक समय, अमुक स्थान में वन प्रदेश में आकर मिलुँगा । यह वचन 
'आपका सदा अनुवेत्तेन करे, हम सबकी यही प्रार्थना है, प्रार्थना में लिङ, ¬ 
.है । वह किस प्रकार है, अजा, माया कपट स्वभाव से ही वेसा होता है, 
'सङ्कत स्थल पर न आना कपट नाटक करना यह तो हमने अनुभव किया ही 
:है, इंसलिए कहती हूँ । अजा बुद्धि के साथ श्रनेक प्रकार विहार करके भी 


क 


# श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ ६७ 
आप उसके गुणों से वशीभूत नहीं होते हैं, तब कोतुक से. कृपा से व्यबहार से 
परमार्थ से भी अवरुद्ध होकर विलम्ब न करो ॥१४॥ 


श्रीधर स्वामी केमत में-हे अजित ! जय हो जय हो! स्थावर 

जङ्गम स्वरूप जीवों के आनन्दावरक मिथ्या गुणांलंकृता अविद्या का चाश 

“करो--हे निगम गीत गुणार्णव ! तुम्हें छोड़कर जीवगण का प्रकृष्ट भवन 

अर्थात्‌ उत्कर्ष प्राप्त करना सम्भव नहीं है, स्थावर जद्कमात्मक जीव की 
रक्षा करो । 


वेद किस प्रकार मुझ को प्रतिपादन करते हैं? उत्तर में भृगु करुण 
को पूछे थे, ब्रह्म का लक्षण क्या है? वरुणने कहा--“यतो. वा इमानिः 
भूतानि जायन्ते जीवन्ति यत्‌ प्रति प्रयन्ति यत्‌ अभिविशन्ति” जिससे ब्रह्मादि 
स्नम्ब पर्यन्त समस्त जीव समूह उत्पन्न होते हैं, प्राण धारण करते हैं, बुद्धि 
प्राप्त होते हैं, नाश के समय जिसमें प्रविष्ट होते हैं एवं तादात्म्य प्राप होते. हैं, 
~ वह ही ब्रह्म हैं। कारण उत्पत्ति, स्थिति, नाश के. समय भूतगण आत्मता को. 
(छोड़ नहीं सकते हैं, अतएव बह ही ब्रह्म है । (२) जो ब्रह्माण विदधाति पूर्व, 
योवे वेदान्‌ च प्रहिणोति तस्मे, तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशा मुमुक्षुः वः 
शरणमहं प्रपद्ये । जो परमेश्वर ब्रह्मा को सबके आदि में निर्माण किये हैं, 
एवं ब्रह्मा को वेदराशि प्रदान किये हैं, वह द्योतमान आत्म, बुधिं प्रकाश, 
देव को मुमुक्षु मैं शरण लेता हूँ । 


(३) उद्दालक ने कहा -अन्तर्यामी कौन हैं? आप कहें, याज्ञवल्क्य 
ने कहा- यः भात्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनः अन्तर्‌, अयमु आत्मा यं न वेद, यस्य 
भ्रातमा शरीरम्‌, आत्मानम्‌ अन्तरः यमयति, एषः ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः 
जो आत्मा में अवस्थित, (जीवात्मा में) है आत्मा से दूरस्थ आत्मा यह 
आत्मा जिसकी नहीं जानती है, जिनका शरीर यह आत्मा है, जो आत्मा के 
मध्य में रहकर उसका नियमन करता है, यह ही तुम्हारी अन्तर्यामी अमृत 
आत्मा है (४) सत्य ज्ञानमु अनन्तं ब्रह्म । जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्तः 
स्वरूप है, वह ही ब्रह्म है, (५) यः सर्वज्ञः यो सर्ववित्‌ जो सर्वज्ञ सर्ववित्‌ है 
वह ही ब्रह्मा हैं। इत्यादि निगम कदम्ब आपको प्रतिपादन करते हैं॥१४॥ 


६८ ऋ श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 
वृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया, 
यतु उदयास्तमयो विकृतेर्मुदि वाविकृतात्‌ । 
अतऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं, 
कथमयथा भवन्ति भुबि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१५ 
सान्वय व्याख्या 
उपलब्धं ( श्रोत्रनेत्रादिभिः अवगतं ) एश्चत्‌ ( सर्व ) ( ब्रह्मत्वमिति ) 
अशेषतया (बृहतः अवशिष्यमाणत्वेन) अवयन्ति (जानन्ति) यतः मृदिवा 
(यथा) विक्कतेः घटादेः अविकृतायां मृदि उदयास्तमयौ (उत्पत्ति प्रलयौ 
भवतः) अतः ऋषयः त्वयि मनावचना चरितं (मनसः तात्पर्यं वचन 
अभिधानंच) दधुः (घृतवन्तः न पृथक्‌ विकारेषु, तथाहि) नृणां (भूचराणां) 
दत्तपदानि (दत्तानि निक्षिप्तानि पदानि) कथं भुवि अयथा (अदत्तानि) 
भवन्ति (यथा मृतूपाषाणोष्टकादिषु दत्तानि पदानि भुवं न व्यभिचरन्ति तथा 
यत्‌ किमपि विकार जातं वदन्तः वेदाः त्वामेव सवेकारणां परमात्मभुतं 


प्रति षादयन्तीत्यर्थः) उपलब्धं (हृष्टं) एतत्‌ श्रीवृन्दावनादिक) वृहत्‌ (ब्रह्म॑ 4)", 


अवशेषतया (प्रलयेऽपि अवशिष्यमाणत्वेन) अवयस्ति (जानन्ति) यतः 
अविक्कतात्‌ (विकार रहितात्‌ श्रीबृन्दावनात्‌) मृदि (अविकृतायां वृन्दावनादि 
मृत्तिकायां ) वा (च ) त्रिकृतेः ( विकृतिवत्‌ प्रतीयमाणस्य पुष्पकणादे: ) 
उदयास्तमयौ ( आविर्भावतिरोभावो भवत्तः) अतः ऋषय: (श्रीनारदादयः) 
तयि मनो वचनाचरितं दधुः, (तथाहि) भुवि दत्तपदानि कथं अयथा भवन्ति, 
(यथा खर्पर पाषाण भूपरिणामे न व्यभिचरन्ति तथा त्वद्‌ भजनं तवावताराय 
क्वचित्वदबतारभजन च त्वद भजनाय स्यादित्यर्थः) ॥ १५॥। 

इस चराचर विश्व में जो कुछ भी श्रोत्र नेत्रादि द्वारा अवगत होते हैं 
बे समस्त ही परब्रह्म आप ही हैं, यह अवशिष्यमाणत्व के कारगा जाना 
जाता है, कारण जिस प्रकार अविकृत मृत्तिका से विकृत घटादि की उत्पत्ति 
बिनाश होते हैं, उस प्रकार विकार रहित परब्रह्मा आपसे ही विक्त समस्त 
पदार्थ की उत्पत्ति एवं विनाश भी होते हैं, इसलिए ऋषिगण आपमें ही मन 
का तात्ये व वचन का अभिधान धारण करते हैं, किन्तु विकृत पदार्थ में 


~ 


= 


# श्रुृतिस्तुति-व्याख्या क्र १९ 
उसका धारण नहीं करते हैं, कारण भूचर प्राणिगण मृत्तिका पाषाण, इष्टक 
प्रभति जिस किसी में पद निक्षेप करते हैं, वह पृथिवी को छोड़ और कुछ 
भी नहीं है, उत प्रकार वेद सकल जो कुछ भी विकार समूह की कथा कहते 
हैं, वह समस्त ही सर्व कारण परमात्म स्वरूप आपमें प्रतिपादित होती 
रहती हैं । 

. उपलब्ध श्रीबृन्रावनादि जो कुछ हैं, परब्रह्म आप ही हैं, यह प्रलयकाल 
में भी अवशिष्यमाणस्व हेतु जान सकते हैं, कारण विकार रहित श्रीवृन्दावन 
एवं अविकृत श्रीवृन्दावनादि की मृत्तिका से. विकृतिवत्‌ प्रतीयमान पुष्प 
फलादि का आत्रिर्भाव तिरोमाव होते रहते हैं, इसलिए श्रीनारदादि ऋषिगण 
आपमें मन वचन आचरित निहित किये हैं, कारण जिस प्रकार खर्पर 
पाषाण प्रभृति जिस किसी भूविकार पदाथ में परदनिक्षेप करने पर पृथिवी में 
ही पद निक्षेप होता है, उस प्रकार आपका भजन से आपका अवतार का 
भजन मिद्ध होता है, एवं आपका अवतार का भजन से आपका भजन सिद्ध 
भी होता है ॥१५॥ 
| श्र्‌ तिरूपा आहुः-- भोः श्रीब्रजेन्द्रनन्दन ! इदं तवोपलब्ध स्त्ररूपं बृहत्‌ 
परं ब्रह्मं व, गोपरा मातन्द रूपेणातृभूतत्त्रादित्येवहेतुः, अवशिष्यमारां यद्‌ ब्रह्म 
समस्तद्व तमात्र जङ्ग नेति नेतीति निरस्य सर्वावभासकतया$वशिष्टं 
यत्तद्रूपेणान्येप्यवयन्ति नहि मायामयमात्र तुच्छोकृत्य केवल ब्रह्म निष्ठस्य 
भगवति परमभक्तधा दत्तभारेण तत्‌ प्रसादादनुम्रुतंवस्तु मायिकं भवितु- 
महेतीति भाव: । 

यद्वा, एतत्तव स्त्ररूपमस्माभिः श्र तिभिन्रेद्म शुद्धधन रूपमुपलब्ध शुद्ध 
भाव गोप्यस्तु अवशेषतया जानन्ति, अवनमु-अव; प्रेम, तन्मात्रस्प शेषतया, 
ब्रह्मत्व-भगवत्त्वादि ज्ञानं निरस्य सान्द्रानन्देक घनरस गोप किशो रत्वेनेव 
जानन्तीत्यर्थः । नन्वीश्वरेण मया नन्दपुत्ररूपेण श्रीनारायणारूपेन वा सर्वासां 
गोपीनां सतत्त्वज्ञानं दास्यामि च ? तत्राह-एतदेव-वृहद ब्रह्म स्त्ररूपाद्‌ भगवत्‌ 
स्वरूपाश्चोत्कृष्टमवर्यान्त, अन्यैश्चोपलब्धम्‌ । मया ब्रह्मापलब्धम्‌ ता एतदेवाव- 
यन्ति, न ब्रह्म एतद्वा ब्रह्मघनत्वेनेच्छतीति ईश: । अवशः कस्यापि वशी न 
भवति, स ईशः, सोऽपि इच्छति, ईशोऽपि शुद्धगोपरूपेण प्रेमास्पदत्वमेव सदा 


७७ क श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 


दातुमिच्छति । ननु ब्रह्मत्वे ईशत्वं न, तदपेक्षयात्र परमानन्द-चमत्काराति- 

शयातू, शुद्धस्वरूपनिष्ठानां शुद्धभावेकपरमू पुरुषार्थानां शुद्धनिष्ठां भावे 

परेक्षेतापि प्रवर््तेथितुमशक्यत्वादीशस्यानिष्टकारित्वाभावेन तस्याति प्रियत्वेन 

च तन्‌ परिपन्यित्वाभावात्‌ । अवशः सन्निच्छति अवशेषः शुद्ध गोप किशोरे 

महाप्रेमपा रवध्ये, न ब्रह्मत्वे. सत्त्वादि ज्ञानानां प्रसङ्ग नैवानुपपत्तेरिति भावः । १ 
प्रीनेरेव शेषतयेति वा । स्वेतः परमपुरुषार्थो ब्रह्मस्वरूपा वस्थितिरूपा मुक्ति- 
स्तस्पामप्यानन्इचमस्कारविशेषाभावेन निरस्तायां भगवदेकान्तभक्तिरानन्द- 
चमत्क्रारवती पुरुषार्थेन घृता, तस्पापि सर्वात्मिब्रह्मत्व भगवत्तवज्ञानेन 
मिश्चितायां निर्भरस्तिषपत्वाभावेन ममता कोण्ठ्यम्‌, न सम्भ्रमास्पदत्वैन च, 
परमानन्दमास्राज्य सम्पदतिनिरंकुशस्वाभावात्‌ । तानप्यपास्य शुद्धा रतिरेव 
गोपालाहं भावपर-भगवद्‌ विषषिशी गृहीताभवति, सेवशिष्यते । अतो 
भगवत्‌ कृपया किचार तीक्ष्णतया च शुद्धनिष्ठा सैवान्यथा भवतीति । यतो 
घस्पा: शुद्धरेत हेतोः केपाञ्चिन्महाभाग शिरोमणीनां तदभिलाषकाणा 
विविधाया: कृतेयेत्नस्पोदयास्तमयौ भवतः । एकं यत्नं त्यक्त्त्रा अन्यं कुवेन्ति, 
अन्यं च त्यवत्वा अपरं कुर्वन्ति, अत्युत्कण्ठया- नानाविधयल्नेघु प्रवत्तेन्ते 
इत्यर्थः | धारावाहिकतया विशिष्टा कृतिभेवतीतिवार्थः । यद्वा यतोविशुद्ध 
रतेहेँनुत एव विशिष्टा कृतिमतः माधकस्य उदयास्तमयौ भवतोऽपरिपककाव- 
स्थाधां यद्व व सा रतिरुदेति, तदै्त्कृष्टोऽय, शुद्बावहो विधिभेवति, सवेत्र 
सुखी भवतीत्यर्थः । यदा च रतिः सम्यक्‌ नोदेति, तदेवास्त्रमयविनाश , इव 
भवतीत्यर्थः । यत्र सत्यां विविधायाः कृतेरुदयोऽस्तमयश्च, कासास्छित्‌ 
जुद्ध भात्रानुबन्धिव्यापृतीनाममुदयः, लौकिक वेदिक कुतीनाश्व शुद्धभाव- 
बिराधिनीनामस्तमय इति वा अर्थः । यतञ्चविशुद्ध मावादविकृतादेकरसतया 
निरंकुश प्रवत्तेमानातु कर्म ज्ञानादि प्रसङ्गमात्तस्य पृरुषार्थान्तरस्य च 
मृन्पदेनमित्र भवति । सर्वेमन्यत्‌ मृत्तुल्यमतितुच्छं भवतीतिवार्थः। अतो- 
यस्मात्त्वं विशुद्ध गोपालरूपो विशुद्धभाव विषयस्तस्माच्‌ त्वय्येव केवलः 
ब्रजराज कुमाराहुंभाववति ऋषयो विशुद्ध रसमय गोपालरूपं समस्त भगवत्‌} 
स्वरूपोत्तममु ब्रह्मानन्द भगवदामन्दमन्दीकरणमहानन्दसन्दोह्‌ चमत्कारः 
निकराकरं जानन्तो मनोवचनाचरितानि दघुः, न च .ब्रह्मत्वं भगवत्वं वा 


4 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ ७१ 

*विस्थृत्य शुद्ध गोपाल रूपे शुद्धभावे मन आदि वृत्ति काररोऽपि अग्रे तत्त्वज्ञानं 
भविष्यत्येवेति। यतो भुवि स्थाने दत्तानि पदानि कथमन्यथा भवन्ति, 
भदत्तानि भवन्तीत्यर्थः । नहि शुद्धगोपाल रूपे भगवति ब्रह्मत्व भगवत्त्वानु- 
सन्धान रहितेऽपि निरावरण पूर्वक परमानन्द महावाञ्राज्य सास्मून्तौ 
भासमाने विशुद्ध भावोऽन्यथा भवतीति भावः । 

नित्ययोपी प्रबोधनमित्थम्‌-एतदस्माभिः राधिके कान्तसख्यरस 
समृद्धाभिरुपलब्धमनुभूतम्‌ । तव तयासह वृन्दावन नवनिकुञ्ज केलिजातं बृहत्‌ 
महत्‌ सकलमहारसाम्भाधिसार स्त्र्वस्व भूतमित्यर्थेः । यतो यस्यावशेषतयो- 
च्छिष्टरूपेण त्यक्तासारभागेन रूपेण विकृतेविविधा कृतिलीला यया सा 
कषैशवाद्यवस्थाऽस्या आविर्भावतिराभावो कस्यास्चित्तिरोभावः बस्याश्चिदा- 
विर्भावस्तं जानन्ति माहृश्यः । 

किः, यस्मात आ ईषदपि विकृतादुविच्छिन्नादस्माकं मृत्‌ मरणमिव 
भवति । अतः सवात्मिभावेन अस्मद्विधाकऋषयस्त्वद्‌ विलासरसानुभविन्यः 
कृषी गतौ तुदादिकः त्वय्येव मनोवाक्कायर्चेष्टा दघुः। वृन्दावन निकुञ्जे 
तव राधयासह विहरतो यदस्माकं रसानुभवनं तद्‌ वृन्दावन महिम्नेवेत्याह 
अस्माक वार्ता निष्ठतु, नृणां प्राणिमात्रस्य भुवि भवत्यत्रेव त्वद्विषयविधुद्ध 
महाभावोदय इति ताहश स्थाने श्रीवृन्दावनाख्ये दत्तान्यारोपितानि पदानि 
कथमयथा अन्यथा भवन्ति, विशुद्ध महाभावो भवत्येवेत्य थे: ॥ १५।। 

श्रू तिरूपा गोपीगण कहती हे--हे श्रीब्रजेन्द्रनन्दन । यह तुम्हारे 
उपलब्ध स्वरूप बृहत्‌ परमब्रह्म ही है, कारण गोपरामाओं ने इस स्वरूप का 
परमानन्द रूप से ही अनुभव किया है, अवशिष्ट जो ब्रह्म है समस्त हत मात्र 
जड़ पदार्थ है, 'नेति नेति? विचार कर सबको निराश कर सबका प्रकाशक 
रूप में जो स्थिर होता है, अपर कुछ व्यक्ति उसको ब्रह्म मानते हैं, उनकी 
दृष्टि से भगवान्‌ प्रभृति सब कुछ मायिक है किन्तु भगवान्‌ में भगवद्दत्त 
प्रसाद रूप भक्ति के आतिशय्य से अनुभूत परम भगवत्ता कभी भी मायिक 
नहीं हो सकती है । अथवा तुम्हारे यह रूप को हम सब श्रुतियों ने ब्रह्म 
शब्द ब्रह्वाधन रूप में अनुभव किया है, शुद्धमाववत्ती गोपियों का अवशेष 
रूप से ही अवगत हुआ । अवनमु अवः प्रेम है, प्रेम ही एकमात्र अवशेष रह्‌ 


७२ श॑: श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
जाता है, वे सब ब्रह्मत्व, भगवत्त्वादि ज्ञान को परित्याग कर सान्द्रानन्द 
रसघन गोप किशोर रूप से ही जानती हैं । 

मैं ईश्वर हैं, नन्द पुत्र रूप से, श्रीनारायण रूप से सतत्त्व ज्ञान सब 
गोपियों को प्रदान करूँगा ? उत्तर, इस स्वरूप को वृहद्‌ ब्रह्म स्वरूप से और 
भगवद्‌ स्वरूप से भी उत्कृष्ट रूप में वे सब जानती हैं, वे सब ब्रह्म को 
और ब्र्मघन को नहीं चाहती हैं, ईश्वर भी शुद्धगोप रूप से परम प्रेमास्पदत्व 
को सदा देने के लिए इच्छुक हैं । जो किसी के वश में नहीं होता वह ईश 
है, वह भी इच्छा करता है । ३ | 

ब्रह्म होने पर वह केसे ईश होगा, कारण ईशत्व में ब्रह्म की अपेक्षा 
परमानन्द चमत्कारातिशय का आधिक्य है। शुद्ध स्वरूप निष्ठ व्यक्तिगण 
शुद्ध स्वरूप में निष्ठा रखते हैं, और शुद्धभाव को परम पुरुषार्थ मानने वाले 
भाव में निष्ठाशील है, ईश्वर भी शुद्ध स्वरूप निष्ठ को शुद्धभाव में रत नहीं 
करा सकते हैं, ईश अनिष्टकारी नहीं होते हैं, श्र भाव ईश का अतिप्रिय 
होता है, अतएव भाव ईश के लिए बाधक सिद्ध नहीं होता है, अवश होकर 


ही वे सब चाहती हैं, इसलिए अवशेष है, शुद्ध गोप किशोर में महाप्रेम पर. 


वशता के कारण, ब्रह्मत्व में उन सबकी आसक्ति नहीं होती है, सत्तादि ज्ञान 
का तो प्रसङ्ग ही नहीं आता है, प्रीति ही एकमात्र शेष पदार्थ है, सब प्रकार 
से परम पुरुषार्थ ब्रह्मात्रस्थिति स्वख्पा मुक्ति है, उस मुक्ति में आनन्द 
चमत्कारातिशय न रहने से मुक्तिको परित्याग कर भगवदेकान्त भक्ति 
आनन्द चमत्कारत्रती होने से भक्ति ही परम पुरुषार्थ हुई। उसमें सर्वात्म 
ब्रह्मत्व भगवत्त्व ज्ञान मिश्रित होने के कारण प्रीति का भ्रभाव सुस्पष्ट है, 
अतएव ममता कुण्ठित होती है, सम्भ्रमास्पद रूप में पुरुषार्थ नहीं हो सकता 
है, कारण परमानन्द साम्राज्य सम्पद्‌ अति निरंकुश नहीं होता है। उसको 
भी छोड़कर शुद्धाध्रीति ही गोपाल अहं भाव पर भगवद्‌ विषयिणी प्रीति 
ही उपादेया है, अवशेष रूप में वह रहती है, अतएव भगवत्‌ कृपा से बुद्धि 
में विचार तीक्ष्णता आने से शुद्ध स्वरूप में निष्ठा होती है, वह निष्ठा अन्यथा 
हो भी जाती है। शुद्ध प्रीति के कारण महाभाग्यशाली शिरोमणि के एवं 
` उसके अभिलाषी व्यक्तियोके विविध प्रयत्नोंका उदय तथा अस्त होते रहते हैं, 


है 


क 


ने श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ ७३ 
एक प्रयत्त को छोड़कर अपर प्रयत्त करते हैं, अन्य प्रयत्न को छोड़कर 
दूसरा प्रयत्न करते हैं, अति उत्कण्ठा से अनेकविध प्रयत्न में रत हो जाते 
हैं, धारावाहिक ही विविध प्रयत्न होते रहते हैं । 

अथवा विशुद्ध रति की स्वाभाविकी स्थिति के कारण ही विशिष्ट 
“प्रयत्नशील साधकों के उदय अस्त होते रहते हैं, उस समय ही उत्कृष्ट अथः 
शुभावह विधि होता है, सवंत्र सुखी होता है, जिसमें वह रति उदित नहीं 
होती है, उस समय ही अस्तमय विनाश की भांति प्रतीति होती है, यहाँ पर 
विविध प्रयत्न होने पर भी उदय तथा अस्त होता ही है, किसी-किसी शुद्ध 
भाव युक्त सहृदय का उदय होता है, किसी-किसी लौकिक वेदिक प्रयत्नशील 
शुद्धभाव विराधी परिकर का अस्त होता है, इस प्रकार एक रस में निरंकुश 
प्रवृत्ति होती है, उस समय कर्मज्ञानादि प्रसङ्ग मात्र पुरुषार्थान्तर रूप से 
प्रसिद्ध वस्तु की मिट्टी रोंदने के समान स्थिति होती है। सब कुछ अन्य 
वस्तु मिट्टी की भांति अति तुच्छ होती है । अतः आप विशुद्ध गोपाल रूपत्वेन 
* विशुद्ध भाव का विषय हो, इसलिए ही केव्रल मैं ब्रजराज कुमार हूँ। इस 
“कार अहङ्कार वाले आपके प्रति क्रषिगग मन वाणी के समस्त आचरण 
को समर्पण करते हैं, कारण वे सब जानते हैं कि विशुद्ध रसमय गोपाल रूप 
ही समस्त भगवत्‌ स्वख्पों में उत्तम है, व ब्रह्मानन्द, भगवदानन्द को तुच्छ 
कर महानन्द सन्दोह चमत्कार निकराकर है । यदि कहा जाय कि ब्रह्मत्व 
भगवत्व को भूलकर शुद्ध गोपाल में बुद्ध भावात्मक मन आदि की वृत्ति के 
कारण होने पर भी आगे जाकर पूर्वोक्त ज्ञान होगा ही। कारण भूमि में 
पेर रखने पर पेर रखना व्यर्थ नहीं होता है, ब्रह्मत्व भगवत्वानुसन्थान 
रहित होने पर भी शुद्ध गोपाल रूप भगवान्‌ में निरावरण पूर्वक परमानन्द 
हा साम्राज्य सारमूत्ति में विशुद्ध भाव अन्यथा नहीं होता है । 
नित्यगोपो का प्रबोधन इस प्रकार है--राधिका में एकान्त सख्य स्स 
समृद्ध हम सबने इस प्रकार अनुभव किया है, राधिका के साथ तुम्हारे 
बुन्दाधन नवनिकुञ्ज केलि से उत्पन्न रस ही वृहद्‌ है, सकल महा रसाम्भोधि 
सार सवेस्त्र स्वरूप है । कारण जिसका अवशेष रूप में उच्छिष्ट रूप में 
परित्यक्त असार भाग रूप में ही विविध आकृति की लीला होती है, वे सब 


७४ $ श्रतिस्तुति-व्याख्या ई 


लीला शैशवादि अवस्था की है, इसकी ही है, कभी किसी का आविर्भाव 
कभी किसी का तिरोभाव होता है, उसको हम सब जानती हैं। और भी 
उससे स्वल्प विच्छेद होने पर हम सबकी मरण तुल्य अवस्था होती है, 
अतएव सर्वात्मभाव से हमारे समान ऋषिगण श्रीरावामाधव के विलास 
का अनुभवकारी हैं, 'ऋची' गत्यर्थेक तुदादि धातु है, तुम्हारे प्रति ही उन्होंने. , 
मनोवाक्काय की चेष्टा को समर्पण किया है । वृन्दावन निकुञ्ज में तुम्हारे 
श्रीराधा के साथ हृदयहारी विहार का जो रसानुभव हमें प्राप्त है, वह 
श्रीवृन्दावन की महिमा से ही सम्भव है। हमारी बात तो रहने दो, मनुष्य 
मात्र का प्राणिमात्र का पृथिवी में तुम्हारे विषयक विशुद्ध महाभावोदय 
होता है, यहीं पर होता है, इसलिए उस प्रकार श्रीकृन्दावन नामक स्थान में 
पद स्थापन अन्यथा केसे हो सकता है, विशुद्ध महाभावोदय होगा ही ॥१५ 


द्वितीय श्रृत्यभिमानिनी देवता स्तव करते हैं, प्रश्‍न -श्रतिगण मुझ 
को प्रतिपादन क्यों करेगी ? श्र तिगण इन्द्र, अग्नि को प्रतिपादन करती हैं, 
यथा (१) इन्द्रः यातः अवसितस्य राजा । इन्द्र 'यातः' जङ्गम का अवसितस्५ ˆ 
स्थावर का राजा है। (२) अग्निमृंध्नादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अथम्‌ । , 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 


परावर रूप में अवस्थित अग्नि आकाश का मस्तक है । सूर्य रूप में 
अहः द्युलोक का मस्तक है, दिग्गण का पालक उस रूप में पृथिवी का पति 
है, दुग्ध को बलवीये प्रदान करते हैं । 
(३) सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुतशच ॥ 
सूर्य स्थावर जङ्गम की आत्मा है । 
(४) सोम अस्माकम्‌ ब्राह्माणानां राजा ॥ 
सोम हम सब ब्राह्मणों के राजा हैं। 
उत्तर--'एतत्‌ उपलब्धम्‌’ यह जो इन्द्रादि सृष्ट होते हें सब ही 
(वृहत्‌) ब्रह्म अर्थात्‌ तुम ही सब कुछ हो । इस प्रकार सब लोक जानते हैं 
कारण 'अवशेष' तथा ब्रह्म ही अवशेष रहते हैं, यतः 'उदयास्तमयौ' ब्रह्म से 
उत्पत्ति प्रलय होते हैं, अतएव ब्रह्म सबका उपादान है। 


5 


& श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ ७५ 

प्रश्‍न--तब क्या ब्रह्म का विकार नहीं होता है? उत्तर, ना, *अवि- 
कृतात्‌’ ब्रह्म उपादान कारण होने पर भी अविकृत है, कारण ब्रह्म ही सब 
सृष्टि का अधिष्ठान है, अतात्त्विक अन्यथा भाव का नाम विवत्त है, जिस 
प्रकार रज्जु का विवत्तं भुजङ्ग है, अधिष्ठान रज्जु है, उस प्रकार विवत्तं 
जगत्‌ का अधिष्ठान ब्रह्म निविकार है, उपमार्थे में 'वा? शब्द है, जिस प्रकार 


- विकृतेः घट शराव विकृति का 'मृदि’ मृत्तिका में उत्पत्ति तथा लथ होता है, 


उस प्रकार समस्त वस्तु की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है एवं उन्हीं में लय भी 
होता है । प्रमाण--(१) वाचारम्भणं विकारः नामधेयं मृत्तिका इति एव 
सत्यमु विकार वचनालम्बनमात्त है वस्तुतः सब केवल नामधेय है। विकार 
सत्यन्तर नहीं है, मृत्तिका ही सत्य है, कारण घट शरावादि की उत्पत्ति 
मृत्तिका से होती है, लय सबका मृत्तिका में होता है। 

(२) सबै खलु इदम्‌ ब्रह्म तज्जलान्‌ । यह नामरूप विकृत प्रत्यक्षादि 
विषय समस्त जगत्‌ ब्रह्मा ही हैं, कारण जगत्‌ 'तज्जलान्‌' 'तज्ज ब्रह्म से 
जात 'तल्ल' उनमें लय होता है, 'तदन्‌' स्थिति काल में भी जीवित रहने के 


«लिए उनको अवलम्बन करता है । कारण त्रिकाल में जगत्ष्ब्रह्मता रूप में 


अवशिष्ट है, एवं ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है, अतएव सब कुछ ब्रह्म ही 
हैं, 'अतः' अतएव "ऋषयः? ऋषिगण अर्थात्‌ मन्त्र द्रष्टागण 'त्वयि’ आपमें 
'मनसा आचरितं’ तात्पर्यं 'वचसा आचरितम्‌’, अभिमान दधु: अवधारण 
करते हैं । नर देव तिर्यग्‌ आदि नामधेय समस्त ही परम कारण ब्रह्म को 
जानकर आपकी उपासना करते हैं, पृथक्‌ विकार की उपासना नहीं करते 
हैं । 'नृणाम्‌ दत्तपदानि’ मनुष्य का पर जहाँ पड़ता है, कहीं पर नहीं पृथ्वी 
पर ही पड़ता है, अतएव मृत्तिका पाषाण, इष्टकादि में निक्षिप्त पद मृत्तिका 
में ही निक्षिप्त होता है, 'कथमयथा भवन्ति इसकी;अन्यथा नहीं होती है, 
अतएव बेद जो भी वर्णन करते हैं, सबै कारण परमाथेभूत आपको ही 
प्रतिपादन करते हैं ॥१५॥ 


इति तब सुरयस््र्वधिपतेऽखिललोकमल, 
क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य?तपांसि जहुः । 


७६ कै श्रुतिस्तुति व्याख्या % 
'किभुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणा:, 
परम ! भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ ॥१६ 


सान्त्रयव्याख्या 

ञ्यविपते ! (त्रिगणमायामृगीनत्तेक !) इति (त्वमेव सर्व कारणत्वेन 
परमार्थे एवं कृत्वा) सूरयः (विवेकिनः) तव अखिल लोकमल क्षपणकथा- ¬ 
मृताग्धिं (सकलजनवृजिन निरसन हेतुं कीत्तिसुधासिन्धृं) अवगाह्य (निषेव्य) 
तपांसि (तपन्तीति तपांसि पापानि दुःखानि) जहुः (त्यक्तवन्तः) परम | ये 
पुनः स्ववाम विधुताशय कालगुणाः स्त्रधाम्ना स्तवरूपस्फुरणनँव विधुताः 
त्यक्ताः आशयकालयोः गुणाः अन्तःकरण धर्माः रागादयः जशदयः चयः 
तथाभूता: सन्तः) अजस्र सुखानुभव (अखण्डानन्दानुभवं) पदं (पद्यते इति पदं 
स्वरूपं) भजन्ति (सेवन्ते) किमुत (ते तपांसि जहृतीति कि वक्तव्यं) ॥१६ 

वेष्णवतोषणीसम्मता, सारार्थदशिनी सम्मता च व्याख्या यथा— 
व्यघिपते (हे उदु्ध्वाधोमध्यवत्त॑मानानां अधीश्वर !) इति यत्‌ एवं सर्वासां 
श्र्‌ तीनामेव त्वामेव प्रतिपाइयितुं तत्तद्विचारप्रयास: अतो हेताः तं परित्यज्य 


सूरयः (विवेकिनः) तव अखिललाकमलक्षपणकः थामृताब्धिं अखिललोकम लस्य ~ 


अखिलजनानां वासनापर्यन्तकर्म दोषस्य क्षपणी निरसनी या कथा सेव 
अमृताब्धि अपार परमानन्दः तं) अवगाह्य (आविश्य) तपांसि (सांसारिक 
सवेदुःखानि) जहुः । परम ! (हे सर्वोत्कृष्ट !) ये पुनः स्त्रधाम - विधुताशय 
गुणाः (आत्मारामतया जीवन्मुक्ताः मतान्तरे स्वधाम्ना स्वप्रभावेनेव विश्रुताः 
विष्वस्ताः आशयकाल गुणाः अन्तःकरणजाः रागादयः जरादयः यैः तथा- 
अपाः सन्तः अजस्रसुखानुभवमिति क्रिया विशेषणं) पदं (त्वञ्चरणारविन्द) 
भजन्ति किमुत (ते तपांसि जहतीति कि ब क्तव्यम्‌) । 

अथ सनातन गोस्वामिकृता व्याख्या-इति निखिल स्वरूपेभ्यः 
तवोत्कर्षात्‌ यद्वा यतस्त्वद्‌ वृन्दावनस्यापि ईहृशः महिमा अता हेतोः) 
व्यधिपते ! ज्याणां ब्रिविधानां मुनिचरीनित्पप्रियाणां गोपीकुलानां 
प्राणनाथ !) सूरयः (महाभागवताः) तव खिल लोकमलक्षपसाकथा मृताब्धि 
(खिलानि तपो योगोपासंनादिभिरप्यहतानि प्रहर्तुमशक्यानि दुष्प्रारब्धादीनि 


~ 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ ७७ 
भक्ति प्रतिबन्धकानि त्वपराबादीनि वा यानि लोकानां मलानि तेषां क्षपणी 
या कथा परम चमत्कारिरासलीलादिरूपा वाक्‌ सेव अमृतं तस्य अब्धिं) 
अवगाह्य (तत्न निमज्य) तपांसि जहुः परम ! (हे सर्वोत्कृष्ट ! ये पुनः भ्रजस 
सुखानुभबं (यथा स्यात्‌ तथा) पदं (तव श्रीचरण कमलं) भजन्ति (सेवन्ते 
ते पाद सेवायाः मर्वेतिधभजनास्पदत्वात्‌ तथा सर्वेषां सन्तापहरत्वात्‌ 

“जाह्वादनत्वाध्च) स्वघाम त्िघुवाशयकाल गुणाः (स्वधाम विधुताशयाः काला 
गुणाः मृत्यु प्रकृतिगुणा येषां तथोक्ताः रुन्तः, तपांसि जहुरिति) किमुत 
(कि वक्तव्यम्‌) ॥१६॥ 


हे विगुण माया मृगी नक्तेक ! आय ही सकल कारणों के कारण हेतु 

परम ! अर्थ स्वरूप हैं, यह जानकर विवेकीगण निखिल लोकों के पाए नाशक 

आपको कीत्ति सुधा का सेवन कर पाए एवं दु:ख को परित्याग किये हैं, हे 

परम और जो लोक स्त्ररूप स्फुरण के द्वारा ही अन्तःकरण घर्म रागादि एवं 

काल गुण जरादि का परित्याग पूर्वक अखण्डानुभव स्वरूप भवदीय स्वरूप 

¬ का भजन करते हैं, वे लाक पाप एवं दुःख को परिहार करते हैं और 
अधिक क्या व हें ॥१६॥ 


लोषणी एवं सारार्थदशेनी ब्याख्या का अनुवाद। हे ऊदर्ध्वांधो 
मध्यवत्ति जन निवह का अधीश्वर ! इस प्रकार सब श्रृति ही आपको 
प्रतिपादन करती हैं, अत: विचार बुद्धि को छोड़कर विवेक्रीगण निखिलजन 
की वागना पर्यन्त कर्म दोष का तिरसनशील आपकी चरित कथा रूप 
अपार परमानन्द मे आविष्ट होकर सांसारिक समस्त दु.ख परिहार करते हैं। 
हे सर्वोत्कृष्ट! जा लोक आत्माराम जीवन्मुक्त होकर क्षण-क्षण में 
सुखानुभवोल्लास रूप भवदीय श्रीचरण-कमल का भजन करते हैं, बे सब 
सांसारिक दुःख परिहार करने में जो सक्षम हैं, उसको फिर क्या कहेंगे ॥१६ 


श्रीसनातन गोस्वामी कृत व्याख्या- निखिल स्त्ररूपों से आपका 
उत्कर्षे सर्वाधिक है (अथवा भवदीय वृन्दावन की इस प्रकार महिमा है), 
इसलिए हे त्रिविध मुनिचरी, नित्य प्रिय गोपी रूपादि के कुल के प्राणनाथ ! 
परम भागवतगण तपो योगोपासनादि के द्वारा भी अविनष्ट लोकमल का 


७८ अ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
नाशक अर्थात्‌ परम चमत्कारि रासलीलादि रूप वाक्य समूह हैं, उसमें 
निमग्न होकर तपस्या का परित्याग करते हैं । हे सर्वोत्कृष्ट ! लोक अजस्र 
दुःखानुभव करते-करते भवदीय श्रीचरण का भजन करते हैं, वे लोक आप 
की चरण सेवा सबंविध भजनास्पद है, सन्ताप नाशक है, आानन्दकर है, इस 
प्रकार जानकर स्त्रधाम विधुताशय काल गुण होकर ही जो तप का परित्याग 
किये हैं, यह और अधिक क्या है ॥१६॥ च 

इस विषय में प्रमाण श्र ति इस प्रकार है-- 

(१) तत्‌ यथा पुष्कर पलाशे आपो न शिलिष्यन्ते एवमेवं विदि पापं 
कर्म न शिलष्यते । 

जावाल उप कोशल को कहते हैं, उस ब्रह्म की महिमा सुनो ! जिस 
प्रकार पद्म पत्र में जल संलग्न नहीं होता है, उस प्रकार यथोक्त ब्रह्ाज्ञ व्यक्ति 
में पाग कमं लग्न नहीं होता है । 

(२) न कर्मणा लिप्यते पायकेत । धर्माधमं कर्म द्वारा बद्ध नहीं 
होता है । वि 

(३) तत्‌ सुकृत दुष्कृते विधुनुते । संसार के हेतु पाप पुण्य उभय का 
मल का ज्ञान द्वारा परित्याग करते हैं । हे 

(४) एतं हृ वाव न तपति । किम्‌ अह साधु न अकरवमु । 'किमहुं 
पापमु अकरवमु' आसन्न मरण के समय नरकपात का भय होता है, वह भय 
भात्मज्ञ पुरुष को उद्विग्न नहीं करता है। भय का कारण-मैंने साधु कर्म 
नहीं किया है, मैंने पाप कर्मं किया है-स्वामीचरण कहते हैं सकल वेद 
गरोरित सद्गुणः त्त्रमु इति सर्वेमनीषिजनाः रताः । 

त्वयि सुभद्रगुणश्रवणादिभिः, 
तव पद स्मरणॉन गतक्लमाः। 

तुम ही सकल वेदोक्त कल्याण गुणराशि हो, इसलिए हे सुभद्र ! 
सकल विवेकीगण तुम्हारे प्रति अनुरागी होते हैं, तुम्हारे गुण श्रवण के द्वार ¬ 
पद स्मरण हेतु उभयत्र दुःख का त्याग करते हैं ॥१६॥ 

श्रतिरूपा आहुः--इति हेतोः यस्मात्वमेव विशुद्धोज्ज्वल रस 
साम्राज्य मृत्तिः सर्वोत्तम: सवनिन्दातिशायि परमानन्द सन्दोहावर्षी, ततः 


$$ श्रुतिस्तुति ब्याख्या ऋ ७६ 


सूरयो ज्ञान निष्ठाद्याः, नतु विशुद्ध महाभावेन त्वद्‌ भजन विचक्षणाः तव 
कथामृसाब्धि राधा सहित निकुञ्ज विलासकथाः परिपक्त्र तद्भावेः प्रतिपदं 
स पुलकाश्र्‌ कम्पादि विकार चमत्कारं कथ्यमाना एवामृत समुद्रास्तेषाम 
विच्छिन्न प्रवाह रूपेण ताहशमहाइचये मधुर विलास स्फूरत्तेः कथाया निवृत्य 

_आत्रात्तमवगाह्य तपांसि तापान्‌ जहुः, कथा श्रवणेन प्रेमाविर्भावाद्‌ बहिरङ्ग 
साधनानि वा तत्यजुः, किमुत वक्तव्यम्‌, ये तव पदं चरणारविन्दं भजन्ति, 
राधासख्यभात्राविष्टा: अजस्र सुखानुभवो यत्र, अन्यत्र कदाचित्‌ सुख 
विञ्छेदोऽपि भवेत्‌ । स्त्रधाम वृन्दावनमु- राधावृन्दावने वने, इत्युक्तत्वात्‌, 
तत्र विधुतः चन्द्रभावो महारसाम्भोधि समुज्जुम्भरोनाशय आश्रयो यासां 
श्रीकृष्ण चन्द्रमास्तं कालयन्ति वशीकुर्वन्ति गुणा: स्मरकेलि वेदग्ध्याद्या 
परिपोषक कलावत्त्वादयशच यासां तासां सुख सम्पद: कि वक्तव्या इति 
भावः । है परम विशुद्ध प्रेममयावस्थोत्तरावस्थ । 


नित्यगोपो प्रबोधनन्तु-सूरयो महारममय केलि कलातिपण्डिता 
यत्‌ कथामृताब्धिमवगाह्मं व विहर तापं जहुः, किमुत वक्तव्यं या स्वधाम्नि 
„ वृन्दावने विधुता आशय कालयोर्गृणा यानि गृह बान्धवादि स्मरण रहिता 
` दिन रात्रि विभाग ज्ञान रहिता अपारे श्रीराधाकृष्ण तीव्र प्रणय विलसित 
रसमय निभूत सपर्या रसोदधौ मग्ना इत्यर्थः ॥१६॥ 
श्र्‌ तिरपा गोपीगण कहती हैं-हेतु अर्थ में इति शब्द का प्रयोग 
हुआ है । कारण तुम ही विशुद्धाज्ज्वल रस साञ्राज्यमय मूत्ति सर्वोत्तम 
सर्वानन्दातिशयी परमानन्द सन्दोहवर्षी ह्ये अतएव सूरि विद्ठान्‌गण, ज्ञाननिष्ठ 
प्रभृति होते हैं, किन्तु विशुद्ध महाभाव द्वारा तुम्हारे भजन सेवा में विलक्षणा 
नहीं हैं, तुम्हारी कथामृताब्वि राधा के साथ निकुञ्ज विलास कथा उस भाव 
में परिपक्वता प्राप्तकर, प्रत्येक विषयानुशीलन मे पुलक, अश्रु कम्पादि, 
विकार चमत्कार पूणा कथा ही अमृत समुद्र है, उसमें अविच्छिन्न प्रवाह रूप 
में उक्त महाश्चर्यं मधुर विलास की स्फूत्ति होती हे, कथा की निवृत्ति न 
होने के कारण उसमें से ही प्रेम आविर्भाव होने से वहिरङ्ग साधन का 
परित्याग करते हैं, अधिक क्या कहना है, जो लोक तुम्हारे चरणारविन्द का 
भजन करते हैं, राधा सर्य रस में आविष्ट होते हैं, वहाँ पर अजस्र सुखानुभव 


८० # श्रृतिस्तुति-व्याख्या क 
होता है । अन्यत्र कदाचित्‌ सुख का चिच्छेद भी होता है । स्वघाम वृन्दावन 
ही है, वृन्दावन में श्रीराधा ही प्रतिष्ठिता है । इस प्रकार वर्णान है, वहाँ पर 
श्रीकृष्णचन्द्र भाव को प्राप्तकर व्रजरस सागरको उद्बेलित करते हैं । 
श्रीकृष्णचन्द्र सबका आश्रय हैं, उन्होंने ही गापियो के गुण समूह को स्मर 
केलि वेदग्धी प्रभृति को रस परियोषक कला प्रभूति को आत्मसात्‌ किया 
है, अतएव उन सब गोपियों की सुख सम्पत्ति वी बात क्या कहें, हे परम : 
हे विशुद्ध ! तुम समस्त प्रेममयावस्था को पराभूत करके विराजित हो ॥१६ 

नित्यगोपियों का प्रबोधन--महारसमय केलिकला पण्डित विद्वानूगण 
जिनके कथामृत में अवगाहन करके ही विरह ताप से मुक्त होते हैं, अधिक 
क्या कहता है-- जो लोक स्त्रधाम श्रीवृन्दावन में कर्म वासना तथा काल कृत 
प्रभाव से मुक्त होकर गृह बान्धवादि का स्मरण से मुक्त होकर दिन रात्रि 
विभाग ज्ञान रहित होकर श्रीराधा कृष्ण क तीव्र प्रणय विलसित अपार 
रसमय निभृत सेवा रस महोदधि में निमग्न हैं ॥१६॥ 

हतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा, 

महदहमादयोऽण्डमसृजन्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चर मोऽञ्नमयादिषु यः, 
सदसतः परं त्वमथ यदेऽत्रवशेषमृतम्‌ ॥१७॥ 
सान्वय व्याख्या 

असुभृत: (नराः) यदि ते (तव) अनुविधाः (अनुविदधति इति अनुविधाः 
अनुवत्तिनः भक्ताः भवेयूः तहि) श्वमन्ति (सफल जीवना; भवन्ति, इतरथा 
हतयः (भल्ला:) इव (वृथाश्वासाः इत्यर्थः) महदहमादयः (महान्‌ अहड्भा रइच 
आदिर्येषां तथोक्ताः) यदनुग्रहतः (यस्थ अनुप्रवेशनलब्ध सामर्थ्याः सन्तः) 
अण्डं (व्यष्टि समष्टि रूपं देह) असृजन्‌ (सृष्टवन्त:) यः पुरुषविधः (पुरुषस्य 
अन्नमयादिषु चरमः (ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छत्वेनोक्तः यः सोऽपि त्वं, 
सदसतः (स्थूल सूक्ष्मादन्नमयादेः) परं (व्यतिरिक्त तत्साक्षिभूतं) एषु 
(अन्नमयादिषु) अवशेष (अवाध्यं) अथ (अतएव) ऋत॑ (सत्यं) यत्‌ (भवति 
सत्‌ त्वमित्यथे:) । 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या कक ८१ 


हयदशभिनेजौ भजजला गुरनर्देकम्‌ इति वृत्तरत्नाकर, छन्दो.. 
मञ्जरीलक्षणेन च यदिभवतोनजौ भजजला गुरुनदंटकमु । जय जयेति श्रूति 
स्तुतेः प्रथमश्लोकादारभ्प आश्रतिस्तुतेः शेषश्लोवात्‌ (नदेटकनाम वृत्त , 
छन्दो वर्तते, किन्तु रलोकेऽस्मिन्‌ सदसतः परं त्वमथ इत्यत्र छन्दो भङ्ग 


दाषापत्तिः, सातु आषेत एव सोढव्या अथवा नदेंटकतः अभिनवं छन्दः, अत्र 
सुधीभि विवेचनीयम्‌) ॥१७॥ 


भगवद्‌ भजनहीन मानव निन्दनीय है। जो सब मानव आपके 
भ्रनुवरत्ती भक्त हैं, उन सबका जीवन सार्थक है, तद्भिन्न अपर. मनुष्यों के. 
जीवन फकनी के समान केवल श्वास प्रश्नास निर्वाह .करता है। महत्तत्त्व:. 
व अहङ्कार तत्त्व जिनके अनुप्रवेश द्वारा सामर्थ्यं प्राप्रकर व्यष्टि समदि देह 
सृजन करने में समर्थ हैं, जो पुरुषविध एवं अन्वय्‌ है । जो इस अन्नमयादि 
कोष में चरम (अर्थात्‌ ब्रह्म पुच्छ रूप में उक्त है) जो स्थुल, सूक्ष्म, अन्न 
मयादि कोष से अतिरिक्त तत्साक्षी भूत है, और जो इस भ्रन्नमयादि.. कोष 
श्रे अवशेष है, भतएव सत्य स्वरूप है, यह सब ही आप हैं, अपर कोई 
नहीं ॥१७॥ 

श्रीसनातन सम्मत व्याख्या का अनुवाद-घ्राणिगण यद्यपि निरन्तर 

बन्धविधि युक्त हैं, तथापि आपकी प्राथना भज्ज हेतु वे सब फू कनी की भाँति 

श्वास प्रश्वास का निर्वाह करते हैं गोपाल वेशधारी आपके अनुग्रह से ही 
ब्रह्मा व हम सब अण्ड सृजन करते हैं, है ब्रह्मा विष्णु रुद्र का प्रकाशक ! 
प्रचुर अन्नकूटादि में आसक्ति सम्पन्न आप स्त्रभक्तदत्त अन्नादि परम प्रीति के 
साथ आस्त्रादन कर क्रीड़ा करते रहते हैं। अतएव इस गोवद्धेन प्रभृति में 
वर्तमान गोष्ठ की आप रक्षा करें। परम दुज्जन कंसादि के बेरी, सत्य 
स्त्रहप व शेषरूप आपको जो जन अन्न प्रदान न कर अवहेलन करते हैं, बे 
राब ही फूकनी के समात केवल इवास प्रश्वास का निर्वाह करते हैं । 

चतुर्थ श्र त्यमिमानी देवतागण स्तव करते हैं, भजन द्विविध-सगुण , 


[ 
भजन व निर्गण भजन, उभयविध भजनहीन पुरुष की निन्दा श्रुति 
करती है। 


पर ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या क्र 
. . (१) भमूर्थ्या नाम ते लोका अन्धेन तमसात्रृताः तान्‌ ते प्रेत्य अभि- 
गच्छन्ति ये के आत्महनोजनाः । परमात्मज्ञानशुन्य भगवद विमुखव्यक्तिगण 
मरणोपरान्त में असूय्यं लोक अर्थात्‌ कर्मफल प्राप्त होते हैं । 
(२) इह एव सन्तः अथ विद्मः तत्‌ वयम्‌ । न चेद्‌ अवेदी: महती 
विनष्टिः। यच्‌ तद्विदुः अमृता: ते भवन्ति ॥ अपरे दुःखमेव यन्ति ॥ | 
हम सब प्रभु को जानेंगे, और इस लोक में ही जानेंगे। यदि तुम 
परमात्म तत्त्व को न जान सको तुम्हारी जन्म मरणादि रूप अनन्त संसृति 
होगी । कारण उनको जो लोक जानते हैं, वे लोक जन्म मरणादि दुःख से 
मुक्त होकर परमानन्द स्वरूप होते हैं, अपर जन दुःख प्राप्त होते हैं, असुभृतः 
नारायण “यदि तेऽनुविधा” तुम्हारे अनुसरण करते हैं, अर्थात्‌ तुम्हारे भक्त 
बन जाते हैं, तब उन सबको ठीक जीवित अर्थात्‌ सफल जीवन कहा जाता 
है, और यदि भक्त नहीं होते हैं तो हेतयः, श्वसन्ति’ फूकनी की भाँति वृथा 
श्वास प्रश्वास वहन करते हैं । 
प्रश्‍न--अभक्तो के काम अर्थ की प्राप्ति तो होती है ? 


उत्तर-कार्य कारण व अनुग्राहक रूप में जीवन के हेतु आप ही हैं, : 


आपके भजन को छोड़कर मनोरथ करने पर अर्थे काम भी सिद्ध नहीं होता 
है। देह एवं महदादि का अनुग्राहक आप हैं, अर्थात जीवन हेतु, सामर्थ्यंदाता 
आप ही हैं, आपका उपकार जो लोक नहीं जानते हैं, उस कृतघ्नों के 
कामादि की सिद्धि नहीं होती है । 

प्रश्त- चिदेक रस आप हैं, आपका अन्नमयादि आकार किस प्रकार 
सम्भव है ? 

उत्तर--'अत्र अन्वय; इस अन्नमयादि में अन्वित होते हो, इसलिए 
अन्नमयादि का श्राकार प्राप्त होते हो। 

प्रश्‍न--यदि वेसा हो तो आपका सत्यत्व कैसे होगा ? 

उत्तर-अन्नमयादिषु य: चरमः त्वम्‌ तथा । अन्नमयादि में जो 
चरम हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ पुच्छ रूप में उक्त आप ही हो । 

प्रश्‍न--अन्नमयादि में अन्वित होने पर असङ्ग होना कंसे सम्भव 
होगा ? 


क 


003 


ॐ श्र तिस्तृतिव्याख्या क्ल ८३ 


उत्तर-आप 'सदसतः परम्‌" स्थूल व सूक्ष्म से अतीत हो उसकी 
साक्षी हो, 'यत्‌ अवशेषम्‌ ऋतम्‌’ आप अवशेष हो अर्थात्‌ भ्रबाधित हो 
अतएव सत्य हो। 

प्रन्‍न--अन्नमयादि में अन्वित कहने का तात्पर्यं क्या है? | 

ड उत्तर- शाखा चन्द्रन्याय से शुद्ध स्वरूप बोध कराने के लिए कहा 

गया है । वह पुरुष अन्नरसमय है, यह उनका शिर है, इस प्रकार सूक्ष्म 
स्थूल क्रम से पश्चकोश को कहकर एवं पुनः-पुनः उसमें अन्वित हैं, कहकर 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, सवं साक्षी, शुद्ध स्वरूप का निरूपण किये हैं । 


पश्चकोश 
अन्नमयपुरुष- 
(१) सवा एषः पुरुषः अन्नरसमयः । तस्य इदम्‌ एव शिरः। अयं 
दक्षिणः पक्षः, श्रयमु उत्तर पक्षः, अयमु आत्मा ॥ इदम्‌ पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा ॥ 
पहले कहा गया है, अन्न से प्रजा की सृष्टि हुई है। अन्न से पुरुष 
उत्पन्न हुआ है, यह पुरुष अर्थात्‌ देह अन्नरस का विकार है। इस देह के ये 
“सब कल्पना नहीं है, वास्तव है, यह दक्षिण बाहु हैं, यह वाम बाहु है, यह 
आत्मा अर्थात्‌ मध्यम देह का अंश है । नाभि के अधोभ।ग में जो अङ्ग है, 
वह पृच्छ की भाँति है, अतएव पुच्छ है, अधः जड़ में अवस्थित है, अतएव 
अङ्गु प्रतिष्ठा या आश्रय है 


प्राणमय पुरुष- 
(र) तस्माच्‌ वा एतस्मात्‌ अन्नरसमयाप्‌ अन्यः अन्तरः आत्मा प्राणमयः 
तेन एषः पूणं: । सवा एषः प्रुषविधः। तस्य विधताम्‌, अन्वयं प्रुषविध 
त॑स्य प्राणम्‌ एव शिरः । व्यानः दक्षिण पक्षः । अपानः उत्तर पक्षः। आकाशः 
~ आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तस्य एषः शरीरः आत्मा यः पूर्वस्य । 
अन्न रसमय पुरुष से अन्य आत्मेतर आत्मा प्राणमय है । प्राण अर्थात्‌ 
वायु, प्राणमय हारा अन्न रसमय पूण है, जिस प्रकार वायु द्वारा हति अर्थात्‌ 
चमं यन्त्र पूर्ण होता है, वह प्राणमय आत्मा 'पृरुषविध' पृरुषाकार है, उस 
अन्न रसभय आत्मा की पुरुषविवता, पृरुषाकार “अन्वयं पइचात्‌ लक्ष्य करके 


८४ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 

शाणमय पृरुषवित्र होता है, कारणा अन्न रसमय के अन्वर्वत्ती हैं, मुषायन्त्र 
निषिक्त धातु प्रतिमा की भाँति प्राणमय के मुख व नासिकादि है, प्राण वायु 
उसका मस्तक है, ब्यान वायु उसका दक्षिण हस्त है । अपान अर्थात्‌ अधोवायु 
वाम हस्त है । आकाशस्थ समान वायु आत्मा अर्थात्‌ मध्य भाग है, पृथिवी 
अभिमानिनी देवता उसकी पू छ हैं, आध्यात्मिक प्राण की धारयित्री पृथिवी 
है, कारण स्थिति के हेतु उदान वायु के द्वारा ऊद्धंगमन वा शरीर का गुरुत्व 
हैतु पतन नहीं होता है, इसलिए पृथिवी पृच्छ है, प्राणमय, अन्नमय शरीर 
की आत्मा है । अन्नमय की अपेक्षा प्राणमय श्रे है, प्राण बल के कारण 
ही सेन्द्रिय देह्‌ का बल है। 


मनोमय पुरुष- 


(३) तस्मात्‌ वा एतस्मान्‌ प्राणामयात्‌ अन्य आन्तरः आत्मा मनोमय: 
तेन एषः पूर्णः । सवा एषः प्रुषविध: । तस्प पुरुपविध्रताम्‌ । अन्वयं पुरुष 
विधः। तस्य यजुः एव शिरः। ऋक्‌ दक्षिणः पक्षः साम उत्तर पक्ष: 
आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा । तस्य एष: शारीरः आत्मा 
यं: पूर्वस्य : 
प्राणमय से अन्य आन्तर आत्मा मनोमय है । मन: अर्थात्‌ सङ्कुहप? 
विकल्पात्मक अन्तःकरण है, प्राणमय का आभ्यन्तर आत्मा है, मनोमय के 
द्वारा प्राणमय पूर्ण हे, प्राणमय की पुरुषवित्रता पुरुषाकार पश्चात लक्ष्य 
करके यह भी पुरुपाकार हे । उस मनोमय का यजुर्वेदि मन्त्र विशेष ही शिर 
है, स्वाहा शब्द के द्वारा हवि प्रदान किया जाता हैं । ऋक मन्त्र विशेष इस 
का दक्षिण बाहु हे । सामवेद मन्त्र इसका वाम बाहु हं, आदेश अर्थात्‌ 
राह्मण मन्त्र विशेष इसका मध्य भाग हे । अथव अङ्गिरस दृ्टमन्त्र विशेष 
ब्राह्मण इसकी पुच्छ है । शान्ति पौट्टिकादि कर्म, शरीर आत्मा है | प्राणमय 
की अपेक्षा मनोमय श्र है, कारण इसमें ज्ञान का सम्बन्ध है । | 


विज्ञानमय पुरुष- 
(४) तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ अन्यः आन्तरः आत्मा 
विज्ञानमयः । तेन एष पूर्णः । सवा एषः पुरुषविधः । तस्य श्रद्धा एव शिरः 


ऋ श्रुतिस्तुति- व्याख्या $$ ८५ 


ऋतं दक्षिण पक्ष: | सत्यमु उत्तर पक्ष: । योगः आत्मा । मनः पृच्छ प्रतिष्ठा । 
तस्य: एषः शारीरः आत्मा यः पूर्व॑स्य ॥ 

मनोमय से अन्य आन्तरस्थ आत्मा विज्ञानमय है । विज्ञान शब्द का 
अर्थ निश्चयात्मिका बुद्धि है । मनोमय-विज्ञानमय द्वारा पूर्णा है । विज्ञानमय 
पुरुषाकार है। मनोमय का पुरुषाकार को पश्चात्‌ देखकर पुरुषाकार 
पुरुषविध होता है । उस विज्ञानमय श्रद्धा शिरः है, ऋत अर्थात्‌ सुदता बाहु 
दक्षिण बाहु है। यथार्थ भाषग वाम बाहु है, युक्ति समाधान उसका मध्य 
भाग है, महत्तत्त्व है, उसकी पुच्छ है । सबका कारण है | कारण में कार्य 
की प्रतिष्ठा है, मनोमय वेदात्मक है, वेदार्थे निश्चयात्मिव बुद्धि विज्ञान है । 
निश्चय विज्ञानवान्‌ पुरुष की कत्तंव्य विषय में प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
सवे कत्तव्य में प्रथम कर्त्तव्य है, सवै कत्तव्य तज्जन्य है । 

आनन्दम य- 

(५) तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्यः आन्तर आत्मा आनन्द- 
मयः, तेन एष: पूर्णः स वा एषः पुरुपत्रिधः । तस्य पुरुष विधतामु अन्त्यं पुरुष 
विध: । तस्य प्रियम्‌ एव शिरः। मोदः दक्षिण पक्ष: । प्रमोदः उत्तर पक्षः 
आनन्दः आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तस्य एषः शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 

विज्ञानमय से अन्य आभ्गन्तर आत्मा आनन्दमय है। आनन्द का 
विकार शुद्ध जीव द्वारा त्रिज्ञानमय पूरणा है । उस आनन्दमय पुरुषाकार 
विज्ञानमय बी पृरुषविधता को पश्चात्‌ लक्ष्य करके ही पुरुषाकार है । उस 
आनन्दमय का प्रियमु इष्ट पुत्रादि संदर्शन ही शिरः है । प्राधान्य हेतु शिर 
है । मोद अर्थात्‌ प्रिय वस्तु लाभ हेतु मुखप्रमन्नता रूप हर्ष दक्षिण बाहु है। 
प्रमोद अर्थात्‌ प्रकृष्ट हषे अर्थात्‌ प्रहास्य युक्तः हर्ष वाम बाहु है। प्रियादि 
सुखावयव में आनन्द अनुस्थूत होने के कारण आनन्द मध्य भाग है। उस 
आनन्दमय आत्मा की ब्रह्म पृच्छ प्रतिष्ठा है, अर्थात्‌ आश्रय है। अन्तरतमत्व 
ज्ञान के लिए अन्नमयादि पश्चकोश का उपन्यास शाखाचन्द्र न्याय से हुआ 
हे । अतएव ब्रह्म सबके एकमात्र आश्रय हैं ॥१७॥ 

श्रूतिरूपा आहुः--शुद्धकृष्णरसाविष्टाः समास्तान्‌ अभक्तान्‌ निन्दन्ति 
असुभृतो यदि ते तव राधया सह शुद्धरस विलाघेन क्रीइतोऽनुविधा, अनुरूपा 


5६ # श्रुतिस्तुति व्याख्या ॐ 

भजनप्रकारवन्तो हृदिं तत्कालीनरसपोषानुकुलविधायका वा तहि जीवन्ति, 
नोचेदु हतय इव वृथा जीवना इत्यर्थः । 

| यद्वा, यदि तेऽसून्‌ प्राणान्‌ बिभ्रति, आपूण विशुद्ध तदनुरागमयी 
राधिका तस्या अनुवत्तिन स्तदाहतय इव विश्वादर विषयभूताः श्रीराचासख्य 
इव ते भवन्ति, तासां सालूप्यं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । यस्त्वं महदहमादयो महान्‌ 
हिरण्यगर्भः अहः श्रीरुद्रः, हन्ति हरतीति हाविच्‌ न विद्यतेहा यस्मादिति 
व्युत्यत्त:, मा लक्ष्मीः, तास्वपि अदयो विशुद्धमहामाताशयाखिद्यमानास्चपि 
तद्दानेन न कृपा कत्तेत्यर्थः, योग्यतानुमारित्वात्‌ तत्‌ कृपायाः, योग्यता च 


तत्तत्‌ स्वरूपत्त्रमेवेति । किञ्च अण्डमसूजन्‌ ब्रह्माण्डस्य यो$खरष्टा इत्यर्थः। 


ब्रह्माण्डस्रष्टौ स्त्ररूपोऽभिमान रहितो देधकीनन्दन रूपेण सर्वात्म ब्रह्मत्वसमस्त 
भगवत्‌ स्वरूवाभिम!न:, नतु ब्रजेन्द्रकुमाररूपेगा । किच्च, योऽनुग्रहता, उग्रा 
हता येन स न, नहि असुरहन्तृ हननेन कर्मस्थापके स्वरूपे यशोदेयस्या- 
भिमानः । यद्वा, यस्यानुग्रह हेतो्महृदमादयोऽण्डं निजजन्मकारणत्वेनासृजन्‌ 
बहुनरतपोभिः परमेश्वर प्रसा वृन्दावने अण्डजरूपता वरोलब्ध इत्पर्थ:। 
यस्त्वं पुरुषस्य ध्राकृतमनुष्यस्येव विधा ज्ञानप्रकारा यस्य, अतिमुग्धरूपः । 
अन्वेति अनुवत्तंते। सदा रसज्ञगोपीकामपीड़ितो गोप्यं सद्‌ ब्रह्मस्वरूप 
सन्यद वा ब्रह्ममयसदृयस्य महाविशुद्धस्त्रभावाविष्टजनस्य, त्वं कथम्भूतः ? 
रमतइति रसः, रमयतीति वा। अयादिषुमध्ये परमुत्कृष्टम्‌, भयो ज्ञान 
स्तररूप ब्रह्म तदार्षि पुमर्थेषु एषु शेषमृतं सत्यमु, अव प्रतिपालय । समस्त 
सत्य पुरुषार्थंषु आनन्दचमत्कारन्यूनतया निरस्तेषु शिष्टं राधाकण्ठभूषण 
सेवारसरूपं सत्यं पुरुषार्थोत्तमं श्रुतीनामस्माकं तत्तरज्ञानोदयेन तिरोभवा 
द्रक्षेत्यथः ॥ 


नित्यगोपी बोधनन्तु--ते तव, असुभूतो राधाया अनुविधा अनुर्वात्तन्यो 


यदि सर्वात्मभावेनेमास्तहि (ऋतं च सुनृतावाणी) हतये तव आदराय इव 


जीवन्ति, इवेत्युत्रेक्षायाम्‌ । ग्राहितामानाथा श्रीराधिकायां तत्‌ प्रसादनायः 


हे त्वया तत्‌ सख्योऽनुनीयन्ते, दानमानादिना चाभ्यर्थ्यन्ते। ताञ्च तां 
मोनयित्त्रा वेदरधीमधुरसङ्गमेनोभयो विहारमतिविचित्रं पश्थन्त्योऽति 
रससागरे निमञ्जन्तोति त्वत्कृतादरेण च ताः सर्वोत्तमपदवीं प्राप्नुवन्तीति 


नै श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ ८७. 
आहन्यस्प तवानुग्रहादत्र बृन्दावनेऽण्डमपि तवमहृदारणीयं मह इव चरति, 
महत्‌ मूत्तिमांस्त्वदुत्सव इव भवतीत्यर्थः । किच्च, अन्न वृन्दावने परवेवद यस्य 
यस्या वा अनुग्रहादहमाप्राकृत देहाहड्कारेण, अदयो नि्देयोऽपि, अत्‌ विषय 
भोगस्तदर्थमय इत स्ततो भ्रमन्नपि असृजत्‌ वस्तुतः किमपि वहिर्म्मुख कमं 

„न कुर्वेनु भवति। तेन न लिप्यते, देहपात एव परम शुद्धरसमय पदवीं 
्राप्नातीत्यर्थः । यद्वा, परहृष्टा परं बहिर्मुखो हृश्यते स्वमात्मानं तथा न 
पदयतिवस्तुतो5प्राकृत चिद्रसघनविग्रहो जात एव, वृन्दावन सम्बन्ध महिम्नेति 
यहा, न विद्यते सुजत्‌ स्रष्टा यस्मात्‌ स॒ भगवान्नारायणस्तत्तुल्यमहिमा 
भवतीत्यर्थः यस्त्वमत्र श्रीवृन्दात्रने पुरुषविघोऽति कामान्धप्राकुत पुरुषतुल्यः 
कामान्धत्वाकारुमात्रेण साम्यम्‌ ? वस्तुतस्तेषां जड़ दुःखात्मकं तत्तव पूर्ण 
परमानन्दमहारसमयमिति। अन्वय सदा अन्त्येव (समीपे एव) न तु मनाक्‌ 
बिच्छेदसहिष्णुः, रमः सदा रुममाणइच । अस धातुर्दीप्ौ:, दीप्यते इति असः 
सती उत्तमा असता दीप्तता यस्य, यद्वा, अत्न वृन्दावने राधाविलास निकेतने 

¬ तदनुग्रह भजने सतोऽसतो वा सर्वस्य त्वमन्त्रयोऽनुवर््ती । सतोऽसतश्च रमयिता 
आनन्दयितेति वा श्रथ अतो हेतोः, अन्नमयं शरीरं मनोवा तेनादीयमानेषु 
मध्ये परम्‌, अन्यत्‌ सवेमस्माकमृतं गतं तद्रसलोभेनेहलोक परलोकचेष्टाः सबै 
संत्यक्ता इत्यर्थः । अवशेषं वत्तेते त्त्रत्‌ प्रीतिमात्रमेव एषु शिष्टं वत्तेत 
इत्यर्थः ॥१७॥ 
श्र्‌ तिरूपा कहती है- शुद्ध कृष्ण रसाविष्ट भक्तगण समस्त भक्त की 
निन्दा करते हैं, असुभूत जीवित मानवगण यदि श्रीराधा के साथ शुद्ध क्रीड़ा 
रस विलास से क्रीड़ारत तुम्हारे, अनुविधा अनुरूप उल्लास कर भजन 
प्रकार को जानकर हृदय में तत्कालीन रस पोषानुकूल आाचरणाकारी होते 
हैं, तब ही उन सबका जीवित होना सार्थक होता है, अन्यथा फूकनी की 
~ भांति बृथा जीवन धारण होता है। अथवा यदि वे घ्राण धारण करते हैं, 
या पुर्ण विशुद्ध तदनुरागमयी राधिका है, उनके अनुवत्तिजनगण ही विश्वा- 
दरविषयभूत श्रीराधा सखीगण के समान ही आदर के पात्र होते हैं, उन 
सबके सारूप्य को प्राप्त करते हैं । कारण आप महद्‌ अहङ्कार प्रभृति को 
महान्‌ हिरण्यगर्भ, अहः श्रीरुद्र, हन्ति हरतीति हा विच्‌ संहारकर्त्ता, जिससे | 


द्द # श्रतिस्तुति-व्याख्या क्र 


नाश सम्भव नहीं है, माँ लक्ष्मी इन सबको अदय महाभाव प्राप्त करने के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील होने पर भी उसको प्रदान कर कृष्ण कृपा नहीं 
करत हैं। योग्यता के अनुसार हो जाती है, योग्यता उन स्वरूप का ही नाम 

। और भी अण्डमसृजन्‌ ब्रह्माण्ड का जो जन असरष्टा हैं । ब्रह्माण्ड ख्रश 
स्वरूप अभिमान रहित, देवकीनन्दन रूप में सर्वात्म ब्रह्मत्व समस्त भगवत्‌ 
स्वरूपाभिमान है, ब्रजेन्द्र कुमार रूप नहीं है। और भी जो जन अनुग्रह, 
उग्रों की हत्याकारी भी नहीं, कारण असुर हन्ता हनन रूप कर्म स्थापक 
स्वरूप में यशोदानन्इनाभिमान नहीं है । यहा, जिनके अनुग्रह से महद्‌ अह 
तत्त्व प्रभूति अण्ड को निज-निज जन्म कारण रूप में सुजन करते हैं। 
बहुतर तपस्या के द्वारा परमेश्वर कने प्रसन्न कर वृन्दावन मं अण्डज रूपता 

वर को उन्होंने प्राप्त किया, आप पुरुष प्राकृत पुरुष मनुष्य के विधा 
समान ज्ञानशील अति मुग्ध रूप हैं । अनु शब्द, अनुवर्तन अर्थ में प्रयुक्त है । 
सदा रसज्ञ गोपी काम पीड़ित आप हैं, अथच महा विशुद्ध स्वभावाविष्ट हैं, 


आप किस प्रकार हैँ ? रमणकारी व रमण करने वाले हैं। अयादि के मध्य - 


में परम उत्कृष्ट स्वरूप हैं, अय, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा हैं, उन सब पुमर्थो में से 
आप ही परम उत्कृष्ट पुरुषार्थ हैं। इन सबको सत्य रूप में 'अव' प्रतिपालन 
करो, समस्त सत्य पुरुषार्थ में आनन्द चम्त्वार की न्यूनता के कारण उसको 
परित्याग कर एकमात्र वेदादि शास्त्र विहित राधाकण्ठ भूषण सेवा रस रूप 
सत्य उत्तम पुरुषार्थ का ज्ञान हम सब श्र तियों का हुआ है, तत्त्व ज्ञानोदय 
होकर उसका तिरोभाव न हो जाय, उससे आप उसकी रक्षा करें ॥१७॥ 
नित्यगोपी बोधन--ते "तुम्हारे असुभ्ृत प्राण’ सर्वस्व श्रीराधा के 
अनुवत्तिनी यदि सर्वात्मभाव से ये सब होते हैं, तब (ऋतं सूनृता सत्य वाणी) 
तुम्हारे आदर के लिए ही जीवन प्राप्त होकर रहती हैं, इव शब्द उत्प्रेक्षा 
अर्थ में प्रयुक्त है । श्रीराधिका मानवती होने पर उसको प्रसन्न करवाने के 
लिए तुम उनकी सखियों के समीप अनुनय विनय प्रार्थना करते रहते हो, 
दान मान प्रभृति से भी सम्मान अम्यथना करते हो, सखीगण श्रीराधिका 
को मना कर वेदग्धी मधुर सङ्गमं सम्पादन करती हैं, इससे उभय की अति 
विचित्र विहार होता है, उसे देखकर वे सब अति रस सागर में निमज्जित 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या क ८९ 


हो जाती है, इस प्रकार तुम्हारे समादर लाभकर वे सब सखी सर्वोत्तम 
पदवी को प्राप्त करती हैं । उसको कहती हैं-- 


तुम्हारे अनुग्रह से उस बृन्दावन में अण्ड भी महद्‌ होता है। यद्वा 
- = जिस श्रीराधा के अनुग्रह से इस वृन्दावन में अण्ड भी तुम्हारे महदादरणीय 
होकर मह के समान विचरण करता है, महद्‌ मुत्तिमान्‌ तुम्हारे आनन्दप्रद 
उत्मव के समान होता है। किच्च इस वृन्दावन में पववत जिसका एव 
जिसकी, अनुग्रह से प्राकृत देहाहड्कार से अदय निदेय होकर भी, अत्‌ विषय 
भोग, उसके लिए 'अय' इतस्तत घुमता हुआ भी संसार प्राप्त नहीं करता है, 
वस्तुतः कुछ भी वहिर्मुख कर्म नहीं करता है, उससे वह लिप्त नहीं होता हैं, 
देह पात हाने पर ही शुद्ध रसमय पदवी को प्राप्त करता है । यद्वा, अपर की 
दृष्टि से वह वहिर्मुख दिखता है, किन्तु वह अपने को वेसा नहीं पाता है, 
वस्तुत: अप्राकृत चिद्रसघन विग्रह होता है, यह सब ही वृन्दावन सम्बन्ध को 
` महिमा से सम्भव हे । अथवा जिनका स्रष्टा नहीं है, वह भगवान्‌ नारायण हैं, 
„ उनके समान महिमा हाती है। तुम भी इस वृन्दावन में पुरुषविध अति 
प्राकृत पुरुष के तुल्य कामान्ध हो, कामान्धत्व आकार मात्र से ही दोनों में 
समता है । वस्तुतः प्राकृत कामान्ध का जड़ दु:खात्मक भोग है, और तुम्हारा 
पूण परमानन्द महारसमय का आस्त्रादन है। अन्त्रय' सर्वदा अन्तिक में 
समीप में हो रहते हैं, कभी भी ईषत्‌ विच्छेद सहन नहीं करना पड़ता है, 
वेदा रमण परायण भी हो । अस्‌ घातु का दीप्ति अथे है, दीप्यते प्रकाशित 
होता है, इसलिए अस है। सती, उत्तमा असता दीप्ता जिसका प्रकाश 
हे। अथवा इस वृन्दावन राधा विलास निकेतन में तुम्हारे अनुग्रह रूप भजन 
में प्रकाशशील अप्रकाशशील, सबके तुम अनुवर्ती हो सबका आनन्द दान 
तथा रमण प्रदान भी करते हो अतएव अथ अत तु अथक शब्द है, अन्नमय 
शरीर, मन भी सब ही तुम्हारे अनुग्रह से श्र ष्ठ परम होते हैं, अन्य सब लोक 
उस रस आस्त्रादन लोभ से इहलोक परलोक का सब त्याग करते हैं। 
तुम्हारी प्रीति मात्र अवशेष रहती है। वेदादि शाब्ों का एकमात्र निर्णय 

भी भगवत्‌ प्रीति ही है ॥१७॥ 


९० ॐ श्रुतिस्तुत्ति-व्याख्या ॐ 
उदरमुपासते य त्रषिवर्त्मसुकूपहशः, 
परिसरपर्द्धाता हूदयमारुणयोदहरम्‌ । 
तत्‌ उदगादनन्त तवधाम शिरः परमं, 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥१८॥ 
साच्वयव्याख्या 


ऋषिदत्मसु (ऋषीणां सम्प्रदायमार्गेषु) ये कूर्पहशः (स्थूल दृष्टयः ते) 
उदरं (उदरालम्बनं मणिपुरस्थ ब्रह्म) उपासते (ध्यायन्ति) आरुणय:, परिसर 
पद्धति (परितः सरन्ति प्रमरन्तीति परिसराः नाट्य: तासां पद्धति मार्ग 
प्रसरण स्थानमित्यर्थः) हृदयं (हृदयस्थितं) दहरं (सूक्ष्मं उपासते) अनन्त ! 
ततः (हृदयात) परमं (उत्कृष्टं) तव (परमात्मनः) धाम (उपलब्धिस्थानं 
सुषुम्णाख्यं) शिरः उदगात्‌ (उदसर्पेनु) यत्‌ समेत्य (प्राप्य) पुनः इह्‌ कृतान्त 
मुखे न पतन्ति ॥१८॥ 

श्रीसनातन सम्मताव्याख्या-ऋषिवत्मंसु (ऋषियोग्य भक्ति मागेषु) _ 
ये कूर्पहशः (सुक्ष्मदृष्टप: वशिष्ठाद्याः ते) उदरं (माथुरमण्डलस्य उदर स्थानीयं 
मधुवन) उपासते, आरण्यः (अनु रागिनस्तु) परिसर पद्धति (परितः सरन्तीति 
परिसराः निर्केरादयः तेषां पद्धति आगतस्थानं) दहरं (कुञ्जादिभिगेह्वर) 
हृदयं श्री वृन्द वनं उपासते) अनन्तः। ततः (अनन्तरं) शिरः (शिरोभूतं) परमं 
(श्रेष्ठं) तव धाम (निवासस्थानं) उदगात्‌, यत्‌ समेत्य पुनः इह्‌ कृतान्तमुखे 
(देवमुखे) न पतन्ति (दंववशगाः न भवन्तीत्यर्थः) ॥ १८॥ 

स्थूल दृष्टि सम्पन्न ऋषिगण उदरालम्बन मणि पूरस्थ ब्रह्म का ध्यान 
करते हैं, और आरुणि ऋषिगण नाड़ी के प्रसरण स्थान हृदय स्थित सूक्ष्म 
ब्रह्म का ध्यान करते हैं । हे अनन्त ! हृदय से उत्कृष्ट परमात्म स्वरूप आपकी 
उपलब्धि स्थान सुपुम्णा नाडी मस्तक के प्रति उद्गत हुई है, जिस स्थान 
को प्राप्त होने पर पुनर्बार मृत्यु प्रवाह में गिरना नहीं पड़ता है ॥१८॥ 

श्रीसनातन सम्मतव्याख्या-ऋषि योग्य भक्तिमार्ग के मध्य में जो 
सब सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न श्रीवशिषठ प्रभृति हैं, वे सब माथुर मण्डल के उदर 


हू. पाक 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या क &१ 


स्थानीय मधुवन में उपासना करते हैं, अनुरागिगण परिसर के आगत 
स्थान व कुञ्जादि गह्वर युक्त श्रीवृन्दावन में उपासना करते हैं। हे अनन्त ! 
इसके बाद ही शिरोभूत श्रेष्ठ भवदीय निवास स्थान उद्गत हुआ है, जिसको 
प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्बार देववश नहीं होना पड़ता है ॥१५॥ 

पञ्चम श्र ति अभिमानिनी देवतागणा स्तव करते. हैँनश्रूतिः (१) 
उपाधि भालम्बनमु उपासनम्‌ । उदर ब्रह्म इति शार्क राक्षा उपासते । हृदय 
ब्रह्म इति आरुणय: ब्रह्मा ह एव ता? इतः ऊर्द्धं तृ एव उदस त्‌ 'तच्छिर: 
आश्रयत:! वेश्वातर अग्नि--अर्थात्‌ जठरानल रूप में अवस्थित ब्रह्म उदर में 
अविष्ठित हैं । शाकेराक्ष ऋषिगण उदर ब्रह्म की इम प्रकार उपासना करते 
हैं। आरुणिगण हृदय ब्रह्म की उपासना इस प्रकार से करते हैं, उदर के 
ऊद्धंदेश हृदय परब्रह्म की उपलब्धि स्थान है, इसलिए हृदय ब्रह्म रूप की 
उपासना करते हैं। वे सब उदर व हृदय की उपासना कर उदर व हृदय 
रूप ब्रह्म हो जाते हैं । वह ब्रह्म उसके स्थान को मस्तक आश्रय करते हैं । 


` मस्तक में चक्षु श्रोद्मादि करण निज-निज स्थान में पृथक्‌-पृथक रूप में अपने 


का निक्षेप कर दर्शनादि कार्य सम्पन्न करते हैं। ऋषिगण स्थूल दृष्टि सम्पन्न 
होकर उदरालम्बन मणिपुरस्थ ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यह प्रथम प्रवेशिका 
उपासना है, आरुणिगण हृदय में उपासना कर सूक्ष्म हष्टि सम्पन्न कहलाते 
हैं। पायूदेश में मुलाधार नामक चक्र है, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से निसृत 
होकर हृदय से होकर ब्रह्मरन्ध्र को अर्थात्‌ ब्रह्म लोक को गई है । उसके बाद 
ही है अनन्त ! आपका धाम अर्थात्‌ उपलब्धि स्थान है, सुषुम्ना परम श्रेष्ट 
ज्योतिम्मँय मूर्द्धा से उद्गत होती है। अर्थात्‌ मूलाधार से आरम्भ कर हृदय 
के पथ पर ब्रह्मरन्ध्र में उद्गत होती है । आपका धाम कैसा है ? जिसको 
प्राप्त कर लेने से पुनर्बार मृत्युरूप संसार में आना नहीं पड़ता है। प्रमाण 
श्र ति--(१) शतं च एका च हृदयस्य नाड्यः तासाम्‌ मूर्धातम्‌ अभिनिः सृत्य 
एका । तया ऊद्धम्‌ आयन्‌ भमृतत्त्रमु एति, विष्वक्‌ अन्या उत्क्रमणे भवन्ति 
एकोत्तर शत नाड़ी हृदय के साथ सम्बन्धान्त्रित हैं, उसके मध्य में एक 
नाड़ी सुपुम्ना मूर्धा पर्येन्त चिस्तृत है । उस नाड़ी से,गमन करने पर उपासक 
अमुनत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्य नाड़ी नानागति सम्पन्न हैं, उससे 


&२ अह शरुतिस्तुति -व्याख्या अ 
संसार होता है। इसकी प्रथम उपाधि आलम्बन उपासना कही 


जाती है ॥१८॥। 
श्र तिरूपा आहुः-हे अनन्त ! अनापेक्षिक स्वरूप गुणशक्तथादि 


परिच्छेद रहित श्रीब्रजराज कुमार ! राधिका प्राणनाथ ! ये ऋषीणां 
श्रीराधिका प्रियसखी भावेन विशुद्ध रसमय-त्वद्‌ भजन परिपाटी-सम्थग- 
भिज्ञास्तेषां बत्मंसु कर्पहृशस्तद्‌ ग्रहणासमर्थे दृष्टय इत्यर्थः । उत्क्ष्टा अरा 
यस्य तदुदरं कालचक्रं संसारचक्रमेवोपामते उदरम्भरय इतिवा, परितः 
सरन्ति परिसराः संसारिणस्तेपां पद्धति चक्रवदनवस्थितां देवतान्ता- 
द्युपासका: कामिन इत्यरथः । आरुणयः-भरुणस्य सूर्यस्थ पुत्राइव तेजस्त्रिनः 
सत्त्वगुण प्रधाना दहर सूक्ष्म ब्रह्म उपासते । कथम्भूतं दहरम्‌ ? हृत सर्व 
हरतीति ताहगयं ज्ञानस्तरूपं, ततो ब्रह्म स्तरूपात्‌ तवधाम वंकुण्ठाख्यं 
श्रीमूसिर्वा शिरः श्रेष्ठा, इह पुनः पुनस्तव धाम परमं श्रीविग्रहाद्‌ अपि 
उत्कृष्टं यद्धाम समेत्य सम्यक्‌ शुद्ध भावेन प्राप्य कृतान्तमुखे न पतन्ति, 
तेत्त्वानुमन्धानेन निरंकुशप्रवृत्त रतिप्रवाहमद्को चकेन न ग्रस्पन्त इत्यथः । 
नित्यगोप्य आहुः- हे अनन्त ! निःमीमगुणरूप रसादिनिघे ! ये 
गोगीजनाः अयन्ते प्राप्नुवन्ति कृष्मारसं ता गोप्य इति वा (बिजन्त) 
ऋषीणां बिशुद्धमहा भाव विशारदानां ललितादीनां श्रीराधिका सखीनां 
वत्मेसु श्रीकृष्ण सुख साम्राज्यसार सर्वेस्त्र प्राप्ति मागेपु ऐकान्तिक राधा 
तदातम्यभावप्रणयपुररूपेषु  कुर्पहश्यताइच, तव धाम श्रीविग्रहम्‌. उदर 
मुत्कर्षेण राति ददाति श्रीकृष्णसुखोत्करषंप्रदातृ इत्यर्थः। उपासते भजन्ति, 
उदः प्रेम्णो रादान येन, पूर्णमधुर प्रेमाहि तत्र नोपलभ्यते, सुखचमत्का रस्य 
तु न्यूनत्वात्‌ यद्वा-ललितादि वर्त्मादशिन्प्ो गोष्यस्तत्‌ प्रेम्णा उन्दन्ति 
क्लिद्यन्ति, उन्दिक्लेदने धातुः, ता राधामेव इयूति गच्छन्ति, यस्त वपु- ' 
स्तत्‌, उपासते परं भावयन्ति कदामिलिष्यतीत्याशया, नतु स्वाच्छन्देचन 
प्राप्तुं शवनुवन्ति। अरुणस्य सूर्यस्य पुत्री यमुना आरुणिस्तत्तुल्या वा 
अविच्छिन्ना: श्यामरसमहा प्रवाहाः श्रीकृष्णसुखश्रकाशवहुला वा दहरं 
प्रति सूक्ष्मं समस्तरसिकगोपीनामप्यहृद्‌ राधाया वक्षस्थल तदयते 
प्राप्नोति, तद्रूपं राधावक्षःस्थली नित्य भूषण नीलमशिहारायितमित्यर्थः। 
कथम्भूतमु ? ततोऽन्य गोपीहदयरूपातु परमसत्‌ यत्‌ यत्‌ उदगात्‌ प्रकट 


हैं: श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ &३ 
परमाशोभा सुखमम्पत्ति वा यत्न यल्ललितादिवत्मे राधा हृदयर्वात्ति कृष्णरूपं 
वा समेत्य प्राप्यशिर: क्कष्णसङ्गप्रत्याशया शीयंमाणा: सन्तत कृतान्तस्य 
मृत्योर्मुखे पतन्ति, विरहेण मृतप्राया भवन्ति इत्यर्थः ॥ १८ 


श्रू तिरूपा कहती है- हे अनन्त ! अनापेक्षिकस्वरूप गुणशक्तयादि 
* र परिच्छेदरहित श्रीब्रजराज कुमारं ! राधिका प्राणनाथ ! ऋषियों के मध्य 
में जो सब ऋषि, श्रीराधिका प्रियसखी भाव से विशुद्धरसमय तुम्हारे 
भजन परिपाटी को सम्यक्‌ रूप से जानते हैं, उनके पथ में कूर्पदृश अर्थात्‌ 
उप मार्ग को न ग्रहण करने वाले जो लोक होते हैं, उस मार्गे को देखने 
में असमर्थ होते हैं, उत्कृष्ट अर है, जिसका, उसका उदर, कालचक्र, 
संसारचक्र है, उसकी उपासना वे लोक करते हैं, वे लोक उदरम्भर होते 
हैं। परित सरन्ति को परिमर कहा जाता है, बे संसारी होते हैं, उनको 
पद्धति चक्र की भाँति अनवस्थित होती है, वे लोक देवतान्तर उपापक 
होते हैं, और सकामी होते हैं । आरुणय:-अरुण, सूर्यं उनका पुत्र की भाँति 
तेजस्त्री सत्त्व प्रधान ऋषिगण दहर-सूक्ष्म ब्रह्म की उपासना करते हैं । 
4 दहर किस प्रकार है ?-हृत्‌ सबको हरण करता है, इस प्रकार स्गरूप ही 
ब्रह्म है, उस ब्रह्म स्प्रख्प से भी तुम्हारे धाम वेतुण्ठ अथवा तुम्हारी 
श्रीमूत्ति शिरः श्रष्ठ है, तुम्हारे धाम परम का, जा श्रीविग्रह से भी उत्कृष्ट 
धाम है, समस्त शुद्धभाव से प्राप्तकर, पुनर्बार कृतान्तमुख रूप संसार 
में वे लाक गिरते नहीं हैं । कृतका, प्रेमानुबन्ध का अन्त है जिसमें, ऐसा 
सर्वात्मत्व केवल ब्रह्मात्त्र ज्ञान द्वारा संसार में गिरते नहीं हैं, तत्त्वानु- 
सन्धान द्वारा निरंकुश प्रवृत्त रति प्रवाह संकुचित होने पर बे लोक मृत्यु से 
ग्रस्त नहीं होते हैं ॥१८॥ 
~ नित्यगोपी कहतो हैं- हे अनन्त ! निःसीम गुण रूप रसादि निधि ! 
“जो सब गोपीजन कृष्णस्स को प्राप्रकर चुकी हैं, वे सब गोपीगण ऋषियों 
के विशुद्ध महाभाव विशारद ललितादि श्रीराधा सखियों के मार्ग में 
श्रीकृष्ण सुखसाम्राज्यसार सवेस्त्र प्राप्ति मार्ग में ऐकान्तिक रावा तादात्म्य 
भाव प्रणयपूर रूप में कुपंदृष्टि सम्पन्न होते हैं, वे सब तुम्हारे धाम 
श्रीविग्रह को उदर उत्कर्ष से राति देते हैं, श्रीकृष्ण सुखोत्कर्ष प्रदाता हैं, 


€४ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 
उपासना करते हैं। उद, प्रेम का, रा, दान जिससे होता है, पूर्ण मधुर प्रेम 
वहाँ पर नहीं मिलता है, सुख चमत्कार की न्यूनता है। यद्वा, ललितादि 
के मार्ग अवलम्बनहीन गोपीगण उन्दति-क्लेश को प्राप्त करती हैं, उन्दि 
क्लेदन में धातु है । उन रावा को प्राप्त करते हैं. जो तुम्हारे वपु है, उसकी 
उपासना करती हैं, भावना करती हैं, कब मिलेंगे, केवल इसी . आशा के - 
कारण स्वाच्छन्दब से प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अरुण, सूर्य की पुत्री 
यमुना आर्शशाहै, उसके समान अविच्छिन्न श्यामरस महा प्रवाह, 
श्रीकृष्ण सुख के प्रकाश बहुल, दहर, सूक्ष्म समस्त रसिक गोपियों के भी 
अगोचररूप हुत्‌ श्रीराधा के वक्ष:स्थल को अयते प्राप्त करते हैं, उस 
प्रकार राधा वक्षःस्यली के नित्य भूषण नीलमणि हार स्वरूप को प्राप्त 
किये हँ । 
किस प्रकार है-उमसे अन्य गोपी हृश्य रूप से परमसत्‌ जो-जो 
उदगात प्रकट हैं, परम शोभा मुख सम्पत्ति जहाँ है, ऐसा जो ललितादि 
का वत्मे राधा हृदयर्वात्ति कृष्ण रूप को समेत्य प्राप्तकर, शिरः कृष्ण सङ्ग 
प्राप्ति की आशा से मूच्छित होते हैं, निरन्तर कृतान्त मृत्य्‌ के मुख में 
हैं, विरह से मृतप्राय होते हैं। इससे श्रीकृष्ण ही उपास्प्र हैं--इस का 
निर्णय हुआ ॥१८॥ 
स्वकृत विचित्र योनिषु विशन्निव हेतुतया । 
तरतमतश्चकास्स्यनलवत्‌ स्क्कृतानुक्कतिः ॥ 
अथ वितथास्वमृष्ववितथं तव धामसमं । 
विरजधियोऽनुयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१४ 
सान्त्य व्याख्या 
स्वक्कत विचित्र योनिषु (स्वयं कृतासु उच्चनीच मध्यमासु योनिषु 
अमिव्यक्तिस्तानेषु कार्येपुदेहादिषु) हेतुतया (उपादानतया) विशन्‌ इव 
स्वक्गतानुकृतिः (स्त्र कृताः योनीरनु करोतीति तथोक्तः सन्‌) अनलवत्‌ 
(अग्निः इव) तरतमतः (न्यूनाधिक भावेन) चवास्सि (अवभाससे) अथ 


# श्रुतिस्तुति ब्याख्या अ छ्न्‌ 
अतः अभिविपन्यव: (अभितः विगत व्यक्हाराः ऐहितामुष्मिककर्मफल 
रहिता इत्यर्थः) विरजधियः निर्म्मलमतयः (वितथामु मित्थ्याभूतासु 
अमुषु मम) अविशेषं, वितथं (सत्यं) एकरसं (सन्मात्रं) तव धाम (स्वरूप) 
श्रनुयन्ति जानन्ति ॥१६॥ 

श्रीसनातन सम्मताव्याख्या - (वृन्दात्रनादि प्रसङ्गेन वार्चित 
वत्सवत्सपालहरणो श्रीभगवतः तन्स्तत्तद्रूपतामुहिश्यर्त्यः भक्तथेक 
गम्यतामाहुः) स्वक्कत विचित्र योनिषु (स्वक्ृतासु क्रीड़ार्थमत्र स्वयं 
आविर्भावितामु विचित्रामु बहुविधासु वत्मपादि खूपामू योनिषु आकृतिष्‌ 
हेतुतया (उपादान कारणतंया) विशन्‌ ;तब्रूपो भवन्‌ इत्यर्थः) इव स्त्रकृता« 
नुकृतिः (स्त्रक्गतामु न कृता अनुकृतिः मायया तद्रूपविड़म्बन येन तथाभूतः 
सन्‌) अनलवत्‌ चकास्सि, अथ (तद्रूपताविष्कारानन्तरमेव) अमुष्‌ (वत्स- 
पाद्याकृतिष्‌) वितथासु (अतत्‌ प्रवारासु सर्वत्र तु त्वद्रप लक्षणहीनासु 
सत्सत्रपीत्यर्थः) विरजवियः (निर्मलमतयः अतएव) अभिविपण्यवः (परम 
भक्ताः) समं (मा परम शोभा तत्सहितं) एकरसं (मुख्यरसं तत्तदसाधारण 
लीलारसिकमित्मर्थ:) तव घाग (श्रीमुत्ति) अत्रितथं (अवाघितं तत्तदाकृति- 
मिरनाच्छन्नमित्यथः) अनुयन्ति (जानन्ति, तत्तदरुपस्त्वमेवासीति 
परिचिन्वन्ती त्यर्थः) ॥१६॥ 

जिस प्रकार अग्नि स्वयं समभात्रापन्न होने पर भी दहन योग्य काष्ठ 
के आकारानुसार न्यूनाधिक रूप में प्रकाशित होती है, उस प्रकार परब्रह्मा 
आप पूर्वे से ही विद्यमान होने के कारण मुख्य प्रवेश की असम्भावना हेतु 
निजकृत विचित्त योनि में (प्रकाशन स्थान में) उपादान कारण रूप में 
प्रवेश करके ही जसे स्वकृत योनि के अनुकरण कर न्यूनाधिक भाव में 
प्रकाशित होते हैं, इस कारण से ऐहिक एवं पारलौकिक कर्मफल में 
अनभिलापी निम्मेल बुद्धिसस्पन्न व्यक्तिगण मित्थ्याभूत इस योनि समूह 
में समभावापन्न, सत्य एवं सन्मात्र भवदीय स्वरूप को अवगत होने में 
समर्थ होते हैं ॥ १६।। 

श्रीसतातन सम्मतव्यास्या--श्री बृन्दावनादि के प्रसङ्ग में कुछ व्यक्ति 
वत्श व वत्पपात हरण विषय में श्रीभगवान्‌ के तद्रूपता के विषय को 


६६ # श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 

उल्लेख कर भगवान्‌ भक्तैकगम्य हैं, इसको कहते हैं-आप यहाँ पर क्रीडा 
करने की अभिलाष से स्वयं आत्रिभूत बहुविध वत्सपादि रूप आकृति में 
उपादान कारण रूप जिस प्रकार तद्रूपवान्‌ होकर ही स्वकृत है,उस आकृति 
निवह में माथावलम्बन पूर्वक तद्रूपताश्रय न कर ही अग्नि बी भाँति 
शोभित होते हैं, तद्रूगता का आविष्कार के अनन्तर ही इस बत्मपादि की 
आक्ृति सर्वत्र तद्रप लक्षणहीन होने पर भी निर्मलमति सम्पन्न परम" 
भक्तगण परम शोभा विशिष्ट तत्तद साधारण लीला रसिक भवदीय 
श्रीमूत्ति को तत्तदाक्रृति द्वारा अनाच्छन्न रूप में जानने में समर्थ होते हैं । 
अर्थात्‌ आपको ही तत्तद्रपदान्‌ रूप में जान पाते हैं। इससे श्रीमृत्ति 
ध्यान की आवश्यकता सूचित हुई है ॥१९॥ 


षष्ठ श्रत्परभिमातिची देवतागण स्तव कहते हैं । 


प्रश्‍न--जीव बी भाँति उदारादि सम्बन्ध यदि ईश्वर का होता है, 
एवं ईश्वर के देह में योनि भेद हेतु तारतम्य अर्थात्‌ न्यूनाधिक भाव भी 
होता है, तब किस विशेषण से ईश्वर उपास्य हो सकते हैं ? एवं राम, ५ 
कृष्ण, हरि हर आदि नामाक्रान्त किस व्यक्ति की उपासना करेंगे ? 


उत्तर--एक: देव: सर्वभूतैष्‌ गूढः सर्वव्यापी सर्वेभृतान्तरात्मा 
कर्माध्यक्ष, सर्वेभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । (१) "एक: 
मृत्तिभेदशून्यः । (२) 'देव' ज्ञानघन, अतः अजड़ । (३) 'सवंभूतेषु ब्रह्मादि 
स्थावर पदार्थ में अवस्थित, किन्तु 'गुढ' अनादि निजशक्ति द्वारा आच्छन्न 
(४) 'सर्वव्यापी! अपरिच्छिन्न । (५) 'सर्वभूतान्तरात्मा' सर्वभूतों की 
अन्तरात्मा । (६) 'कर्माध्यक्षः' सवे कर्मों का साक्षी, कर्मकर्त्ता नहीं । (७) 
“सर्वेभूताधिवासः सवेभूतों का अधिष्ठान । (८) 'साक्षी' सर्वकर्म कर्त्ताओं 
का साक्षी । (६) 'चेताः' चित्‌ स्वभाव । (१०) 'केवलः? ह्यव जितः 
अद्वितीय । (११) 'निर्गृणः' ज्ञानादि गुण वजित । आप इस प्रकार होकर 
भी स्थूल सूक्ष्म शरीर में अवभासित नहीं हाते हैं। अतएव अप्रच्युत 
ऐश्वयं सम्पन्न होकर भी प्रच्युत ऐश्वर्य रूप में उपासित होते हैं । 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या क ९७ 


सर्वशास्त्रपु राणेषु यो देवानाम्‌ नामधा एक एव (श्रुति) 

सकल शास्त्र एवं पुराणों में देवगण के अनेक नाम हैं, सत्य है, 
किन्तु वस्तुतः एक ही है-- 

ब्रह्माणं केशवं रुद्र भेदभावेत मोहिता:। पश्यन्ति एकं न जानन्ति 
पाषण्डोपहता. जनाः, नास्तिक व्यक्ति ण ही ब्रह्मा, केश, रुद्र को पृथक्‌ 
ऐथक्‌ रूप में देखते हैं, फिन्तु एकतत्त्व हैं यह नहीं जानते हैं । 

स्वामिचरण-- 
स्वनिधितकार्येघु तारतम्य विवर्जितम्‌ । 
सर्वानुस्युतसन्मात्र भगवन्तं भजामहे ॥ 

स्त्रतिमित देह में तारतम्य त्रिवजित सवानुस्पृत सन्‌ मात्र भगवान्‌ 
का भजन करूँ ॥१९॥ | 

श्र तिरूपा आहु: ~र पक्ुतासु विचित्र योनिषु चित्रं परमाइचये वस्तु 
भगवत्स्वरूपमु ब्रह्म चित्रम्‌ विशेषेण चित्र वृन्दावन विलासिनी रतिलम्पटा- 
कारम्‌, तस्पाभिव्यक्तिस्थानेष्वन्त: करणोषु, विवित्रशब्देन विशुद्ध करणस्य 
हेतृतया फनोपधानेन परिपूर्ण ब्रह्मघत रूपत्वेन मर्वे मत्तास्कुरणानन्द 
हेतुतया सर्वत्र विद्यमानत्वेन वा विशन्नित्रेति तेषु चान्तः करणाष्‌ 
तारतम्येन च स्वङ्गतं भावमनृकरोति, यस्य यो भावो दत्तस्तदनुरूपं निज 
विग्रह ्रकटयन्नित्यर्थः । यद्वा स्तस्मिन्‌ तेः कृतो योऽनुरागस्तमनु करोति,- 
यस्य यथानुरागस्जथा प्रकाशमान इत्यर्थः । अनलवत्‌ काङयोग्यतावशात्‌ 
अमुषु त्वद्रूपस्य त्वत्म्रेम्णो-वाउमिल्यक्तिषु ब्रितथासु मिथ्याकल्पासु 
सर्बोतक्कष्टत्त्र ज्ञानस्य अमत्वात्‌ तव राबाजियतम घाम श्रीमूरत्ति रवितथः 
सकल भगवत्‌ स्वरुपात्कृत्ज्ञानस्पान्यथा भावात्‌, समं प्रमायुक्त सवं 
स्वरूपोत्कृष्टत्व बुद्धः प्रमात्वेन उक्तमु, मा लक्ष्मी, साच परमा राधैव म 
शोभा श्रोराध॑व, परम शोभावत्वं च राधा प्रियरूप एव । विरजवियः, | 
रजोःनुरागो विशिष्टानुरागयुक्तोधियोःनुवत्तेन्ते, घाम कथम्भूतम्‌ ? एको 
मुख्यरसोयत्र । अभिविपण्यवः, जिगत लौकिक वैदिक व्यवहारा; अति 
शुद्ध भावाविष्टा इत्यर्थ: ॥१९॥ | न 


€८ अ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
नित्यगोप्यस्तु आहुः-स्वीयाः कृताया विचित्रयोनयो वृन्दावनस्थ 
स्थिर-चर-शरीराणि तेषु त्वं विशन्निव रूप लावण्यादिभिरन्तः प्र विशक्तिव 
हेतुतया पूर्वमपितेष्‌ वत्तेमानस्वपादाविभाव तिरोभावपरस्तरतम स्तत 
कास्सि, तत्रापि प्रेम तारतम्यसत्वादम्‌' वपि वितथासु तत्‌ ्रेम सु खो त्क'षं 
चरम काष्ठा ज्ञानस्य मित्थ्पात्वात्‌ तवधाम अवितथ प्रेमसुखोत्कर्षेच रम- 
काष्ठाया अन््रथाभावाद्‌ विरजधियो महानुरागिष्यो राधानुचर्योऽनुयन्ति 
राधानुगताः सत्यो जानन्ति। एको मुख्यो रसो यत्र, श्तुङ्गाररसेपि 
राधानुगतस्येव  मुख्यत्त्रात्‌। अभिविपण्यवो देह गेहादि व्यवहार 
शून्याः ॥१६॥ 


श्रूतिरूपा कहती है- निज कृत विचित्र योनि में 'चित्र परमाइचर्य 
बस्तु भगवत्‌ स्वरूप है। ब्रह्म है, विशेष रूप से चित्र है, वृन्दावन 
विलासिनी रति लम्पटकार, उसको अभिव्यक्ति स्थान, अन्तःकरण में 
विचित्र शब्द के द्वारा विशुद्ध मधुर प्रेम को कहा जात्रा है। उसमें आप 
प्रविष्ट होने को भांति अभिव्यक्त होते हैं, स्वरूप योग्यता अन्तःकरण में 
है, फल युक्त होकर परिपूर्ण ब्रह्मघन रूप में आविर्भूत होते हैं, सकल. 
सत्ता स्फुरणानन्द होने के कारण, सर्वेत्र विद्यमान होने से ही प्रविष्ठ 
की भाँति प्रतीति होती है, उन अन्तःकरणं मं तारतम्य से कहीं पर 
स्वक्कत भाव को प्रकट करते हैं। जिसको जो भाव प्रदत्त हुआ है, उसके 
अनुरूप ही निज विग्रह को प्रकट करते हैं, जिसका जिस प्रकार अनुराग 
है, उसके अनुरूप ही प्रकाशमान है । काष्ठ की योग्यता से ही अनल केः 
प्रकाश में, तारतम्य होता है, उन सबमें भी आपकी अभिव्यक्ति प्रेमः 
तारतम्य से होता है मिथ्या स्वरूप में सवोत्कृष्टत्व ज्ञान भी अमरूप ही 
होता है। आपकी राधा प्रियतम धाम-श्रीमूत्ति अवितथ है, सकल भगवत्‌' 
स्वरूपोत्कृट्ट्त्व ज्ञान स्वाभाविक रूप में होता है, समम्‌ प्रमायुक्तः है; 
सर्वेस्‍्व रूपोत्कृष्टत्व बुद्धि अति. प्रामाणिक है, माँ लक्ष्की:, वह परमा: 
श्रीराधा ही. है, माँ शाभा श्रीकृष्ण को शोभा श्रीराधा ही है; परम. 
शाभावान्‌ होना श्रीराधा प्रिय होना ही है; विरजक्षियः रजः शब्द का! 
अनुराग अथे है, विशिष्ट अनुराग युक्त बुद्धि का ही अब्नुक्तेन होता हैः।' 


# श्र निस्तुतिव्याख्या # ९६ 
धाम किस प्रकार है? जहाँ पर एक मुख्य रस विराजित है, अभिविपण्यव: 
विगत लौकिक वैदिक व्यवहार समूह, अति शुद्ध भात्राविष्ट हैं । 

नित्यगोपी कहती है-निज रूप में आपने वृन्दावन के स्थावर 

जङ्गम ख्प शरीर का प्रकट किया है, उममें आप विशिष्ट होने की भाँति 
रूप लावण्य प्रभृति द्वारा अन्तःस्यल में प्रविष्ट होने के समान 
प्रतिभात होते हैं, इसके पहले से ही आग सवेत वर्तमान हैं, आविर्भाव, 
तिरोभाव होकर तारतम्य से प्रकाशित होते हैं। उसमें भी प्रेष का 
तारतम्य है, अतएव उन सब प्रेम युक्त वस्नु में भी आपके प्रेमसुखोत्कर्ष 
चरम काष्ठा ज्ञान होना अलीक है, आपका धाम अपितथ है, प्रेम सुखोत्कर्ष 
की चरम काष्ठा उममें ही है, त्रिरजत्रियः, महातुगरागिणी राघानुचरी- 
गण ही जानती हैं, राधातुगत्य से ही उसका ज्ञात होता है। जहाँ पर 
एक ही मुख्य रस है, श्वृङ्गार रस में भी राधानुगत रस का ही मुख्यत्व 
है, कारण उसमें भ्रभिविपण्यव: देह गेहादि व्यवहार शुन्यत्व है ॥१९॥ 

स्वकृत पुरेष्ववहिरन्त संवरणं, 

तब पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधुतोंडशकृतम्‌ । 

इति नृगति विविच्य कवयो निगमावपनं, 


भवतउपासतेऽङघ्रिम भवं भुवि विश्वसिता ॥२० 
सान्वय व्याख्या 

अभीषु स्वकृत पुरेषु (स्त्रकर्मोपाजित देहेषु, भोक्तृत्वेन वत्तँमानं) 
अवहिरन्वर सम्त्ररणं (कार्यकारणरूपात्ररणञ्ून्यं) पुरुषं (जीवं) अखिल- 
शक्तिघृतः (सवैशक्तधाश्रपस्प पूर्णस्य) तव अंशकृतं (तद्वूपमित्यश्चः) वदन्ति 
कवयः, इति (एवं) नृगतिं (नु जीवस्य गतिं तत्त्वं) त्रिविच्य (विशोध्य) 
विश्वसिता: (कृत तिश्वाशाः सन्त) भुवि (मत्त्यैलोके) निगमावपन _ 
निगमोक्तरमगां क्षेत्रं, सवेकर्मार्पणविषयमित्य्चः) उपासते (अच्चेन 
वन्द॑नादिभिः सेवन्ते ॥२०॥ 

सनातनं सम्मताव्यार्या-न केवलं गोकुलाविष्कृत वत्सांवादिरूपं 
त्व्‌ स्वरूप तथाषरिचिन्वन्ति, किन्तु तत्र तक्चांविष्हृति त तवम पीत्याहुः} 


१०० ॐ श्रुतिस्तुति व्याख्या # 


अमीषु स्वकृतपुरेषु (स्वकृतेषपुरेषु निवासेषु वदरिकाश्नम नीलाचल 
पाण्डुर द्गास्येष्‌ सन्तं) परुषं (नारायण जगन्नाथ विठलख्पं पुस्षत्रयं) तव 
अंशकृतं अवहिरन्तरसम्वन्णं (सुप्रवटं र.थास्यातृतथा) वदन्ति (अथवा 
अमीषु स्वकृत पुरेषु स्वे.भत्तः: वृतेष्‌ पृरेषु वृद्द्धन दृन्वाव्नादिस्थ्ति ब्रज 
पुरेषु अवहिरन्तर सम्वरणं पुरुषं बलदेवप्द्यम्नानिस्द्ध रूपं ध्यूहत्नय 
लक्षणं तव ग्रशकृतं अंशेन आविर्भावं वदन्ति, यद्वा अमोष्‌ स्वद्वत पुरेषु 
अवहिरन्तर सम्बरण न विद्यते वहिः धन इलाब्पि ऋरतरेषु ब्रऽगृहादिषु 
च सम्वरणां यस्य तथोक्त पुरुषं श्रीवलदेवं तव अंश कृत अवतार विशेषं 
वदन्ति) कवयः (सर्वज्ञा: ब्रह्मादयः) इति (पर मेश्वर्यान्‌) भुवि (माथुरभूमौ 
विराजमानस्य) अखिल शक्तिघृततः (अनन्यसाधारण सर्वशक्तीः सम्प्रति 
प्रकटयतः इत्यथः) भवतः नृगति (मनुष्यलीलां विविच्य (स्वोत्कर्षं पदत्वेन 
विमृश्य) विश्वसिताः (अन्नेव लब्धविश्चासाः मन्तः) निगमावपनं (सर्वे 
श्र तीनां तात्पर्यविशेषं) अभवं (भवभयहरं) अङ घरि (श्रीमत्पादपद्मं 
उपामते। 


इस स्त्र कर्मोपाज्जित देह में भोक्ता रूप में बत्तेमान, कार्यकारण रूप 
आवरण शून्य जीवात्मा सवंशक्तचाश्रय पूर्ण आपका ही ग्रंशक्ृत है, इस 
प्रकार वविगणा मानते हैं, उक्त ब विगण--इस प्रकार जीव तत्त्व को 
विशोधन क- के विश्वस्त होकर मत्तेचलोक में निगमोक्त कर्म का क्षेत्र व 
भवनिवत्तेक भवदीय श्रीचरण-कमल युगल की अचेना व बन्दना प्रभूति 
द्वारा सेवा करते रहते हैं ॥२०॥ 


श्रीसनातन सम्मतव्थास्या- केवल आपका ही स्वरूप को मानकर 
गोकुल में घ्राविष्कृत वत्सपादि रूप को जाना जाता है, यह नहीं है, किन्तु 
उच्च स्थान पर भाविप्क्ृत तत्तद्रूप को भो जाना जाता है, उसीको कहते 
हैं इस स्वकृतपुर में अर्थात्‌ बदरिकाश्रम नीलाचल, पाण्डुरङ्ग नामक 
निवास स्थान मे वत्तेमान नाायण, जगन्नाथ विठुल स्वरूप पुरुषत्रय को 
आपका .अंशकुृत हैं, कविगण सुप्रबट रूप में ही इस प्रकार वहते हैं। 
अथवा इस भक्तगण कृतपुर में अर्थात्‌ बृहदुवन बृन्दावनादिस्थित्र ब्रजपुर ` 


कै श्रुतिस्तुति-व्यास्या ॐ १०१ 
में बाहर अन्तर अनभिव्यक्ति रहित श्रीवलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूप 
व्यूहुत्रय लक्षण पृरुषत्रय को आपके अंश रूप में कविगण मानते हैं। यद्दा 
इस स्वकृतपुर वनशेलादि व्रजगृहादि में सम्बरणा रहित पुरुष श्रीबलदेव 
को अंश रूप में वःविगण कहते हैं। उक्त कविगण, अर्थात्‌ सबेज्ञ श्रीब्रह्मादि 
पारमैश्चये हेतु मधुर भूमि में विराजमान एवं सम्प्रति अनन्य साधारण 
सर्वेशक्ति प्रकटनकारी आपकी मनुष्य लीला वो सर्वोत्वषेपव्त्व रूप में 
विवेचन कर विश्वास के साथ सवे श्रुति का तात्पर्यं विशेष रूप व 
भवभय हारी भवदीय श्रीचरण-कमल युगल की उपामना करते रहते हैं । 
मत्तंचलोक में श्रीभगवत्‌ चरण बी उपासना ही एकमात्र क्‍त्तेव्य है, 
सप्तम श्र त्यभिमानिनी देवगण स्तव करते हुए कहते है । 

प्रश्न--शरीर उपास्य होते हैं, भगवान्‌ शरीरी होने पर उनमें 
उपाधिकृत दोष वा प्रसद्ध होगा ? 

उत्तर-अविद्यात्राम कर्म हेतु संसारी जीव भगवद्‌ नहीं होता है 
इसको समभाते हुए श्र तिगण उक्त दोष का निराकरण करती हैं, अतएव 
अप्रच्युत ज्ञानेश्वय सम्पन्न भगवान्‌ में उपाधिकृत तारतम्य रूप दोष को 
सम्भावना ही कहाँ है ? प्रमाण श्रू ति-- 

(१) स य इच अयम्‌ पुरुषे ! य इच असौ आहित्ये । स एकः । परम- 
व्योमे में आकाशादि अन्नमयान्त कार्य को सृजन कर उसमें अनुप्रविष्ट जो 

ह ही पुरुष है। जो आदित्य में वर्तमान है, वह कौन है ? वह एक 

ही पुरुष है । 

(२) अरे अयमु आत्मा अनन्तरः आवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः एव । 
यह आत्मा अनन्तर शुन्य, वाह्यशून्य, पूवेज्ञान स्वरूप है । 

(३) 'तत्बमसि' वह तुम ही हो । 

प्रदम--यज्ञकर्त्ता पुरुष की स्तुति ईश्वर स्वरूप तत्त्वममि वाक्य के 
द्वारा की गई हैं ? 

उत्तर--नहीं । यज्ञकर्त्ता की यह स्तुति नहीं 

प्रश्‍न--इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने का उपाय कया है? 


१०२ क धृतिस्तुति-व्याख्या अ. 
उत्तर-अतावतार राम, कृष्णादि श्रीत्रिग्रह के चरण का भजन ही 
उक्त ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रभाग श्रुति इस प्रकार है-- 


(१) यस्य देवे पराभक्ति, येथा देवे तयागुरी तस्येते कथिनाः ह्यर्थाः 
प्रकाशन्ते महात्मनः । जिस व्यक्ति का परमेश्वर में फामिसन्धान शून्य 
अनुराग होता है, जिम प्रकार परमेश्वर में ठीक उगी प्रकार गुरु के प्रति 
यदि भक्ति होती है, तब हो इवेताश्‍्वतर ऋषि कथित पदार्थ की स्फूत्ति 
उन महात्मा की होती है । अतएव जो लोक ब्रह्म विद्यार्थी है उनके लिए 
कत्तेव्य होगा कि वह देवता और गुह में एक ही प्रकार अविचला 
निरुपाधि भक्ति करे । 


'अमीषु स्वक्ज पुरेषु स्वफर्म्मोपाजित नरादि इस देह में वर्तमान 
पुरुष! भोक्ता रूप में वर्तमान पुरुष का आएका अंश रूग में वर्गन करते 
हैं, किन्तु वास्तविक आप निरंश हैँ । श्र्‌ ति:-- (१) निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तमु । 


प्रश्न-देहाच्छन्न व अज्ञानाच्छन्न पुरुष का भगवई रूपत्त्र कसे 
सम्भव होगा ? 


उत्तर--पुरुष वस्तुतः अवहिरन्तर संवरणं वहि--क्रार्य देह, अन्तर, 
कारण अज्ञान, संवरण, आवरक कार्ये कारण आवरण शून्य है। कारण 
देह एवं अज्ञान की पृथक्‌ सत्ता नहों है, पुरुष को स्त्रामाविकी स्त्रूपता 
का नाश कार्थ कारण नहीं कर सकते हैं। इति 'नृगर्नि' इस प्रकार जीव 
की गति अर्थान्‌ तत्त्व ब स्वरूप को, 'कवय:' कविंगग 'विविच्य? जानकर 
अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, “निगमावयनं! मिगमोक्त 
कर्म का क्षेत्र-सवे कमर्पिण अर्थात्‌ जिसमें कर्म अपित होने पर मुक्ति होती 
है, भवत अड धरि वह ही आपके चरण हैं, भुडि अमवं' मर्त्यलोक में 
भवनिवत्तंक है, विश्वसिता इस प्रकार विइवास करके ही 'उपासना! क रहे... 
हैं, भ्र्थात्‌ आपकी अचेनवन्दनादि द्वारा उपासता करते हैं, भुवि मत्त्मंलोक 
में यह ही उचित दै । 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या % १०३ 
श्रुति--चरणं पवित्रं विततं पुराणं | 
येन पूतः तरति दुष्कृतानि। 
तेन शुद्धेन पवित्रेण पूतेन, 


अति पाप्मानम्‌ अराति तरेस्‌ ॥ 

लोकस्य द्वारम्‌ अचिष्मत्‌ । भ्राजमानं । महस्वतू । अमृतस्य बहुधा 
दोहमान । चरणं लोके सुधितां ददातु । 

श्रीकृष्ण के चरण प्रविन्नकारी हैं, विस्तृत भूःभुव्स्वर को अतिक्रम 
करके ही वत्तंमान है, सनातन है । जिसके द्वारा पवित्र होकर पातकी भी 
पाप को अतिक्रम करता है, उस पदित्न चरण द्वारा पूत होकर वेरी पाप 
को अतिक्रम करगे । यह श्रीचरण, लोक को सुधाधारा का दान करें। 
वेकुण्ठ के प्रटीप के द्वारा उद्धासित करें। ब्रह्म तेजो मण्डल युक्त है, 
लोक में अनेक प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्तिरूप धारा भक्तगण को 
कामधेनु की भाँति तृप्त करती है, इस प्रकार श्रीहरिचरण का मैं भजन 
करूँ। 

स्वानिचरण-- 

त्वदंशस्य ममेशान त्यन्मायाकृत बन्धनम्‌ त्वद्ङ घरि सेवामादिश्य 
परानन्द निवत्तय । हे ईशान ! सत्य है, मैं आपका अंश हूँ । किन्तु अज्ञान 
ने मुझको आबद्ध किया है । हे परमानन्द ! आपके श्रीचरण की सेवा का 
आदेश प्रदान कर माया कृत बन्धन को बिदूरित करो ॥२०॥ 


अतिरूपा आहु --स्वकृतानि स्वांशेन प्रकृतिनियन्तृरू्पेण कृतानि 
पुखणि समष्टि व्पष्टि शरीराणि येषां हिरण्यगर्भादीनां तेष्वन्तर्यामित्वेन 
वलेमानं पुरुषं सुष्ठु अक्रतेषु नित्येषु चिदानन्दमयेषु शरीरेषु चतुर्भुजादि 
स्पेक्षमिमानित्वे च वस्तेमानं पुरुषम्‌, नविद्यते वहिरच्चेतनदश्य प्रपः्चोऽन्त हं 
चेचप्रषश्यो यत्र सः संवृणीति स्केद्वेतसंवरणः, कारणवस्थः प्रकृत्याद्या- 
विर्ाधको नारायण स्तं च पुरुषं द्रध्टहश्य प्रपश्वरूपं संवरण माया 
वहिरत्त रयो द्रेष्टुहश्यथोस्तस्वस्याच्छादकं मायाश्यं वा तद्रहिततःवा पुरुष 
पुरुषोच् म सिल्वर: 4 ना रायन ख्यैनेव माया प्रवर्तकः पुरुषोत्तम देवकी 


१०४ कै श्रतिस्तुति-व्याख्पा अ 
नन्दनस्परावस्परतिशेष:। तत्र वढ़िद्ें्प्राच्चयाह्षमन्तरं परब्रह्म न विद्यते 
यत्र अस्कुरणमेत्रामत्ता सम्पक्‌ वरणं प्रेमा यस्मिस्तं पुरुषं गोपवेषं 
यादवेन्द्र ब्रजवृन्दावन प्रेमावेशात्‌ संस्कार शे यादतत््वाहं भानं पुरुषं तव 
शुद्धगोपाल रूपस्यांशकृतं शक्तिगुगानन्दायशेन शक्तयादि सम्पूर्णं देन्ति । 
इति एवं प्रकारेण नृणां गति पुरुषार्थ तितरिच्य विवेकेन ज्ञातता नितरां 
गच्छति कृष्णो अन्तःकरणं येन तस्य महाप्रेमण आवपनं भाण्डं स्थान- 
मित्यर्थः । अङ खि मुपामते भुवि श्रोवृन्‍्दातने भवत्याविर्भवति विशुद्ध 
हाप्रेवा यस्मिन्‌ । विशति प्रविश्यति रूपेग सर्वेषां मत इति विश्वो$नन्त 
कन्दर्पेर्प विज्ञाधनिधि: कृष्णः सितोवद्धः प्रेबरसनया ये: प्रात: । 


नित्य गोप्यस्तु आहुः-पुरुषषु-उषति दहत्यन्तः करणम्‌, उटकामः, 
पूर्यते इति (पुर) पूर्णकामा यस्याः, न कृऽगचन्द्र राधाया अन्त्र पूर्णः 
कामरसः तां श्रोरावां स्वकृतपुरेष्वात्मवयू प्रेमास्पदीक्ृतेषु शरीरेषु 
शोभनोऽक्कृतः सहज भावा येषु ताहशेजु बृन्दवनस्य स्थिरवर शरीरेषु 
च स्वस्मै प्राणवन स्वहूगाय तुभ्यमेव त्वर्थमेव कृतं शरीरं येषां विशुद्ध 
रेमे क सत्ेस्वेष्वित्यथः । ते तव अंशङ्कृतं त्वदु भागकारिणों वइन्ति अमी 
सर्वेपम्यग्‌ बुद्धिमन्तः इति राव हि त्यां पूर्ग प्राता, अन्पब्ांशमात्र 
पित्प्रथ:, तदपि तबनुग्रहादिति भाव: राधां कथम्भूताम्‌ ? यत्र वहिरन्तरं 
किमपि न स्फुरेति, ताहश सम्यग्‌ वरणमु, प्रेमात्मिकामित्वर्थ: । इति एवं 
प्रकारेण नराणां ब्रजवृन्दावन गनानां जीवनानां सर्वेषां गि कृष्णां तत्‌ 
चा विविच्य विव्रेकेव राधारमापिष्ट स्वरूपमेत्र मिदिचत्य भत्रतोऽडिः घ्र 
सुगवतेऽस्तद्वित्राः पुरुषमित्यस्य क्शिषणं निगमावानमिि नितरां 
गच्छन्तीति तिंगमाः सर्वात्मिभावेन महाप्रेम्णा नागरेन्द्र सङ्गरसं 
प्राप्नुवन्ति ता गोपीरवति पालयति यः श्रीक्रष्णस्तेन स्तूयते रूपविलास ` 
वदग्ध्यादिना सवंगोप्युत्तमत्वेन तां राधां भुवि वृन्दातरने विश्वः श्रीकृष्ण: सदा 
हृदि पविश्रत्तरात्‌ विशत्येव क्षणे-क्षणे अन्यान्य रूप शोभादितमत्कारवत्‌ 
स्वरूपेण, नलु कदाचित्‌ अपि निर्गच्छति हृदयात्‌ प्रत्रिशति वा सततं रति : 
विलास समुत्र्‌ कण्ठया श्रीराधिकया सह निकुज्ञाम्यन्तरभिति विश्व: 


श्रीकृष्णचन्द्रः, स सितोवद्धः प्रेम्णा याभिः तेन वा वद्धाः, श्वयते वद्धेते 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ १०५ 
सौन्द्र्यादिचमत्कारै ध्रिगतं ताहृशं रूपं यस्मादेताहशोऽसितः श्रीकृष्णो 
यासाम्‌, न विद्यते विशुद्ध प्रेमाविर्मावकं रूपं यस्मात्‌ ताहशमित्यर्थः ॥२० 

श्र्‌ तिरूपा कहती है--'स्वकृतानि' निज अंश के द्वारा प्रकृति 
नियन्ता रूप में आमिष्कृतसमष्टि व्यष्टि रूप समूह हैं, उसको हिरण्यगर्भे 
कहा जाता है, उन हिरण्यगर्भ प्रकृति में अन्तर्यामी रूप में विद्यमान को 
ही पुरुष कहा जाता है, इस प्रकार 'अकृत' नित्य चिदानन्दमय चतुर्भुजादि 
शरीर में भी अभिमानी रूप में वत्तेमाव को पुरुष कहा जाता है। उनमें 
अचेतन हृश्य प्रयश् एवं अन्तहं थ चेतन प्रपश्च भी नहीं रहते हैं, समस्त 
हत पदार्थ को भी आत्मसात्‌ कर लेते हैं। कारणावस्थ प्रकृति का 
आविर्भावक श्रीनारायण हैं, उन नारायण रूप पुरुष को और द्रष्टा दृश्य 
रूप प्रपश्च को माया के बाहर अन्तर, द्रष्टा दृश्य जो भी पदार्थ है, उसका 
आच्छादक माया नामक शक्ति है, अथवा माया रहित जो पदार्थ है, 
उसमें विद्यमान को पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम कहते हैं। श्रीनारायण रूप में 
ही माया प्रवत्तेक हैं। वह नारायण भी पुरुषोत्तम देवकीनन्दन के 
अवस्था विशेष हैं । उनमें दव त प्रपश्चमात्न व अन्तर परमब्रह्म की सत्ता 
नहीं है, यहाँ पर अस्फुरण रूप ही असत्ता का अर्थ जानना होगा। प्रेम को 
ही जिन्होंने सम्यक्‌ रूपेण अपनाया है, ऐसे पुरुष को गोपवेश को, यादवेन्द्र 
को ब्रज प्रेमावेश के कारण संस्कार के अवशेष से यादवत्ताभिमानी पुरुष 
को शुद्ध गोपाल रूप के अंशकृत रूप में कबिगण मानते हैं, अर्थात्‌ शक्ति 
गुण आनन्दादि अंश द्वारा शक्तथादि द्वारा सम्पूर्ण रूप से आविष्कृत हैं, 
इस प्रकार ब्रह्मादि कविगण कहते हैं । इस प्रकार पुरुषार्थ की गति की 
विवेक द्वारा जानकर ही अन्तःकरण पूर्णरूप से श्रीकृष्णचन्द्र में संलग्न 
होती है, अनन्तर वह चित्त उन ब्रजीय श्रीकृष्ण को ही एकमात्र प्रेमाधार 
मान लेता है, श्रीवृन्दावत में श्रीकृष्ण के श्रीचरणारविन्द की सेवा करते 
हैं, अर्थात उनके चरणारविन्दों में विशुद्ध प्रेमाविर्भाव होता है, जिनके 
रूप को देखकर ही सबके मन प्रविष्ट हो जाते हैं, उनको विश्व कहा 
जाता है, ऐसे विश्व, अनन्त कन्दर्पं विलासनिवि कृष्ण को भी जिन्होंने 
प्रेमरसता संबध चुके हैं ॥२०॥ 


१०६ # श्रत्तिस्तुति-व्याख्या ॐ 
नित्यगोपो कहती है-पुरुषम्‌, उष्‌. पुर, शब्द से अन्तःकरण दहनशील 
काम जिनमें परिपूर्ण छप में है, श्रीराधा को छोड़कर अपर से श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र में पूर्ण कामरस नहीं होता है । ऐसी श्रीराधा के प्रति जिन्होंने सहज 
आत्मभाव स्थापन किया है, ऐसे निजकृत आत्मवत्‌ प्रेमास्पदीक्कत अनेक 
शरीर हैं, इन सब शरीर वृन्दावन के समस्त स्थावर जङ्गम ही हाते हैं, 
इन सब शरीरधारीगण घ्राणघन स्वरूप आपके लिए ही शरीर धारण 
करते हैं, और विशुद्ध प्रेम सर्वेस्त्रा स्वमात्र के होते हैं, जा सब उक्त प्रकार 
कहते हैं, बे सब ही बुद्धिमान्‌ होते हैं। श्रीराधा ही आपको परिपूर्ण रूप 
में प्राप्त किये हैं, अन्यत्र आप अंशमात्र से प्राप्त होते हैं, वह भी राधा के 
अनुग्रह से ही सम्भव होता है। वह राधा किस प्रकार है? जिसके 
बाहर अन्तर में आपको छोड़कर और कुछ भी स्फूत्ति नहीं होती है। 
इस प्रकार जिन्होंने वरण किया है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रेमात्मिका ही है, 
इस प्रकार व्रजवृन्दावनगत समस्त जीवों की गति स्वरूप कृष्ण को एवं 
उनके प्रेम को जानकर, श्रर्थात्‌ वह भी राधारसाविष्ट स्वरूप ही है, ऐसा 
निश्चय कर ही हम सब आपके चरणों की उपासना करते हैं। पुरुष का 
ही विशेषण निगमावपन शब्द है, नितरां गच्छन्ति इस अथ में निगम 
शब्द होता है । सर्वात्मभाव से महाप्रेम से नागरेन्द्र श्रीकृष्ण का सङ्गरस 
को जो सब गोपी प्राप्त करती हैं। उन सब गोयियों का पालनकारी 
श्रीकृष्ण है। उनमें से श्रीराधा की स्तुत्ति श्रीकृष्णचन्द्र रूप बिलास 
वेदग्धी प्रभृति व्यापक उत्तम सामग्री द्वारा करती हैं। भौमवृन्दावन में 
श्रीकृष्ण ही विश्व हैं, सवेदा सबके हृदय में प्रविष्ट हैं, क्षण-क्षण में 
अन्यान्य रूप शोभादि चमत्कार स्वरूप के द्वारा ही प्रविष्ट होकर रहते 
हैं। कभी भी हृदय से बाहर नहीं होते हैं। अथवा सतत्‌ रति विलासरस 
समुत्कण्ठित श्रीराधिका के साथ निकुञ्ज मध्य में प्रवेश करते हैं, इसलिए 
श्रीकृष्ण को विश्व कहा जाता है । उन कृष्णचन्द्र को जिन्होंने प्रेम रञ्जु 
से बन्धन किया है, इससे गोपियों की सौन्दर्ये चमत्कारिता असमोद्ध 
वंद्धित होती है, और पूर्ण रूप चला जाता है, इस प्रकार असित नील- 
मणि श्रीकृष्ण ही उन सबके प्राण सर्वस्व हैं, जिनको छोड़कर बिशुद्ध 


क्न 


# श्रुतिस्तुतिव्याख्या ॐ १०७ 
प्रेम का आविर्भावक कोई भी पदार्थ नहीं हैं। उनकी उपासना कविगण 
विश्वस्त होकर ही करते हैं ॥२०॥ 

दुरवगमात्सतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो, 

श्चरितमहामृताब्धिपरिवर्त्तपरिश्रमणः । 

न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते, 

चरणसरोजहंसकुलसङ्घविसृष्टगृहाः ॥२१॥ 

सान्वय व्याख्या 
ईश्वर ! केचित्‌ (विरलाः भक्तिरसिका.) दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय 
(दुरवगमं दुर्वोध यत्‌ आत्मतत्वं तस्य निगमाय ज्ञापनाय) आत्ततनोः 
(ाविष्डृत श्रीमूर्तेः) तव चरितमहामृताब्धिफरिवत्तेपरिश्रमणाः (चरित- 
भेव महाबृताब्धिः तस्मिन्‌ परिवर्ते: अवगाहः तेन परिश्रमणाः गतश्चमाः) 
त (तव चरण सरोज हंस कुलसङ्ग विसृष्टगृहा: (चरण सरोजे हंसा इव 
रममाणाः ये भक्ताः तेषां कुलं तेन यः सङ्गः तेन विसृष्टाः गृहाः, येः 
तथोक्ताः, यद्वा चरण सरोजयोः ये हंसाः श्रीशुकाद्याः तेषां कुलं शिष्यो- 
पञ्चिष्यपरम्परा तस्प सङ्गेन विसृष्टं गृहं येः तथोक्ताः च सन्तः) अपवग, 
(मोक्षसुखं) अपि न परिलषन्ति (इच्छन्ति, किमुत्‌ अन्यत्‌ सुखम्‌) ॥२१॥ 
हे ईश्वर ! दुर्बोध आत्मतरव ज्ञापन करने के लिए आप निज मूत्त 

को प्रकट करते हैं, आपके चरित रूपी महा मृताब्धि में अवगाहन से 
विगततश्रम होकर आपके चरण-कमल युगल में हंस के समान रममाण 
भक्तगण के सान्निध्य प्राप्तकर सज्जनगण गृह सुख को परित्याग करते हैं । 
भक्ति रसिकगण मोक्ष सुख को भी नहीं चाहते हैं, अन्य सुख को कथा ही 
क्या है ? बे सब केवल श्रवण कोत्तेनात्मिका भक्ति को प्रार्थना 
करते हैं ॥२१॥ 


अष्टम श्रृत्यभिमानी देवगण स्तव करते हैं-आप आत्मतत्त्व ज्ञापन 
के लिए ही मूर्ति प्रकट करते हैं । 


१०८ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 

प्रश्‍न--श्रृति में ज्ञात साधन को कथा है. भक्ति का विषय वर्णित 
नहीं है, अत एक भक्ति तुच्छ है, ज्ञान साधन (१) “तमु' एतत्‌ वेदानुवचनेन 
यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन । स्वाध्याय, यज्ञ, तपस्या, दान, सन्न्यास 
द्वारा परतत्त्व को जानने की इच्छा करते हैं। 

उत्तर--इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, भक्ति ही एकमात्न उत्कृष्ट 
पराथ हैं, आत्मतत्त्व अतिशय दुर्बोध्य पदार्थ है, आत्मतत्त्व ज्ञापन के लिए 
आप स्तरीय मूत्ति को प्रकट करते हैं, भक्ति रसिक ब्यक्ति के मङ्ग 
सज्जनगण भक्ति सुख से पूर्ण होकर पूर्व मिद्ध गृह सूख वी उपेक्षा करते 
हैं, आपके चरण सरोज में रममाण भक्त के सद्ध से ही गृहत्याग हो जा: 
है । श्रूतिगण मुक्ति की अपेक्षा भक्त की श्रता प्रदर्शन करते हैं-- 

(१) यं सर्व देवाः न7न्ति मुमुक्षवः ब्रह्म वादिनश्च । सकल देवगण 
अर्थात भगवद्‌ भक्तगण जिम परमेश्वर का भजन करते हैं, जिनका भजन 
मुमुक्षुगण एवं ब्रह्मवादी मुक्त पुरुषगण करते हैं । 

(२) भाष्यकार श्रीशङ्कुरा चार्य नुमिह हागनी में कहे हैं, मुक्ता: अपि 
लीलया विग्रह कृत्वा भगतरन्तं भजन्मे । मुक्त पुरुषगण लीला हेतु विग्रहृ 
धारण कर श्रीभगवान्‌ का भजन करते है । 

३) /आत्मासमाश्च मुनयो निम्रन्याः अप्युरुक्रमे कुेन्त्य हैतुकी 
भक्ति” आत्माराम अहङ्कार वर्जित मुनिगण अहेतुत्री भक्ति उरुक्रम 
भगवान्‌ में करते हैं। स्त्रामिचरण कहते हैं-त्वत्‌ कथामृत पाथोधौ 
विहरन्तो महामु: कुर्वन्ति कृतिन: वेचित्‌ चतुर्वर्गं तृणोपम्मु । आपके 
कथामृत समुद्र में विचरण कर महामोद प्राप्त होने पर चतुर्ग को 
भक्तगण तृण को भाँति अति तुच्छ मानते हैं ॥२१॥ 

श्र्‌तिख्या आहुः--हे ईश्वर ! एऐत्रर्योत्ः षपरमसीमन्‌ ! अन्यत्रे- 
श्वयेमापेक्षिकं तव, िशञुद्धप्रेमेकशक्तिविलासिन्‌ दुर्वगमं महाम्वज्ञे 
मंहाभक्त रपि दुर्वोधं यदात्मतत््व निज रहस्य रूपं रादानुरागव्वशम्‌ । 
आत्मा श्ीमृत्तिस्तत्ततत्वं परमानन्दसाम्राज्यसारट नुन दान्यथारहितं 
स्वह्वपित्पथः । नितरां गमनायानुभवाय प्रपञ्चान्तः प्रकटश्रीवृन्दावने 


ॐ श्रृतिस्तुति व्याख्या अ १०९ 
मावया स्वाधितणक्तथा ताहशभाव योग्य-जीबानुग्रहाय दशित स्वरूप- 
स्येत्य्थ: । चरितमेव महामृतम्‌, अभृतं परमानन्दं तस्य महत्त्वमनापेक्षिक 
उत्कर्ष स्तदेवाब्धिस्तत्र परितो वत्तेनं तेन परिश्रमणा:, शुद्ध प्रेमनिष्ठा, 
प्रकर्षेण विना श्रमेण अनावासेन श्रीकृष्णप्रेम्णाकृध्स्य-स्वततएव दर्शन 

_ स्पश नाद्यानन्द साञ्राज्योदयात्‌ । केचित्‌ विरला, अपकृष्टो वर्गों धमर्थि 
,काममोक्षलक्षणो यस्मात्‌ तेऽपि देवकीनन्दन पर्यन्त भगवत्‌ स्वरूपेकान्त- 
प्रेमाणं नामिलषन्तीत्यर्थः। चरण सरोजस्प हंसा आनन्शदधत्कर्षं विधे वका 
स्तेषां कुले यैः सङ्ग: सङ्गति वा सङ्ग आमक्ति स्तेन विसृष्टं गृह गृह्यमाणं 
सम्यगनुभूयमान मिश्चप्रेममयं शुद्ध मधुरेतररसमयं च कृष्णस्वख्पं यैः। 
यद्रा, सङ्गेन कर्त्रा सम्यक शुद्ध क्ृष्णानु रागि शरीरान्तरादपि विशिष्टतया 
सृष्टं गृहं शरीर ग्राहकं वहिरन्तरिर्द्रियं च येषामु । आविर्भू श्रीराधा 
प्रियसख्थाल कृत देहेन्द्रिखादय इत्यर्थः । 
नित्यगोष्यस्तु आहुः दुरवगगात्मा अजितिगूढानु रागत्ताव नेतीत्येव 
वदति, प्रति पदश्च वेमुख्यमेव नाटयति, मानः हेतुमेव तदव दृढ़ं कुरते, 
* अतस्मनुस्र्शेन विवशीकत्त मात्ता गृहीता बता राधाय्ास नुयेन ताहशस्य 
तब महारममथचरित समुद्रावगाहेन परिश्रमणामानापनोदवाद्यायास 
रहिता. केवित्पद्‌ विधराधापरिजना अपवर्ग! पि नेच्छन्ति, अप छ्टोञ्न्य: 
प्रियतमो बर्मो+स्प्र ताहशमपि तव स प्रेमातिशथरतिविलासंनेच्छन्तोति 
वार्थः। तव चरण सराजयोर्हगकुलं राघेत्रान्तसस्यन समस्ततद्रः द्‌ 
ब्रिविच्य रसविशेष सह निपुणललितादिसङ्कन दिविधप्रवारेण सृष्ट 
निमितं गृह केलिकुञ्ज मन्दिरं येरिति ॥२१॥ 
श्रतिरूपा गोपी कहतो हैं-है ईश्वर ! ऐश्वर्योत्कषेपरमसीमन्‌ 
अन्यत्र आपेक्षिक ऐश्वर्य तुम्हारा है, विद्युद्ध प्रेमेक शक्ति में त्रिलासकारी 
हो, दुरवगम, महासर्वेज्ञ महाभत्तगण द्वारा भी दुर्वोध, आत्मतत्त्व, निज 
रहस्य रूप राखानुराग विवशता को प्रवट करने के लिए हो आत्मा, 
श्रीमूत्ति, उपका तत्त्व, परमानन्द्रसास्राज्यसारत्वानुभव स्वरूप है । उसका 
अनुभव कराने के लिए प्रपच्चान्तर्गत प्रकट श्रीवृन्दावन में स्वाथित शक्ति 
द्वारा उस प्रकार भाव योग्य जीवो के प्रति अनुग्रह करने के लिए ही 


११० अ श्रुतिस्तुति व्याख्या अ 
निज स्त्ररूप को तुमने प्रकट किया है तुम्हारे चरित ही महामृत है, 
अमृत, परमानन्द, उसका महत्व भी इसके आगे नहीं हे, इम प्रकार उत्कषं 
मण्डित चरितामृताब्धि है, उसमें सर्वतोभावेन अनुशीलनरत भक्तगगा 
क्लेश से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध प्रेम निष्ठा के उत्कर्ष से विनाश्रम से ही 
अनायास ही श्रीकृष्ण प्रेम में आक्कष्ट हो जाते हैं, स्वन: ही दर्शन स्पर्श नादि _ 
भानन्द साम्राज्य का उदय होता है। कुछ विरलजन धर्म अर्थ काम मोक्ष 
स्पृहा को भी तुच्छ करने वाले, देवकीनन्दन से लेकर समस्त भगवत्‌ 
स्बरूप के प्रति प्रेम की इच्छा नहीं करते हैं, वे लोक तुम्हारे चरण सरोज 
के हंसगण आनन्दादि उत्कर्ष विवेचकंगण के सङ्ग से आसक्ति से विसृष्ट 
गृह-सम्यक अनुभव द्वारा गृहीत मिश्र प्रेममय शुद्ध मधुरेतर रसमय 
श्रीकृष्ण स्वरूप को भी परित्याग करते हैं । किम्बा मङ्ग से प्राप्न सम्यक्‌ 
शुद्ध कृष्गानुरागि शरीरान्तर से विशिष्ट रूप से सृष्ट गृह शरीर, ग्राहक 
बहिरिन्द्रिय अन्तरिन्द्रिय को भी परित्याग करते हैं, उन सबके श्रीराधा 
` प्रिय सख्यभाव से अलंकृत देह इन्द्रिय प्रभृति होते हैं ॥२१॥ 

नित्यगोपो कहती हैं-अति निगूढ़ानुराग के कारशा दुरवगमात्मा + 
तुम्हारे तत्त्व को जानने के लिए बाहर सदा नहीं कहती हैं, प्रत्येक ' 
व्यवहार में त्रिमुखता का अभिनय करी हैं, मान स वारणही हृढ़ हो 
जाता है, अतएव तनुस्पश करने के लिए अपना विवशभाव को प्रकट कर 
श्वीराधा के तनु का साशँ करते हो, इस प्रकार तुम्हारे महारसमय चरित 
समुद्र में अवगाहन कर मानापनोदन के लिए आपाम शून्य होकर हमारे 
तरह रावा के १रिजनगण अपवर्गे को भी नहीं चाहते हैं, सम्भोगेच्छु तुग हे 
भी नहीं चाहते हैं, एकान्त में तुम्हारे स प्रेमातिशय रति विलास को भी 
नहीं चाहते हैं, तुम्हारे चरण सरोज के हुंसकुल को श्रीराधा के एकान्त 
सख्य से समस्त रस की विवेचना कर रस विशेष के साथ निपुण 
ललितादि के सङ्ग से विविध प्रकार से रचित गृह केलि कुञ्ज मन्दिरको `. 
परित्याग करते हैं॥२१॥ 

त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्‌ प्रियच, 


ञ्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 


क 


नै श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ १११ 
न वत रमन्त्यहो असदृपासनयात्महनो, 
यदनुशया श्रमन्तुरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ 
सान्त्रयव्याख्या 

त्दनुपथं (भवदनुवत्तित्त्रात्‌ भवतसेवौपयिकं) इदं कुलायं (कौ 
” पृथिव्यां लीयते इति कुलायं शरीर) आत्मसुहृत्‌ प्रियवत्‌ (आत्मा च सुहृच्च 
श्रियश्च तद्वत्‌) चरति (स्वाधीनतया वर्तते इत्यर्थः) अहोवत (कष्टं) तथा 
उन्मुखे (अभिमुखे) हितेप्रिये आत्मनि च त्वयि न रमन्ति (ये सख्यादिना 
न भजन्ति) सदुपासनया (देहाद्युपलालनेन) आत्महनः (आत्म घातिनः 
प्रमादिनः ते जना इत्यर्थः) यदनुशयाः (यस्यां सदुपासनाया अनुशयः 
वासना येषां यथोक्ताः) कुशरीरभूत: (नीचदेह धारिणः च सन्तः) उरुमये 
बहुभयसंकुले संसारे) भ्रमन्ति (परिवत्तैन्ते) ॥२२॥ 

श्रोसनातन सम्मता व्याख्या--(एवमसमोद्धंभक्तिमाहात्म्ये प्रस्तुते 
काचित्‌ श्रुतयः कांश्चित्‌ यादवानपि भक्तिहीनान्‌ आलाच्य तान्‌ शोचन्त्यः 
भाहुः) त्वदनुपथं (यादवत्त्राय्‌ भवतू सेवोचितं) कुलायं (कुलंत्वत्‌ प्रभवं 
यदुकुलं अयते समेतीति कुलाथं यदुकुलोदभवमित्पर्थः) इदं (अपरोक्षं 
शरीरं) आत्म सुहृत्‌ प्रियवत आत्मनः स्वस्य सुहृत्‌प्रियवत्त परमानु 
कूलत्वैन इत्यर्थं ) चरति (वत्ते इत्यर्थः) वत (कष्ट) अहो (आश्चर्य) 
तथा (तथापि) उन्मुखे (अभिमुखहिते) आत्मनि (स्वविषये) हि 
(हितकरे) प्रियेच (अपि त्वयि न रमन्ति (रसेन शतधन्वादय: स्तुति 
कुवन्ति, केवलं ते असदुपासनया (असतः धनादेः उपासनया) आत्महनः 
(आत्मधातिनः) यदनुशयाः (यत्र धनादौ अनुशयः वासना येषां तथोक्ताः) 
कुशरी रभृत: (त्वद्‌ भजनाभावात्‌ कुरित देहु पुष्णन्तः च सन्तः उरुभये 
महतित्रासे, भ्रमनू (त्वत्तः धन प्राणादि नाश शङ्कधा सदा नये भग्ना 
वत्तंन्ते इत्यर्थः ॥२२॥ 
आपका भजनोपयोगी यह पाश्चभोतिक देह आत्मा सुहृत्‌ एवं प्रिय 

के समान स्त्राधीन रूप में वत्तैमान है, हाय कंसी दुःख की बात है। 
तथापि सम्मुखत्र्ती, हित, प्रिय एवं परमात्म स्वरूप आपका भजन जो 


११२ क्वै श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
लोक सख्यादि भात से भजन नहीं करता है, देहादि के लालन पालन में 
रत रहता है, वे आत्मघाती जनगण केबल देहादि के लालन पालन 
वासना सम्पच्च होने क कारण नीचदेह धारण कर बहु भय संकुल ससार 
में परिश्रमण करते हैं । अतः अभक्त निन्दरीय है ॥२२॥ 

नवम श्रृत्यमिमानिनी देवता स्तव करते हैं--श्र्‌ ति (१) आरागमस्य 
पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन । 

ग्राम, नगर, स्त्नी, पुत्र अन्नादिरूप आत्म क्रीडा-स्थान को सब लोक 
देखते हैं, आत्मा को कोई नहीं देखता है । 

(२) न तं विदाथ य इमां जजान अन्यत्‌ युस्माकम्‌ अन्तरं बभूव । 

विश्वकर्मा मनुष्य को हितकर उपदेश प्रदान करते हैं, तुम सब 
उनको नहीं जानते हो, जो यह सब प्राणियों के जनक हैं, अतएव वह 
लुम सबसे दूर में अवस्थित हैं । यदि इस आत्म तत्त्व को जानकर सत्य 
रूप से उनकी उपासना करते हो तब तुम सबकी संसृति नहीं हागी । 

(३) 'नीहारेण प्रावृता जल्प्या: च अगुतृप: उक्थशासः चरन्ति’ जो 
लोक जल्प में प्रवृत्त है, अर्थात्‌ जा लोक प्राण तपजकारी विषयी है, जो 
लाक कर्मफल शास्त्रावलम्बो हैं, वे सब अविद्याबृत हाकर ससार में भ्रमण * 
करते हैं । 

(४) असूर्या नाम ते लोकाः इत्पादि-- 

स्त्रामिचरण-- 
त्यि आत्मनि जगन्नाथ मन्मनः रमताम्‌ इह्‌ । 
कदा मम ईदृश जन्म मानुषं संभविष्यति ॥ 

हे जगन्नाथ ! आत्मा मेरा मन तुम्हारे प्रति रत हो, कब मेरा इस 
प्रकार मनुष्य जन्म हागा ॥२२॥ 

श्र तिख्या आहुः--उन्दति प्रेम्णा आर्द्रीभवति सा राधा तस्या 
उन्मुखमेव मुखं यस्थ सदासन्मुखवत्ति राव इत्यर्थः सेव मुखं प्राप्त्युपायो 
यस्य पूर्णरसमयस्वरूपस्य-राधानन्यभावं विनाऽनुभवितु मशक्यत्वात्‌ । 
हिते सदानुकूले, नहि राधा ध्रातिकूल्यमन्य गोपीसङ्गप्रस ङ्भ मात्ररूपमपि 


= 


छ श्रतिस्तुति-व्यास्या ॐ ११३ 
कर्त कृषणः शक्नोति । भियवत्‌ इत्ति प्रियस्तस्मिन्‌, राधायामेव ह्यधिका- 
बिकां प्रीति सदा वहतीति राधा स्पूतिमात्रेणान्यासु प्रीतिशेयिल्यात्‌ । 
आत्मनि रावाथा आत्मवद्‌ वत्तै पाने, नहि राधा श्री ष्णस्य क्षणविच्छेदे 
आत्मवती भवति, अचेतनेत स्यादित्यर्थः । एताहशे त्वयि न रमन्ति 
इत्याइचयें, रमन्ते इति रमा ललिताद्या स्तदुवदाचरन्तीति वा । असन्तो 
विशुद्धभात्र तन्मय कृष्ण तत्प्रिय स्त्ररूपामतत्व वादिन स्तैपामूपासनया 
आत्महनस्त्वद्‌ द्वेषाल्लब्धेकान्त भक्त रपिच्यूता भवन्ति, पुरुषार्था्तिराश्च 
अशपन्तीत्यर्थः। यस्य श्रीक्ृष्णस्प रात्रयामह विहारिणस्तवानुशया 
पिहृत्य तव शयनानन्तरं शयाना इत्पर्थः। यदेक वामना इति वा 
ललितादयो भ्रमन्ति व्याकुला भवन्ति, इतस्तत स्त्वदर्थं भ्रमन्तीति वा | 
कथम्भूताः ? वंशीनादः स एव शरः कामिनी मनोमृगवेधक यस्यास्ति स 
कुशरी काम स्तस्मादू भयेन ईरः कम्पस्तद्‌ भृतः उरुभीयंस्प स॒ उरुभ: 
कृष्णस्तंयाति वंशीनाद श्रव्रणोनातिव्याङ्ुलतया यस्यांदिशि शब्दस्तामेब 
धावित्वा याति उरुभया श्रीराधा, तदर्थ तद्दुःखेन दुःखिता इत्यथः । 

नित्य गोप्यस्तु आहु --श्रीराधिकेकान्तसख्य रहित गोपी निन्दन्ति 
इदं कुलामं शरीरमस्म्रा मात्म सुहृच्छी राधिका तस्पाः प्रियजनवद्‌ वत्तंते, 
यत्‌ स्त्वदसुपथं त्तरत्पन्यानमनुसृतं तदनु रातीति यात्रत्‌ । कुः शब्दः क्ृष्णे- 
त्यादिर्मृ रलीध्वरनिर्वा, तेनलीयते तल्लीनं भवि, प्रेमा इत्पर्थः। तथापि 
त्वथि श्रीकृष्णचन्द्रे आत्मनि अस्पाकमात्नभूतायां श्रीराधिकायाच न 
रमन्ति त्रपि कथम्भूते ? उमुन्खे हिते प्रिये च, सातायामेत्र मुखं यस्य, सेव 
बणीकरगद्रारं यस्य, हिते अनुकुनेराबारभरप्षिकराय्राम्रिव प्रिये अधिक 
प्रीतिकरे च एताश्च असती अनुत्कृष्टा या उतरा पना तया स्वातन्त्र्येण कृष्ण 
सङ्ग सुखेच्छेत्रानुकषंः; अतएव आत्महतो त्रिहहृदुःखेनात्मघातिकाः 
कुशरीर भूत सद्यः कुशरी कापस्तेन कम्पभूतः, यस्मिन्‌ श्रीकृष्णे 
बासनावत्य उरुभये वनप्रदेशे ञ्रमन्ति परं नतु रावधासुखानुगवशीकृतस्य 
सङ्गै प्राप्नुवन्तीति ॥२२॥ 

श्र तिरूपा गोपी कहती है -उन्दति, प्रेम से द्रवित होती है, बह 
राधा है, उस रावा के प्रति उन्नुख होकर सदा सम्मुखात्तिसव है, 


११४ , ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 


श्रीराधा है, पूर्णरसमय स्वरूप की प्राप्ति का मुख उपाय है, उन स्वरूप 
वा अनुभव श्री राधा के प्रति अनन्य भाव को छोड़कर नहीं हो सकता हे, 
हिते सदानुकूल में ही सम्भव है, श्रीराधा का प्रातिकूल्य, अन्य गोपी 
सङ्ग प्रसद्धमाब का आचरण कृष्ण कर नहीं सकते हैं। प्रियवत्‌ ममत्व 
उसमें ही है, श्रीराधा में अधिक प्रीति सदा ही रखते हैं, राधा की स्मृति 
मात्र से ही अन्यत्र प्रीति की शिथिलता होती है । आत्मनि, श्रीराधा की 
आत्मा की भाँति वर्तमान हे, श्रीराधा श्रीकृष्ण के क्षण काल विच्छेद से 
आत्मवती नहीं होती है, अचेतन ही हातो है । इस प्रकार तुम हो, तुम्हारे 
प्रति आसक्त नहीं होती है, यह आश्चर्य को बात है। रमण रत ही रमा 
है, ललितादि उस प्रवार ही आचरण करती है, असन्त, विशुद्धमात्र एवं 
विशुद्ध भावमय कृष्ण हैं, उनके प्रिय स्वरूप को अस्त्रीकार करने वाले 
व्यक्ति उपासना के द्वारा भी आत्मघाती होते हैं, उनके प्रति विद्वेप से 
एक भक्ति प्राप्तकर भो उससे स्खलित होते हैं, पुरुषार्थान्तर से भी गिर 
जाते हैं। 

श्रीराधा के साथ तुम 'कृष्णा' विहार करते हो एवं अनुशया विहृत्य 
तुम्हारे शयन होने के बाद ही वे सब शयन करती हैं। एक वासना कान्त 
ये सब होतो हैं। ललितादि भ्रमन्ति, व्याकुल हो जानो हे, इतस्तत 
तुम्हारे लिए भ्रमण करती रहती है, किस प्रकार है ? कु-वंशीनाद, वह 
ही शर है, कामिनी मनोमृग को विद्ध करने के लिए एकमात्र अस्त्र हे, 
ऐसा अस्त्र जिसका है, वह कुशरी है, काम है उसके भय से ईर, कम्प, 
उसको धारण करते हैं, उरुभीयस्य, स उरुभः, श्रीकृष्ण को प्राप्त करती 
हैं, बंशीनाद श्रवण कर व्याकुल हा जाठी है, और जिस दिक्‌ से शब्द 
आता रहता है, उस शब्द का प्राप्त करने के लिए दौड़कर राधा जाती 
है, उरुभया श्रीराधा इसके लिए उसके दुःख से दुःखिता होकर रहतो 
हैं ॥२२॥ 

नित्यगोपी कहती है-श्रीराधा के साथ, जिनका एकान्त सख्य 
भाव नहीं है, जिनकी निन्दा करती है, इदं कुलायं हमारे यह शरीर, 
हमारे आत्म सुहृद श्रीराधा हैं, उनके प्रियजन के समान है, कारण उनके 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या क्र ११५ 
प्रति अनुरागी होकर उनके पदती का अनुसरण रत है 'कु' शब्द, कृष्ण 
मुरली ध्वनि अथ में प्रयुक्त है, उसमें तल्नीत होना ही प्रेम है, तथापि 
तुम कृष्णचन्द्र आत्मा हो और राधा भी हमारी आत्मा है, रत नहीं होते 
हैं, तुप किस प्रकार हो ? उन्मुख हो, प्रिय हो, हित स्त्ररूप हो, श्रीरावा 
की ओर तुम्हारा मुख है, श्री गाथा ही तुम्हारे वशीकरण द्वार हैं, हित मे 
अनुकूल में श्रीराधा रस रसिक के प्रति तुम्हारी अधिक प्रीति होती है। 
अपर उपासना असती अतुत्कृष्टा होती है, उस उपासना के द्वारा स्वतन्त्रता 
से श्रीकृष्ण सङ्ग तुखेच्छा ही रहती है, अतः उसका उत्कर्ष नहीं है, 
अतएव वे सब आत्मघादी होते हैं, विरह दुःख से आत्मघाती होते हैं, 
कुशरीरभृत, सद्य कुशरी काम होता है, उससे कम्पित होते हैं, श्रीकृष्ण 
के प्रति रमणेच्छा से उरुभय रूप वन प्रदेश में भ्रमण करते रहते हैं, 
भ्रमण ही भ्रमण होता है, किन्तु श्रीराधा सङ्ग से वशीभूत कृष्ण को प्राप्त 
होता अपम्भत्र हाता है ॥२२॥ 

निभृत मरुन्मनो$क्षहृद़योगयुजो हृदि य, 

न्मुनय उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात्‌ । 

स्त्रिय उरगेन्द्रभोगधुजदण्डविषक्तधियो, 

घथमपि ते समाः समहृशोऽङ्घ्रिस रोजसुधाः ॥२३ 

सान्त्रयव्याख्या 
निभ्ृतमळून्मनोक्षहृढृयोगयूजः (निभृतानिमरुत्‌ प्राणवायुश्च मनश्च 

अक्षाणि इन्द्रियानि च यैस्ते, हढं योभं युञ्जन्तीति ते, ते च तेच तथोक्ताः) 
मुतथः हृदि यत्‌ (तत्त्व) उपासते, अस्थः (शत्रः) अपि स्मस्णात्‌ तत्‌ 
ययुः (प्रापुः) उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः (उरगेन्द्रः अनन्तः तस्य 
भोगस्येव भुजदण्डयोः मध्ये विषक्ता घीर्यासां तथोक्ताः) स्त्रियः (गोप्यः 
तथा समहृशः) (समं अपरिच्छिन्नं त्वां पश्यन्त्यः) अङ घरि सरोजं सुधाः 
(अङ खि सरोजं भवतः पादपद्म॑ सुष्ठु दधतीति तथोक्ताः) वयं (ध्रुत्यभिः 
मानिन देवताः) अपि (तत्‌ प्राप्ताः, यतः सर्वे) ते (तव) समाः (कृपाविषय- 
तयातुल्याः ॥२३॥ ` 


११६ ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 
श्रीसनातन सम्मता व्यास्या-कार्चित्‌ श्रृतयः गाढ़ानन्दप्रकर्ष 
कृतेन चापलेन मुखरीकृताः श्रीभगवति स्वेषामेत्रभावमाधुर्यप्रदेनाय 
भक्ति हीनानां प्राप्यमाहुः, निभृत मरुन्मनोक्षहृढ़योगयुजो मुनयो हुदियत्‌ 
(ब्रह्माख्यं तत्त्वं उपासते) उपामनया प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । अरयः अपि 
स्मरणात्‌ तत्‌ ययुः (प्राप्तः) उरगेन्द्र भोग भुजदण्डं विपक्तधियः रित्रयः 
नित्य प्रेयस्यः गोपिका: थ्री राधादयः इत्यर्थ) ते तव अङ घ्रि सरोज सुधाः 
(श्रीचरणकमल स्पशेमाप्तु यानि उपागते) समाः श्रीनन्दब्रज गोपित्त् 
प्राप्ता नित्य प्रेयसीभिः गोपीभिः तुल्याः वयं अपिसमहशः (त्वदुभावा 
नुगत भावाः सत्यः, अङ ख्रि सरोजसुधाः ययिम इत्यर्थ) ।॥२३॥ 
मन, प्राण, इन्द्रिय संयम पूर्वक हढ़ योग युक्त मुनिगण हृदय में 
उपासना द्वारा जिस तत्त्व को प्राप्त करते हैं, शत्रुगण निरन्तर अनिष्ट 
चिन्ता से आपका स्मरण कर प्राप्त करते हैं, और अनन्त के शरीर की 
भांति आपके भुजदण्ड के मध्य में विषक्त बुद्धि सम्पन्न ( अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्न रूप मे अवलोकनकारी) कामासक्त गोपीगण एव अपरिच्छन्न 
रूप में अत्रलोकनकारी श्रृत्यभिमानी देवता हम सब भी आपके चरणार- 
विन्द को प्राप्त किये हैं, कारण आपके निकट सब ही व्यक्ति समान 
हैं ॥२३॥ 
श्रीसनातन सम्मत व्याख्या -कुछ श्र्‌ तिगण गाढ़ानन्द प्रकर्षकृत 
चपलता से मुखरीकृत होकर श्रीभगवान्‌ के प्रति स्वीय भाव माधुर्य 
प्रदर्शन के निमित्त आप भक्तिहीन व्यक्तियों का भी प्राप्य कहते हैं-- 
प्राण, मन एवं इन्द्रिय संयम पूर्वेक हृढ़ भक्ति योगयुक्त मुनिगण हृदय में 
जिस ब्रह्म तत्त्व की आराधना करते हैं, अरिगण भी सर्वदा अनिष्ट चिन्ता 
में मग्न होकर आपका स्मरण कर उस तत्व को प्राप्त करते हैं। और 
सपेराज के सहश भवदीय भुजदण्ड के मध्य में विषक्त बुद्धि सम्पन्न 
श्रीराधा प्रभृति नित्य प्रेयसी गोपीगण भवदीय श्रीचरण कमल स्पक्षे 
माधुर्य का भजन करते हैं, एवं श्रीनन्दव्रज में गोपित्त प्राप्ति हेतु नित्य 
प्रेयसी गोपिकागण के सहश हम सब भी उन सबके भावानुगत भाव के 
होकर भवदीय श्रीचरण कमल युगल की अचेता करते रहते है ॥२३॥ 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ ११७ 

स्मरण ही तत्त्व लाभ करने का एकमात्र उपाय: है- दशम 

श्र त्यभिमानिनी देवतागण स्तव करते हैं, याज्ञवल्क्य स्वभार्या मैत्रेयी 
को कहते हैं-- 


(१) न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति, श्रात्मनः तु कामाय 
सर्वप्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टब्य: श्रोतव्यः मन्त व्यः निदिध्यासितव्यः, 
मेत्रेथि ! आत्मनः वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्व 
इदं सर्वे विदितमु । अरे मंत्रेयी ! पति के बाम के लिए पति प्रिय नहीं 
है, किन्तु आत्म काम के लिए पति प्रिय होता है, उस प्रकार स्त्ती पुत्र 
धनादि काम के लिए स्त्री पुत्र घनादि प्रिय नहीं है, किन्तु आत्म प्रियता के 
लिए ही सब प्रिय होते हैं, उस आत्मा का साक्षात्कार करो । सर्वप्रथम 
आचार्ये एवं आगम से उस विषय का श्रवण करो, पश्चात्‌ तर्कादि द्वारा 
मनन करो, अनन्तर निदिध्यासन कर ध्यान करो । इस प्रकार श्रवण, 
मनन निदिध्यासन द्वारा आत्म दर्शन होता हैं, आत्म दर्शन से ही सब 
कुछ जाना जाता है। श्रीशुकदेव की वाणी भी उक्तानुरूप है, तस्मात्‌ 
भारत सर्वात्मा,भगवान्‌ हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीत्तितव्यः स्मत्तेव्यञ्चेच्छता 
भयम्‌ । अतएव भारत! जो जन अभयेच्छु है, वह सर्वात्मा भगवानु ईश्वर 
हरि का श्रवण कौत्तंन स्मरण करे । स्वामिचरण कहते हैं -- 


चरण स्मरणं प्रेम्ना तब देव सुदुल्लेभम्‌ । 

यथा कथञ्चित्‌ मम भूयात्‌ अहनिशम्‌ ॥ 
हे देव ! नृहरे ! तुम्हारे श्रीचरण सुदुल्लँभ है, प्रेम के साथ उसका 
स्मरण अहनिशि जिस किसी प्रकार से मेरा हो ! मेरी यही प्रार्थना है॥२३ 
भूतिरूपा आहुः मुनयोमननशीलास्त्वां गोपालवेशेन ब्रज वृन्दावन 
स्थिरचरप्रेमाविष्टमपि सब [त्मिकपरब्रह्म घनत्वेन जानन्तो महाप्रगाढ़ योगेन 
चिन्मात्रैकरसपरब्रह्मणि प्रथमं चेतः समावेश्य तत्र तद्‌ घनं ब्रजवृन्दा- 
वनाख्यं धाम संस्मृत्य तत्र स्वेष्ट पाषेद रूपेण सप्रेम भरं यत्‌ स्वरूप 
मुपासते त्वत्‌ सेवापराइत्यर्थः । तदेवारयो ववपघशद्कचुड़ादयो दृढ़ 


११८ ऋ श्रुतिस्तुति व्याख्या क्र 
भावना योगात्‌ प्रापुः स्त्रियः स्ते वर्यादयः, कइमलं ययुरपस्मृतनीव्यः 
“इत्युक्ता ?” सकलादुभुत सौन्दर्येण काममोहिता अपि यदेव्रापु:, वयमपि 
त्वदड घि सरोजस्य सुधाः सुप्ठु सम्यक रावबोधेत प्रेममूल प्रायस्य 
घारिकाः सुष्ठु रसपान वर्त्र्यो वा समामुन्यादिभिः समाः शुद्ध भावाभावेन 
शुद्धप्रेमरस त्रिलासि स््रूपातुभत्रामावात्‌ । तत्र कथम्भूरीस् ? समहृशः 
समम्‌ सर्वात्मकं परब्रह्मात्नत्वेत पश्यत:, सममेक्ररूपं सर्ब वा, समा 
ब्रह्मत्वेने करूपाहृष्टि य॑स्येति वा, शुद्धभात्रमयेषु तु त्वं न ब्रह्म । मा शुद्धप्रेम 
सम्पत्तिः, मा मितिः प च्छेद: शुद्धप्रेमवन एव त्वं पश्यसि, तैरेव च 
ह्यते, परिच्छिन्नं यशोदाफिणोर मेवात्मत्वेन पश्यतः परिच्छिन्न ब्रज- 
वृन्दावतस्थ शरीरामिमानिमि हं इयसे । तस्प मुन्यादयो वयमपि च समाः 
शुद्धरूपेण व्यवहाराभावस्य समानत्वात्‌ ॥२३॥ 
नित्य गोप्यस्तु आहुः -तिभृते त्रिजनश्ची बस्दा त्रनति कुञ्जोदरे 
मरुन्मनोऽक्षाणि हृढ़ानि यत्न (निकुञ्जे) ताइश योगः प्राणस्प ताहशता 
सुरत संग्रामखेलनाशेरय्य राहित्याभातः मनोहढ़ता रतत्वाचुत्माहाभावः 
बक्षहढ़ता तच्चेष्टाश्ञेथिल्याभावः, तस्या राधाया हृदि वक्षसि यद्‌ विलाप 
विशेषाग यतमानं तत्र स्त्ररूपम्‌, अरयो विपक्ष नायिका शचन्द्रावल्या- 
दयोऽि प्रापुः स्मरणादेव, नत साक्षा [-- ऐकान्तिक सख्याभावान्‌ । समौ 
राधां त्ता्च समस्तेह त्रिषयौ । सममेकरूपं वा केलि सम्पद्युक्तौ महा- 
शो भायुक्तो वा पश्यन्त्यो वपमपि समा राधा तादातम्यभात्रावेशेन त्वत्‌ 
सङ्गसुखसम्पद्युक्ताः स हश्यो वा रात्रया तत्‌ सङ्ग सुख भोगा इति तत्र 
चरणसरोजं सुष्ठु धारयन्त्यः क्रीडा श्रान्तौ संवाहयन्त्प इत्यर्थः । चरण 
सरोजं युत्रयोरिति बा तद्रसं वा सुरठु पिवन्त्यः ॥२३॥ 
श्रू तिरूपा कहती है -मननशील मुनिगण, गोपालवेश से ब्रजबृन्दावन 
स्थिरचर प्रेमाविष्ट होने पर भी तुम्हें सर्वात्मक परब्रह्म घनत्व रूप में 
जानकर महा प्रगाढ़ योग से चिन्मात्रेक रस परब्रह्म में प्रथम चित्त को 
समाविष्ट करके, उसमें परमब्रह्माघन व्रमवृन्दावन नामक घाम को स्मरण 
कर वृन्दावन में निज इष्ट पार्षद ख्य में प्रेम के आतिशय्य से जिस स्वरूप 
की उपासना करते हैं, तुम्हारी सेवा परायणा व्यक्तिंगण ही वेसा कर॑ते 


re 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्यार्या ऋ ११९ 


हैं। उस प्रवार वक, अघशद्क चूड़ प्रभृतियों ने झी हढ़ भावना योग से 
उस स्वरूप को प्राप्त किया है, और आकाशस्थ देवीगण भी अपनी निवि- 
स्खलत को भूलकर भी उन स्वरूप में मुग्ध हो गये थे । सकल सौन्दय से 
काम मोहित होकर उस स्वरूप को प्राप्त किये, हम सबने भी तुम्हारे 
चरण की सुधा को सम्यक्‌ रूप से जानकर प्रेम से प्राप्त किया, शुद्ध 
प्रेमास्वादन की योग्यता न होन से मुनिगण में शुद्धभाव की विद्यमानता 
नहीं है, अतः शुद्धप्रेमरस विलासि स्वरूप वा अनुभव उन सबको 
नहीं होता है। तुम किस प्रकार हो? समहश हो, सम सर्वात्मक 
परन्रह्मात्म रूप में देखते हो, सम एक रूप ही सकल है, समा, ब्रह्मत्व रूप 
में एक दृष्टि है, शुद्ध भावमय में तुम ब्रह्मा नहीं हो, मा, शुद्धप्रेम सम्पत्ति, 
मा, मिति, परिच्छेद, तुम शुद्धप्रेम वाले को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में देखते हो, 
शुद्धप्रेम वाले भी तुम्हें उस प्रकार देखते हैं, १२च्छिन्न यशोदा किशोर 
रूप में अपने को जानते हो, परिच्छिन्न ब्रजदृन्दावरुस्थ शरीराभिमानिगण 
तुम्हें उस प्रकार ही मानते हैं, मुनिगण एवं हम सब भी एक श्रेणी के 
हैं, शुद्धरूप में व्यवहार बा अभाव हम दोनों में होने के कारणां हम दोनों 
में समता है । 

नित्यगोपी कहती हैं--निभूत विजन श्रीवृन्दावन निकुञ्ज में मरुत्‌ 
मन, इन्द्रिय समूह दृढ़ याग परायणता, सुरतसंग्रामक्रीड़ा में अतिशय शीयं 
प्रकाश मनोहढ़ता, रतिक्रीड़ा में प्रखर उत्साह, अक्ष इन्द्रियगण की दृढता, 
रति चेश की अशिधिलता, श्रीराधा के वक्षस्थल में विलास विशेष के 
लिए प्रयत्न परायण ही तुम्हारा स्वरूप है । अरिगण विपक्ष नायिका 
चन्द्रावली प्रश्नृति भी तुम्हें प्रात करटी है, किन्तु स्मरण से ही, साक्षात्‌ 
रूप से नहीं । एवं कुछ श्रीरावा की सखी श्रीकृष्ण सङ्ग के लिए लालसा- 
वतो होने-पर भी श्रीराधा के साथ तुम्हारे सङ्गम को देखकर सुखी होती 
है, उसकी अवस्या वेसी होती है, अर्थात्‌ स्मरण से ही श्रीकृष्ण सङ्ग प्राप्त 
करती है, साक्षात नहीं ऐकान्तिक सख्यभाव से ही बेसा सम्भव होता 
है। उन सबका भाव श्रीरावा और कृष्ण में समस्नेह विषयक है, सम 
एक रूप केलि सम्पद्‌ युक्त एवं महाशोभा युक्त राधा एवं श्रीकृष्ण तुम 


१२० ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 

दोनों होते हो, इस प्रकार को देखकर हम सब भी समा हैं, राधा 
तादात्म्य भात्रावेश से ही तुम्हारे सङ्ग सम्पद्‌ से यृक्ता हैं, महश्य होते हैं । 
राधा के साथ तुम्हारे सङ्ग सुख से समान सुखी हाते हैं, अतएव तुम्हारे 
चरण युगल को धारण कर हम सब उसका सम्वाहन करही हुँ। और 
सुरत क्रीडाश्रम को अपनोदन करती हूँ । तुम दोनों के युगल वरणों का 
ही सम्वाहून करती हूँ । और अत्ति पत्रित्र उज्ज्वल श्वृङ्गाररस को पान 
करती हूँ ॥२३॥ 


क इह नु वेद वतावरजन्मलयोऽग्रसरं, 
यत उदगाहृषिर्यमनुदेबगणा उभये। 
ताह न सन्नचासद्भयं नच कालजवः, 
किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा ॥२४॥ 
सान्वय व्याख्या 
वत ! (अहो भगवन्‌ !) इह (अस्मिन्‌ जगति) अवर (अर्वाचीनोत्पत्ति 
विनाशवान्‌) कः नु अग्रसर (पुर्वमिद्धं त्वां) वेद(जानाति) न कोऽपीत्यर्थः।) 
यतः (त्वत्त्त:) ऋषिः (ब्रह्मा) उदगात्‌ (उत्पन्नः) यत्‌ (ब्रह्माणं) भनुउभये 
(आध्यात्मिकाः श्राधिदेविकाः) देवगणा (उत्पन्नाः अतः त्वां त्रिना सर्वे 
अर्वाचीनाः) यदा अवक्ृष्य (सर्वे उपसंहृत्य) शयीत तहि (तदा) न सन्‌ 
(स्थूलं आकाशादि) न श्रसत्‌ (सूक्ष्मं महदादि) उभयं (सदसदुभ्यां आरब्धं 
शरीर) च नच कालजवः (नन्निमित्त भूतं कालवैषम्यं) तत्र नि 


(इन्द्रिय प्राणादि) अपि शास्त्रं तत्त्वज्ञापकं च न, एतत्‌ सर्वं किमपि न 
वत्तंते इत्यर्थः) ॥२४॥ 


श्रीसनातन सम्मता व्याल्या--(तासां महामोहनस्य वेणुमाघुयें 
वर्णनेन श्रीकृष्णं काश्चित्‌ स्तुवन्ति) नु (भो भगवन्‌ !) अवरजन्मलयः, 
अवरस्य प्राकृतस्य जन्मनःलयो यस्य स प्रत्यासन्न चिद्रूपदेहलाभः इत्यथ्‌ः। 
कः (पुमान्‌) अग्रसर (भग्ने पुरतः शब्दरूपेण सरति गच्छतीति अग्रसर 
वेणुः तं) वेद (जानाति), न कोऽपीत्यर्थः । वत्र (आइवये) यतः (वेणोः) 


200 


च्या 


नै श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ १२१ 
ऋषिः (मन्त्रः, मोहन नादरूपः नादः इत्यर्थ) उदगात्‌ (स्त्रयमेव अभ्युत्थितः 
श्रीकृष्णस्य वंशी कदाचित्‌ स्वयमपि शब्दायते इति प्रसिद्धि) यं (वेणोः 
मोहनः मन्त्ररूपं नादं) अनु (लक्ष्यीकृत्य) उभये श्रीब्रह्मादयः श्रीगरुड़ादय: 
श्रीवकुण्ठ नित्य परिषदाः च) देवगणाः (श्रीवृन्दावनो परि गगने) उदगुः 


«दी शास्त्रं (गन्धवेविद्या शास्त्र) अवकृष्य समानीय स्वस्मिन्‌ समावेश्य) 


तत्र त्त्रदधरविम्वे शयीत (परशक्तथा त्वया निवेश्यो भवेत) तहि न सत्‌ 
म्रियजनकुलं) न अमत्‌ (विद्व षीकुलं) उभयं (भक्ति द्वेषरहितं) मध्यस्थं 
ज्ञानि कभिकुलं यद्ठा—न सत्‌ चेतनकुलं न असत्‌ भचेतनकुलं पाषाणादि 
उभयं च न च काल जवः (कालस्य वेगः) न कि अपि श्रन्यतू नदीमरुता- . 
दीनां वहनादिकमपीत्यर्थः, सर्वमेव जगत्‌ वेणु नादाम्बुधौ मज्जतीति- 
भावः ॥२४॥ 

हे भगवत्‌ ! इस जगत्‌ में आधुनिक सृष्ट एवं तिनाशशील कौन 
व्यक्ति पूर्वसिद्ध आपको जान सकेगा । कोई भी नहीं । कारण आपसे ही 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है । ब्रह्मा से आध्यात्मिक, आधिदेविक ये द्विविध 
देवगण उत्पन्न होते हैं, सुतर आप व्यतीत ये सब ही पूर्वसिद्ध नहीं है, 
केवल आप ही पूर्वमिद्ध हैं । जब आप समस्त पदार्थ को उपसंहार कर 
शयन करते हैं, तब सत्‌ स्थूल आकाशादि, असत्‌-सूक्षम महदादि तत्त्व, 
उभय-सत्‌ एबं असत्‌ इससे आरब्ध शरीर, उसके लिए काल वेषम्य, 
इन्द्रिय प्राणादि एवं उसका प्रकाशक शास्त्र प्रभृति कुछ भी नहीं 

हते हैं ॥२४॥ 

श्रोसनातन सम्मत व्याख्या--कुछ श्रुतिगण उनकी म हामोहनशील 
बंशी माबुय वर्णन द्वारा श्रीकृष्ण को स्तुति करते हैं, भो भगवन्‌ ! कोई 
भी व्यक्ति प्रत्यासन्न चिद्रूपदेह प्राप्त करके भी आपकी वंशी की महिमा को 


~ अवगत होने में समर्थ होता है? कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं, केसी 


आश्‍चर्य की बात है। जिस वेणु से मोहन मन्त्र रूपनाद स्वयं उत्थित 
होता है, प्रपिद्धि है कि क्रिसी-किसी समय में श्रीकृष्ण बी वंशी स्वयं ही 
बज उठती है, एवं जिस बंशी के मोहन मन्त्र रूप नाद को लक्ष्य कर 
श्रीब्रह्मा अभृति एवं वैकुण्ठ के नित्य परिषद्‌ श्रीगरुड़ प्रभृति द्विविध 


१२२ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्पा ऋ 
देवगण श्रीवृन्दावन के उपरिस्थ गगन में उदित हुए थे। और जब वेणु' 
गन्धर्व विद्या शास्त्र को अपने में समाविष्ट कर आपके भ्रधरविम्व में 
आपके द्वारा निवेशित होती है, तब सत्‌ प्रियजनकुल अथवा चेतनकुल, 
असत्‌-विद्वोषिकुल अथवा अचेतनकुल, उभय भक्ति द्वेष रहित मध्यस्थ 
ज्ञानी कभिकुल, कालवेग, अपर नदी मरु प्रभृति के प्रवाहादि, जगत्‌ के | 
निखिल पदार्थ ही भवदीय वंशीनाद रूप समुद्र में निमग्न हा जाते हैं २४० 
ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है--एकादश श्रृत्यभिमानिनी देवगण 

स्तव करते हैं-- 

(१)“यतो वाचः तिवत्तिंस्ते अप्राप्य मनपा सह मन के साथ वाणी 
जिनको प्राप्त न कर निविकल्प अद्वय आनन्द आत्मा से निवृत्त होती है, 
उन ब्रह्म के आनन्द को जानने पर कोई व्यक्ति किसी से भय प्राप्त नहीं 
होता है । 

(२) “को अद्धावेद को इह प्रात्रोचत्‌ कुतू आयाता कुत इयं विसृष्टिः, 
अर्वाग्‌ देवा, अस्थ विसजेनेन न अथ को वेद यत आबभूव” उन परमात्मा 
को साक्षात्‌ कौन जान सकता है ? कौन उनको कहेगा ! अर्वाचीन 
ब्रह्मादि देवगण इस जगत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हैं । अतएव कौन 
उनको जानेगा, जिनसे यह सब हुये हैं। 

(३) “अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमशेत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मावरिशवादधाति” यह परमात्मतत्त्व 
स्वरूप से अविचलित अद्वितीय, उनसे भी वेगवान्‌ अर्थात्‌ मन उनके पीछे 
पड़ा रहता है । इस परमात्मतत्त्व का चक्षुरादि इन्द्रिय एवं उसके अधि- 
ष्टातृ देवगण दर्शेन कर नहीं पाते हैं, कारण--मन के आगे वह चलते 
रहते हैं, आप स्थिरतर होने पर भी वागेन्द्रिय प्रभृति को अतिक्रम कर 
गमन करते हैं, मातरिश्वा अर्थात्‌ वायु जिनसे “अप: प्राणियों की चेष्टा 
लक्षण कर्म शक्ति को प्राप्त करती है, अर्यात्‌ वह ब्रह्म अनिवेचीय हैं, 
इत्यादि श्र तिगण भगवतत्व को दुज्ञय मानकर भक्ति को विशेष रूप से 
वर्णुन करती हैं। अर्वाक सृष्टिगत देहादि उपाधि हेतु जीव भगवतत्त्व से 
दूर में अवस्थित होता है, काल प्रभाव से जीव मलिनसत्त्व प्रधान हो 


+ 


# श्रुतिस्तुतिव्याख्या # १२३ 
जाता है। उसका भगवज्ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं रहता है । 
श्रुति कहती है-(१) न तं विदाथ य इमा जजान अन्यत्‌ युष्माकम्‌ 
अन्तरं बमुव । जिन्होंने यह सब पदार्थं की सृष्टि की है, उनको तुम सब 
नहीं जानते हो, आप तुम सबसे अधिक दूर में हैं, प्रलय समय में यद्यपि 
दूर में नहों रहते हुँ, अथापि तब गुरुशास्त्रादि रूप सावना भाव के 
कारण भगजत्तत्त्त ज्ञान होना अमम्भव होता है, कारण आपका ज्ञान 
सर्वथा दुर्घट है, अतएवं आपकी शरणागत होकर श्रवणा कीर्तन से ही 
भक्ति सुलभ है। 

स्वामिचरण कहते हैं-क्व अहं बुद्धघादि संरुद्धः क्वच भूमन्‌ महः, 
तव दीनबन्धो दयासिन्धो भक्ति मे नृहरे दिश । हे भूम न्‌ ! हे अ१रिच्छिन्न 
व्यापक ! बुद्धचादिरुद्ध मैं कहाँ हुँ। और 'मह: स्त्रस्प वाणी आदि के 
अगोचर आप कहाँ हैं। आपको जानने की किसी प्रकार सम्भावना नहीं 
है, अतएव हे दीनबन्धो ! दयातिन्धो नृहरे ! मुझको भक्ति प्रदान 
करो ॥२४॥ 


श्र तिरूपा आहु:--न विद्यते वरं वरणीयं यस्मान्‌ तद्‌ भवदेकान्त 
भक्तिरूपं तस्थ जन्मना लयो भगवद्‌ विषये चित्तलयो यस्य ताइशोऽपि को 
वा त्वां वेद? कथम्भूतम्‌ ? अग्रसर मेकान्त भक्तेरपि नाना प्रकारायाः, 
अग्रसर मेकान्तभक्तिमात्रेगागम्यमित्यर्थः । इह वृन्दावने वत्तेमानऋषि- 
ब्रह्मा यतस्तस्व एव तवानुग्रहादेव उदगात्‌ उत्कृष्टया परं ज्ञातवान्‌, 
परं गापालवेश यमनु ब्रह्मणः पश्चात्‌ तदनुग्रहात्‌ देवगणा अपि उत्कृष्टता 
पर ज्ञानवन्तः नत्‌ साक्षात्‌ ब्रजवृन्दावनस्था इव तत्‌ सुखमनुभूतवन्तः 
गोपवेश त्रिग्रहो लीला च तदनुरूपा परमचमत्कारवतीत्येव ज्ञातवन्त: 
नतु शुद्धगोपालस्वरूपं तल्लीलां च शुद्धरूपलीलायामपि विशेषमाह यदा 
सर्वेमवकृष्यसर्वान्यहष्टिमोकृष्य भवान्‌ राधया सह निङुञ्गततल्पे शयीत, 
तदा सद्‌ ब्रह्म तरात्मकः कोऽपि तन्न जानाति, असत्‌ ब्रह्मात्मता रहितः 
शुद्धभाव मयोऽपि न वेद, न च उभयं ब्रह्माता ब्रजवृन्दावन गत पार्षदता 
च उभयात्मक)ऽपि न जानाति, न च काल जव, कालः श्यामसुन्दर: 
कृष्णस्तदथंमेव जवो गमनं तत्र-तत्र यस्य ताहश गोपीजनोऽपि न वेद | 


१२४ ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या अ 


शास्त्रमपि किमपि भगवद्रहस्य प्रतिपादकमपि सर्वेज्ञमपि न वेद। कि 
बहुना ? शासनाच्छास्त्रम्‌ । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि” इति 
श्रतेः । विश्वशास्तृ किमपि भगवत्‌ स्वरूपमपि यन्न वेद ॥२४॥ 

नित्वगोप्यस्तु आहुः-अग्रसरं त्वामु अग्रत एव सर्वेषां सरत्यभि- 
सरति सद्कुत कुञ्जवनम्‌, इह व्रजे वृन्दावने वा को वेद ? न कोऽपि । कृतः? 
आवृणोतीति आवरं तमस्तस्य जन्मना बुद्धेलेयो तस्थ तवाभिसग्णोच्छाया- ` 
मेव तमोहतक्ष्टिता सर्वस्य भवतीत्यर्थेः । ऋषिविदग्धराधिकापि यं त्वा 
मुत्कृष्टतया केनाप्यलक्षतयैवागात्‌, सङ्धतकुमितिशेषः। यतो यत्नात्‌ 
यतो हेतोर्वा, वर जन्मलय इति वा । यदा पुनरवकृष्णातिकामातुरतया 
सखीमध्यात्‌ राधां निकुञ्जगर्भंप्रत्याङ्गष्य शयीतः, तदा न सत्‌ (अह 
अमुकस्य पुत्रः, प्राणेभ्योऽपि अविकः, सा मे माता, मदेकजीवना, ते मम 
सखायः इत्यादि विशेष विज्ञानं नास्ति, न च सुषुप्त इव ज्ञानमात्राभावः न 
वा उभयं स्वप्नः, न च कालजवो रात्रिदिनज्ञानमु नवा किमपि शास्त्रमनु- 
शासनकत्तु मान्यवर्गानुशासनमिति ॥२४॥ 

श्र तिरूपा गोपी कहती है-जिससे भौर कोई वरणीय नहीं हैं, यह 
तुम्हारी एकान्त भक्ति है, उसका जन्मनालय, भगवद्‌ विषय में चित्त का 
लय, उसको कौन जानता है ? किस प्रकार ? अग्रसर, एकान्त भक्ति भी 
अनेक प्रकार है, अग्रसर एकान्त भक्ति मात्र से भी अगम्य है। इस 
वृन्दावन में वत्तंमान ऋषि ब्रह्मा भी तुम्हारे अनुग्रह से ही उदगात्‌ परम 
उत्कृष्ट रूप से जान पाये हैं, परम-गोपालवेश को, यमनु ब्रह्मा के पश्चात्‌ 
तुम्हारे अनुग्रह से देवगण भी उत्क्रष्ट से परतत्त्व को जान गये हैं, किन्तु 
साक्षात्‌ वृन्दावनवासी जनगण के समान सुख का अनुभव नहीं हुआ हैं, 
गोपवेश विग्रह लीला गोपवेश के अनुरूप सब ही परम चमत्कार रूप हँ, 
यह उन्होंने जाना है, किन्तु शुद्ध गोपस्वरूप को और उसकी लीला को 
नहीं जाना है, शुद्धरप लीला का जो विशेष है, उसको कहते हैं-- जब 
आप सकल अन्य दृष्टि को समेंट कर राधा के साथ निकुञ्ज तल्प में शयन 
करते हैं, उस समय सदु ब्रह्म को तदात्मक कोई भी व्यक्ति उसको नहीं 
जानते हैं, असत्‌ ब्रह्मात्मता रहित शुद्धभावमयजन भी उसको नहीं जान 


# श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ १२५ 
पाता है, न च उभयं, ब्रह्मता, ब्रजवृन्दावन गत पार्षदता, उभयात्मकजन 
भी उसको नहीं जान पाता है, न च काल जवः, काल, इर्गमसुन्दर कृष्ण 
उनके लिए जब गमन करने वाले उस प्रकार गोपीजनगण भी नहीं जानते 
हैं, शास्त्रमपि-भगवद्रहस्य प्रतिपादक सर्वज्ञ होकर भी नहीं जान पाते 
हैं, अधिक तो कहना ही क्या है ? शासन के कारण ही शास्त्र नाम होता 
है, इस अक्षर के प्रशासन में ही हेगागि!सब कुछ विधृत हैं, विश्व 
शास्ता कोई भी भगवत्‌ स्वरूप भी उपको नहीं जानते हैं । 

नित्यगोपी कहती है-अग्रसरं त्वामु-सबसे आगे सुत कुञजवन 
को जाने बाले तुम्हें इस वृन्दावन में कोन जानता है ? कोई नहीं जानता 
है, कंसे ? तुम्हारी अभिसार की इच्छा से ही सबकी हृष्टि तमः से 
आच्छन्ना हो जाती है, ऋषि-राधिका भी दूसरे के अगोचर से अच्छी 
तरह तुम्हारे पास आ जाती है, सङ्कुतकुञज में यत्न से अथवा जिस 
कारगा से वर जन्म लय होते रहते है। जिस समय तुम सरू के मध्य से 
श्रीराधिका को आकर्षण कर का [तुर होकर निकुञ्ज गर्भे में ले जाकर 
शयन करते हो, उस समय “न सत्प मैं अमुक का पुल हूँ, प्राण से भी 
अधिक हू, वह मेरी माँ है, मैं उनके जीवन प्राण हूँ। सखागण भी हैं, 
इत्यादि विशेष अनुभव नहीं रहता है, सुषुप्त अव्स्था को भाँति ज्ञान मात्र 
बा अभाव नहीं कहा जा सकता है, दोनों स्वप्न ही हैं, ऐसा भी नहीं 
कहा जाता है, काल जब दिन-रात का ज्ञान भी नहीं रहता है, न तो 
किसी प्रकार अनुशासन कर्ता मान्यवर्ग क्रा अनुशासन ही रहता है ॥२४॥। 
जनिमसतः सतोमृतिमुतात्मनि ये च भिदां, 
विपणसूतं स्मरन्त्युपदिशस्ति त आरुपितेः । 
त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता, 
त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥२५॥ 
सान्वयव्याख्या 
असत: (जगतः) जनि (उत्पत्ति) ये च (वैशेषिकादयः वदन्ति, ये च 
पातञ्जनादय: असतः एव ब्रह्मात्वस्य उत्पत्ति वदन्ति) सतः (एब तिशञ्चति 


१२६ # श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
प्रकारस्य दुःखस्य) मृति (नाशं, मोक्ष ये नेयायिका: वदन्ति) उत (श्रपि, 
ये च सांख्यादयः) आत्मनि भिदं (भेदं वदन्ति, ये मीमांसकाः) विपणं 
(कम्मंफल व्यवहार) ऋतं (सत्यं) स्मरन्ति (वदन्ति) ते (सर्वे) आर्पितः 
आरोपित: भ्रमेरेवन तत्त्व इृष्ट्या उपदिशन्ति। (वस्ततः) त्रिगुणमयः पुमान्‌ 
इति (अनेन हेतुना, या भिदा (भेदादि सा) यत्‌ (यस्गात्‌) त्वथि (तद्विषये) 
अबोधकृता (अज्ञान विजृम्भिता) ततः (तस्माद्‌ हेतोः अबोधात परत्र 
(असङ्गे) अवबोधरसे (ज्ञानधने पुंसि) सः (अबोधः) न भवेत्‌ (न 
सम्भवति, इत्यथः ॥२५॥ 
श्रीसनातन सम्मत व्याख्था-ये च असतः जनिं, सतः (गोकुलस्य 
मृति, उत (किच) आत्मनि (त्यि) भिदां (श्रीजगदीश्चरात भिन्नत्वं) 
विपरां (व्यवहार मात्रं) ऋतं नित्यं) स्मरन्ति, ते आरुपितेः आरोपितैः 
अज्ञानैः उपदिशन्ति, यत्‌ (यतः) ततः (पुरुषात्‌) परत्र अवबोधरसे 
(ज्ञनघने गोवद्धेतोडारणोन ब्रजपारके) त्वयि (त्रिगुणमयः पुमान्‌ इति 
भिदा (भेदः अपि) अबोधकृता (अज्ञानविजृम्भिता अतः) सः न भवेत्‌ ।२५ 
बंशेविकगण कहते हैं-परिहश्यमान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं, 
पातञजलगण असत्‌ से ही ब्रह्मत्व को उत्तत्ति को स्वीकार करते हैं, 
नैयायिकगण एक म्रिशति प्रकार दुःख नाश को ही मोक्ष मानते हैं, साङ्खय 
प्रभूति श्रात्णा में भेद स्वीकार करते हैँ, मीमांसकगण कमफल व्यवहार 
को सत्य मानते हैं, वे सब ही आरोपित भ्रम से भ्रमित हैं, किन्तु काई 
भी व्यक्ति तत्त्व दृष्टि द्वारा वस्तु को उपलब्धि कःके नहीं कहत हैं, 
वास्तविक पक्ष में त्रिगुणमय पुरुष होने के कारण जा भेदादि की वल्पना 
होती है, उसका मूल भी आपके विषय में ज्ञानाभाव है, इसनिए भ्रज्ञाना- 
तीत ज्ञानघन पुरुष आप हैं, आपमें उक्त अज्ञान कभी नहीं हो सकता ।२५ 
श्रीसनातन सम्मता व्यःख्या- जो लोक असत्‌ की उत्पत्ति एवं सत्‌ 
गोकुल की मृति, परमात्म स्वरूप आपमें भेद को कल्पना एवं ब्यवहार 
मात्र को सत्य मानते हैं, वे सबै केवल ही आरोपित अज्ञान से अन्व होकर 
ही कहते हैं, न्तु तत्त्व इष्टि के द्वारा उपलब्धि करके नहीं कहते हैं, 
कारण पुरुषा रीत ज्ञानघव गोवद्धेरोद्धरण हेतु व्रजपालक आपमें त्रिगुणमय 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ १२७ 
पुरुष इस प्रकार भेर की कल्पपा करना अज्ञान मूलक होने से वह 
असम्भव ही है ॥२५॥ 

जब आचार्यंगण के मत में सुस्पष्ट भ्रम है, तब ज्ञान साधन के प्रति 
अनुराग अनुचित है। द्वादश श्रृत्यभिमानि देवगण स्तुति करते हैं, 
उपदेष्टा आचार्यगण में श्रमाधिक्य की त्रिद्यमानता हेतु स्वरूपावबोधात्मक 
ज्ञान सुप्राप्य नहीं है । 

वेशेषिक--'असत: जनिम्‌? परमाणु आदि असत्‌ पदार्थ से द्वयणुक 
सत्‌ की उत्पत्ति मातते हैं। श्रू ति विरोध इस मत में इस प्रकार हैं--( १) 
सत्‌ एव सौम्य इदम्‌ अग्र आमीत्‌ । हे सौम्य ! इवेतकेतो ! नाम रूपात्मक 
विकृत जगत्‌ सृष्टि के पूर्वे में निविशेष निरञ्जन नित्य निरवयव 
बेदान्तोपपाद्य ब्रह्म ही थे । 

पातऽचल -'असतः जनिम्‌? असत्‌ अर्थात्‌ असत्‌ की जनिम्‌ उत्पत्ति 
होती है, ताम्र प्रभृति धातु सुवर्ण न होने पर भी रसायन प्रक्रिया द्वारा 
सुवर्णं हो सकते हैं, उस प्रकार जीव ब्रह्म न होने पर भी भक्ति योग के 
प्रभाव से ब्रह्म हो सकता है । गीता के साथ विरोध-नासतो विद्यते भावो 
नाभात्रो विद्यते सतः, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है, सत्‌ का नाश भी 
नहीं होता है। 

नैयायिक मत सें--'सत मृतिम्‌' सतः अर्थात्‌ षड्न्द्रिय शब्द रूप, 
गन्ध, स्पशे, रस एवं सङ्कल्प, षड़म्मि-बुभुक्षा, पिपासा, शोक, मोह, 
जरा मृत्यु, शरीर, वेषयिक सुख, दु:ख यह एक विशति तत्त्व का दुःख की 
मृति ज्ञान प्रभाव से नाश को मुक्ति रूप कहते हैं । 

श्रुति विरोध- (१) अथ यः अकामः निष्कामः, आप्तकामः 
आहमम कामः ब्रह्मां व सन्‌ ब्रह्माप्येति’ जिनकी किसी प्रकार अभिलाष नहीं 
है, जो निर्गत काम है, पुर्णंकाम आत्मा ही कामना का विषय है, ऐसा 
पुरुष-आत्मा को निर्विशेष, अद्व त, ज्योति स्वरूप देखता है। वह देहवान्‌ 
हाने पर भी ब्रह्म होकर शरीर विनष्ट होने के बाद ही उसे ब्रह्म को 
प्राप्ति होती है। 


१२८ ॐ श्रुतिस्तुति व्याख्या ऋ 

(२) यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्तत्यो5मृतः 
भवति अत्र ब्रह्म समइनुते । 

(३)जब हृदिस्थित सर्वकाम सर्वे प्रकार से निर्गत होते हैं । तब मनुष्य 
इस शरीर में ही अमृत होता है, एवं देहान्त में ब्रह्म प्राप्त होता है। 

(४) सांख्य "आत्मनि च भिदां' आत्मा अनेकविध है, सांख्य कहते 
हैं । श्र ति विरोध-- 

(१) एकस एव अद्वितीयम्‌ । एकमु स्वजातीय, चेतन वस्त्वन्तर 
रहित 'भद्वितीयम्‌' विजातीय द्रव्यान्तर रहित । 

(२) नेह नानास्ति किञ्चन, इस जगत्‌ में अनेक कुछ भी नहीं हैं, एक 
ब्रह्म ही है । 

(३) 'एक एत्रहि भूतात्मा भृतेभूते व्यवस्थितः? एकधा बहुधा चेव 
हश्यते जलचन्द्रवत्‌ एक परमेश्वर सर्वभूत में अवस्थित हैं, एक उपाधि 
होने के कारण एक रूप में प्रतिभात हाते हैं, अनेक उपाधि होने पर अनेक 
प्रकार से प्रतिभात होते हैं, जिस प्रकार बहुयोजन व्यापक जलाशय में 
प्रतिबिम्बित चन्द्र एक रूप में हष्ट हाता है, घट, शराब में प्रतिविम्बित 
चन्द्र अनेक प्रतीत होता है । मीमांसक-मत में, विपणं ऋशमु, यज्ञादि 
फल स्वर्गादि अत्रिनाश्य एवं परम पुरुषाथ है । 

श्रूति विरोध--(१) तद्‌ यथा इह कर्मेचितः लोकः क्षीयते एवम्‌ 
अमुत्र पुण्यत्रितो लोकः क्षीयते । कर्मोचित लोक जिस प्रकार क्षय होता है 
उस प्रकार पुष्याजित लोक भी त्रिनष्ट होता है । 

(२) समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नो हि अनीशया शोचति मुह्यमानः । 
देहाभिमान पुरुष माया द्वारा मुग्ध होकर इस प्रकार चिन्ता करता है । 

(३) अत्रिद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयधीरा पण्डितम्मन्य मानाः 
जङ, धन्प्रमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः । वे लोक 
अविवेकी होते हैं, हम सब बुद्धिमान्‌ हैं, इस प्रकार मानकर ज्वर रोगादि 
अनथे द्वारा पीड़ित होकर भ्रमण करते हैं, वे लोक मूढ़ व्यक्ति से उपदिष्ट 
होते हैं, जिस प्रकार अन्ध पुरुष का पथ प्रदर्शक अन्ध होता है। उक्त 
उपदेश समूह आरोपित हैं, तत्त्व हेष्टि से नहीं, आत्या त्रिगुणात्मक नहीं है, 


क श्रुतिस्तुति-व्याख्या # १२६ 
भेद भी अज्ञान कृञ है। पुरुष में वस्तुन: अज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान 
घन में सदा प्रतिष्ठित हें । स्त्रामिचरण के मत में-- 

मित्थ्या तक सुकर्कशेरित महाबादान्धकारान्तरे, 
भ्राम्यन्मन्दमतेरमन्दहिमंस्त्यज्ज्ञानवर्त्मारफुटम्‌ । 
श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्रीशड्भूर श्रीपते, 
गोविन्देति मुदा बदन्‌ मधुपते मुक्तः कदास्यामहम्‌ ॥ 
हे अमन्दमहिमन्‌ ! अतीव उत्कृष्ट मिथ्यातकंसुककंश उच्चारित महा 
बाद अन्धकार में भ्रमण परायण हेतु मन्द मतिजन ज्ञान पथ को परिस्फुट 
रूप से जानने में समर्थ नहीं हैं, अतएव हे मधुपते ! श्रीमन्‌ माधव ! 
वामन ! त्रिनयन ! श्रीशङ्कर ! श्रीपते ! श्रीगं।विन्द ! प्रीति पूर्वेक इस 
प्रकार नामोच्चारण कर संसार मुक्त हो जाऊंगा ॥२५॥ 
श्र तिरूपा आहुः--असतः पुतना कंस वकादेरपि त्वत्‌ पार्षेदरूपेण 
जनि स्मरन्ति, सतोऽपि जयविजयादे मृति नाशं स्मरन्ति। आत्मनि 
ब्रह्मा द्वितीयरूपे भिदां वेकुण्ठे सेव्य सेबकादि रूपेण भेदं स्मरन्ति, ऋत- 
म्य ब्रह्म विगत व्यवहार मात्र निविशेषरूपं च स्मरन्ति, 'पुमान्‌ जीव 
स्ल्िगुणमयः ईशस्य मायया लिगुराधिष्ठाता” इति भिदा त्वदबोधकृता, 
विशुद्धत्वत्‌ स्वरूपा (भगवज्‌) ज्ञान कृता इत्यर्थः । ते सर्वे त्त्रयि ब्रजराज 
कुमारे आरोपिते श्र मेरेवोपदिशन्ति, इति भिदा त्वधि न, यतोऽबो धकृता । 
परत्र त्वदन्ध्रस्वरूपे स भवेत्‌। न ज्ञानेक स्वरूपे । त्वन्तु गोपकिशोर 
स्वरूप: । यद्वा त्वयि कथम्भूते ? ततः परत्र । असुरहन्ता न त्वमु, न च 
तस्य स्तर पार्षद प्रदः, नवा त्वत्‌ प्रियजनस्य अशः, न वा तव त्वदीयानां 
वा ब्रह्म विशेषत्वेनात्म विज्ञानम्‌, नवा तव त्वदीयानां च विशेषमाह 
भानरहितावस्था प्रकाशः कदापि न वा स्वं त्वदीयाइच प्रकृति गुण संसर्गे 
कदापि भजन्ते - शुद्धप्रेमेक रसमयत्वात्‌ । 
नित्य गोष्यस्तु आहुः--ये असतो राधायां पुबेमविद्यमानस्य भावस्ये- 
दानीं जनि वदन्ति चन्द्रावल्याच सतो भावस्य राधा परिचयेन नाशं 
वदन्ति आतानि श्रीकृष्ण विग्रहे बाल्य, पौगण्ड कशोर भिदाच ये 


१३० ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या अ 


स्मरन्ति, विपणं व्यवहारश्च कृष्णस्य तवास्मदीश्वरी ब ण्ठ भूषशस्य 
व्यवहारान्त नत्यं वदन्ति ते भ्रमेरेवोपदिअन्ति । पुमान्‌ त्वं त्रिगुणमयो 
बाल्य पौगण्ड किशोर गुणमय इति भिदा च त्वत्‌ स्तरूपज्ञान कृता, 
राधायां त्वयि नित्य एव भावः, चन्द्रावल्यां पूवेमपि न निर्भर: प्रेमा, 
राधापियश्चंसदाकिशोर एव व्यवहारान्तरानभिज्ञबच, राधा सहितस्यच 
गुणा एव तस्प नान्या इति त्वथि नापरल्ल आश्चर्य किशोरचन्द्रे अवः । 
प्रेमा तन्पयबोध एवं रमो यस्य, प्रेमेब बोधो यस्य स च रस रूपश्च । 
अवसन्ना बोधा ज्ञातान्तराणि यत्र एताहश्यर सरूप इति वा ॥२५॥ 
श्रतिरूपागोपी कहती है-असत पूतना, कस, वकादि असूरगरा 

तुम्हारे पार्षद रूप में जन्म प्राप्त करते हैं । सत्‌ होकर भी जय विजयादि 
की मृति (नाश) होती है, ब्रह्मा द्वितीय रूप आत्म स्वरूप वेकुण्ठ में भी 
सेव्य सेवक रूप भेद वत्ते मान है, ऋत अद्य ब्रह्म, विगत व्यवहार माल 

` निश्रिश्षेष रूप है, पुमान्‌ जीव त्रिगुणमय है, ईश्वर मायिक गुण त्रयका 
अधिष्ठाता है, यह भेद अज्ञानकृत हैं, तुम्हारे विशुद्ध स्वरूप का न जानने > 
से ही हुआ है। वे सव व्रजराज कुमार में आरोप हारा भ्रम से उपदेषे 
करते हैं । तुम्हारे में वास्तविक भेद नहीं है, कारण भेद, अज्ञान से कहा 
जाता है, परत्र तुम्हारे अन्य स्वरूप में भी सम्भव नहीं है, ज्ञानमात्र 
स्त्रखूप में तो कहना ही कया है? तुम तो गोपति शोर स्वरूप हो, अथवा 
किस प्रकार हो ? उससे पर हो, असुर हन्ता तुम नहीं हा, न तो उन 
सबको पार्षद गति प्रदान ही करते हा, और तुम्हारे प्रियजन का भी नाश 
नहीं है, तुम्हारे और तुम्हारे जना का भी ब्रह्म विशेष रूप में आत्म 

: बिज्ञान भी नहीं होता है, तुम्हारी एवं तुम्हार निज जन की कभी भी 
ज्ञान रहितावस्था नहीं हाती है। कभी भी तुम और तुम्हारे जन प्रकृति 
गुण संसर्ग का भजन कभी नहीं करते हैं, सबके सब शुद्ध प्रेमंक रसमय ~ 
स्वरूप हो । 

नित्यगोपी कहती है- राधा में पहले जो भाव विद्यमान नहीं था 

बह भाव भी सम्प्रति दिखाई देता है, जो भाव चन्द्रावली में है, वह भी 
शरीराचा के परिचय से नाश हो जाता है, आत्म स्वरूप श्रीकृष्ण विग्रह 


छै श्रृतिस्तुत्तिळ्याख्या ॐ १३१ 
में बाल्य . पौगण्ड किशोर रूप भेद का स्मरण जो होता. है,. विपण, 
व्यवहार भी हाता है, तुम कृष्ण हो, और मदीश्वरी का कण्ठ भूषण हो 
इसमें भी जो लोक व्यवहारान्तर का विवरण कहते हैं, बह सब भ्रम से 
ही होते हैं। तुम पुरुष हो, लिगुणमय बाल्य पौगण्ड कंशोर गुणमय भेद 
भी तुम्हारे स्वरूप को जानने के कारण ही होता है । तुम्हारे में और 
राधा में नित्यभात्र है, चन्द्रावली में पहले भी निर्भर योग्य प्रेम नहीं है । 
राधा प्रिम स्वरूप तो सदा ही किशोर है, ब्यवहारान्तर को जानते भी 
नहीं राधा सहित गुण ही है, अन्य नहीं है, इम प्रकार तुम्हारे में सम्भव 
है, अपरल्न नहीं आइचर्य किशोर चन्द्र में 'अवः प्रेमा, प्रेमात्मक बोध हो 

स है, प्रम हो ज्ञान है, और रम रूप भी है, जहाँ पर ज्ञानान्तर है ही 
दीं इस प्रकार रस रूप हे ॥२५॥ 


सदिवमत सित्रवृत्त्वयि बिभात्य सदामनुजात्‌, 
सदि मृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः । 
नहि विर्कात त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया, 
स्वकृतमनुप्रबिष्ठमिदमात्मतयाऽवसितम्‌ ॥२६॥ 


सान्त्रय व्याख्या 

नन्‌ यदि अमन्नोत्द्यते यदियं त्रिगुणमयः पुरुषः न भवति तहींद. 
प्रपश्च जातं पुरुषश्च पृथक नास्तोत्युक्त स्यात्‌ कथं तहिं तयोः सत्त्वेन 
प्रतीतिरिति अत आह-मनः (मनोमात्न विलसितं) त्रिवृत्त (त्रिगुणात्म कं) 
आमनुजात्‌ (पुरुषमभिव्याप्ा) इदं (विश्व) असत्‌ (एब) च्रपि 
(अचिष्ठातभूते) सदिव विभाति, आत्मविदः (आत्मतत्त्वज्ञास्तु) अशेषं इदं 
(भोक्त, भोरणटंगक विश्वं) आत्मतया सत्‌ अभिमृशन्ति (जानन्ति, आत्म 
चायत्त्रात्‌ न पृथक इत्यथः) हि (यतः) कनकस्य विकृति (कुण्डलादिकं) 
तदात्मतया कनक रूपत्वेन, कनकाथिनः) न त्यजन्ति (परिहरस्ति, किन्तु 
स्तरीकुवन्तोव, अत: स्वरकृतं इदं (विश्व) अनुप्रविष्टं (पुरुषं च) आत्मतया 
अवसित निश्चित ॥२६॥ 


१३२ ऋ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 

श्रीसनातन सम्मत व्याख्या - (अथान्याः काङ्चित्‌ गोवद्धन स्वरूप 
प्रियस्थान कथन प्रसङ्के सर्वेस्येव श्रीभगवत्‌ प्रियस्थानस्य सत्यताप्रति 
पादनेन तं स्तुवन्ति) मनुजात्‌ आ (मनुष्यमभिव्याप्य स्थावर पर्यन्तं इदं 
विइवं असत्‌ मनः (मनः सहशं अस्थिरं) तापब्रयावृतं आप त्वयि (अवतीणे 
इत्युह्य सत्‌ सर्वोत्तमं) इव विभाति आत्मतिदः (आत्मनि त्वां जानन्तः 
महात्मानः इदं अशेषं (मथुरा द्वारकादिक तव स्थान) भात्मतया (चिद्रू प- 
तया हेतुना) सत्‌ (सत्यं) अभिमृशन्ति (जानन्ति हि (यतः) कनकस्य 
विकृति (कुण्डलादिकं तदात्मतया कनकरूपत्वेन, कनकाथिनः) न त्यजन्ति 
(न जहति, अतः) स्वकृतं (स्वयमेवाविर्भावितं) अनुप्रविष्ट (अचिन्यादू- 
भुतशक्तिना त्वया निरन्तर कृत प्रवेश) इदं (तदीयस्थान आत्मतया 
भवसितं निश्चित) । 


मनोमात्रविलसित त्रिगुणात्मक यह मनुष्य अवधि समुदाय विश्व 
असत्‌ होने पर भी अधिष्ठान भूत आ में सत्‌ के समान प्रकाशित होते रहते 
हैं। और तत्त्व वेत्तागण यह भोक्तृ भोम्यात्मक अशेष विश्व को आत्मता 
के कारण सत्‌ रूप को जानते हैं, कारण सुवर्ण प्रार्थी व्यक्तिगण, सुवणं 
की विकृति कुण्डल प्रभुति को सुवणेत्व हेतु परित्याग न करके ही ग्रहगा 
करते हैं, इस कारण से स्वकृत यह विश्व एवं विश्व में अनुप्रविष्ट पुरुष 
आत्म भिन्न अपर नहीं है, यह निश्चित है, अर्थात्‌ यह समुदाय ही आप 
हैं, यह ही सिद्धान्त सिद्ध हे ॥२६॥ 
श्रीसनातन सम्मता व्याख्या-और कुछ व्यक्ति गोवर्द्धन स्वरूप 
प्रिय स्थान के कथन प्रसद्ध में श्रीभगवान्‌ के समस्त प्रिय स्थान की 
सत्यता प्रतिपादन द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं। मनुष्य अवधि 
- स्थावर पर्यन्त यह समुदाय विश्व असत्‌ मन के समान अस्थिर एवं ताप- 
लग युक्त होने पर भी आप अवतीणें होने के पश्चान्‌ सर्वोत्तम रूप से 
शोभित हैं, और तत्त्वज्ञ महात्मागण श्रीमथुरा, हारका सकल धाम को 
चिद्रूप होने के कारण सत्य मानते हैं, कारण स्वर्ण प्राथिजनगण स्वण की 
विकृति कुण्डल प्रभूति को स्वर्ण होने के कारण ही परित्याग नहीं करते 
हैं, इस हेतु यह भवदीय धाम समूह आपके द्वारा आविर्भावित एवं आप 


नें श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ १३३ 
उसमे निरन्तर श्रवस्थान रत होने से यह सुतरां भवन्मय (अर्थात) (यह 
आप ही) हैं यह निश्चित है ॥२६॥ 

प्रपञ्च एवं जीव मनो विलास मात्र है-- 

त्रयोदश-श्र॒ुत्य भिमानी देवता स्तुति करते हैं-- 

प्रश्‍न--प्रपश्च यदि उत्पन्न नहीं होता, पुरुष यदि त्रिगुणमय है, तब 
प्रपश्च एवं पुरुष आत्मा से पृथक्‌ नहीं है, कहना होगा। तब उन दीनों 
को पृथक्‌ सत्ता की उपलब्धि केसे होती है? उत्तर में कहते है,--(मन:) 
मनोमात्र विलसित एवं 'त्रिवृत' त्रिगुणात्मक है । 

असत्‌' प्रपच्च जात यद्यपि असत्‌ है, तथापि 'सत्‌? 'इव' सत्त की 
भाँति 'विभाति' प्रतीति होती है । क्‍यों प्रतीति होती है ? 'त्वयि' तुम 
अधिष्ठान रूप में हो, इसलिए यह सब अधिष्ठान रूप तुम्हारे में प्रतीत 
होते हैं, अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्‌ के समान प्रतीति होती है । 

क्या केवल इदड्कारास्पद घटादि सत्ता का भान होता है ? कहते है, 
'आमनुजात्‌' आत्मा से लेकर अर्थात्‌ असत्‌ आत्मा का भी भान होता है, 
अहङ्कारास्पद जीव की पृथक्‌ सत्ता की प्रतीति मनोविलास मात्र है। 
श्र ति (१) असत: अधिमनः असृजत । मनः प्रजापतिम्‌ असुजत्‌ । प्रजापतिः 
प्रजा असृजत । तद्ठा इदं मनसि एव परमं प्रतिष्ठितः यत्‌ इदम्‌ किच्च। 
अव्याकृत परमेश्वर से समष्टि रूप में मन उत्तन्न हुआ, मन ने प्रजापति 
को सृजन्‌ किया ब्रह्माने प्रजा की सृष्टि की, अतएव हृश्यमान जो कुछ 
वस्तु हे, सब मनोभावापन्न अव्याकृति मे प्रकृष्ट रूप से अवस्थित हैं । 

आत्मज्ञ पुरुष की भी विश्व मत्ता की स्फूत्ति होती है ? अतएव असत्‌ 
किस प्रकार से सम्भव होगा ? कहते हैं "आत्मविदः? आत्मज्ञ व्यक्तिगण 
'अशेषमु इदम्‌' भोक्तृभाग्यात्मक विश्व को आत्मतया आत्मरूपा हेतु सत्‌ 
अभिमृशन्ति सत्‌ में जानते हैं । विश्व, आत्मा का कार्य होने के कारण 
आत्मा से पृथक्‌ नहीं है, जो कार्थ जिस उपादान से होता है उसको 
उपादान से ही कहा जाता है, 'कनकस्य विकृति’ कनक बी विकृति 
कुण्डलादि हैं, कनकार्थी व्यक्ति उस विकृति को कनक बुद्धि से ग्रहण 
करता है, कारण तदात्मतया कनकरूपता उसमें है, अतएव आता ग्रहण 


१३४ अ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
“स्वकृतम्‌ आत्मा ही इसका 'उपादान एबं अनुप्रविष्ट यह है विश्व "आत्मतया 
परमात्म स्वरूप में 'अवमितम्‌ निश्‍चय करते हैं। स्वामिचरण कहते हैं-- 
यत्‌ सत्त्वत: सत्‌ आभाति जगत्‌ एतत असत्‌ स्वतः सदा भासं 
अससि अस्मिन्‌ भगवन्तम्‌ भजामि तम्‌ । यह जगत्‌ 'स्वतः' असत्‌ अर्थात्‌ 
स्वरूप में असत्‌ होने पर भी तुम्हारी सत्ता से सत्‌ की भाँति प्रतीत होता 
है। इस असत्‌ संसार में सदा प्रकाशमान भगवान्‌ का मैं भजन करूँ ॥२६ 
श्र तिरूपा आहुः _ त्वयि त्वद्विषये त्रिवृन्मन: त्रिमिद्वारिका, मथुरा, 
ब्रजतरिलासरूपेण तव वर्त्तनम्‌ ईहड मनो मननमसदेव भाति आमनुजात्‌ 
भूत, भवद्‌ भावि समस्तार्थे मननाच्‌ मनु रीश्वरस्तस्माज्जातो हिरण्यगर्भे 
स्मभिव्याप्य सर्वे एव जानन्ति, य एव द्वारकायां स एव मथुरा 
गोकुलयोरिति । वस्तुनस्त्वं ुद्धप्रेमरसशक्ति बिलासि ब्रजेइ्वरीगर्भ 
सम्भवोडइन्यएवं । हहि कि ततृत्रयेक्यं मिथ्येव तथा च पुराणादि विराध: ? 
तत्राह सदिति । इदमशेष स्थातत्रपविहार स्वरूपं सदेव जानन्ति। कुतः 
आर्तया मर्वात्मिभूतं - यद्द्वितोय परिपूर्ण स् प्रबाश विदानन्देक रस 
परब्रह्मा तन्ग्यतया । ब्रह्मा मर त्वेऽपि विशेषमाह, कनवस्य विकत विशिष्टा 
अतिमनोहरा कृति निर्माशां यस्य तत कुण्डलादिनेवत्यजन्ति, कनक ` 
त्पक्तुवापि बहुतरसंस्फान विशेषरागिणो5द्भू द वृण्डलाद्यव गृह्लन्ति। 
तत्र ततब्राति महातवान्तररूप चमत्वारा बशोपादयतेति । 
नित्यगोप्यस्तु आहुः-त्रिषु पितृ-मातृ सुहृदादिषु चन्द्रावल्यादि 
गोप सुन्वरीपु श्री राघायाच वत्तेमानं मनेस्त्वयि असदपि रूदिव भाति, 
श्रीराधायामेव हि मनः परमासक्तघा वर्त्तते, अन्यत्र वहिरेव, 
इदमशेपमपि सत्‌ उत्कृृष्टमेबान्पतः सबेतः प्रेमविलासात । तत्र हेतुः 
आत्मतया तवात्पतपा श्रीमूततितया तदवस्थत्वेनेत्यर्थः । किच, सर्वासु 
अवस्थास्वन्त: श्रीरावाविष्ट मेव तवान्तः करणम्‌, नहि तदवस्था: कनव स्य 
विकृति: पुत्तलिका तत्तृल्यां राधिकां त्यजन्ति सर्वे ब्यवहारेष्वपि स्वदन्त रं 
श्रीराघा न त्यजतीत्यर्थ:। तदात्मतया राधाथामेवात्मा यस्य तत्त्वेन 
रावात्मकतया वा राधा।ति६ रूपभेव हि धर्मि घर्मास्त्वन्ये साक्षात्‌ परम्परया 
वा तस्यैत गर्वशक्तितश्च प्रेमशक्तिरेव परीयसी, आनन्दाविर्भावकत्वातु, 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्पा ई १३५ 
आनन्दस्येत्र परगोपादेयत्वात्‌ (ते० २।७।१) कोह्य वान्यात्‌ इति श्रतेः, 
त्रापि शुद्धाप्रेमशक्तितो महानन्दरसाविभाववत्वात्‌ तत्राप्यादिभावा- 
त्मिका अतिपरमा, तत्रापि राधेकान्त सख्यभावेन परमकाष्ठा अतो 
राधाभावमग्न रूप एव धर्मीति। इदं राधारसाविष्ट तव स्वरूपमेव 
स्त्रकृतं स्वस्मिन्‌ कृतमवस्थाभेदमनुप्रविष्टम० रित्मु, निश्चितमस्माभि, 
आत्मतया धामितया ।।२६॥ 
श्र तिरपा कहती है-त्वयि, तुम्हारे विषय में त्रिवृन्मन द्वारका 
मथुरा व्रजविलासि रूप में तुम्हारी स्थिति इस प्रकार मनन असत्‌ होने 
पर भी सत्य रूप से प्रतिभात होता है, आमनुजात्‌-भूत वर्तन भविष्यत्‌ 
समस्त मननशीलता हेतु गनु ईश्वर हैं, उससे उत्पन्न हिरण्यगर्भ है, 
उनसे लेकर सब ही जानते हैं, जो हो द्वारका में है, वह ही मथुरा गोकुल 
में भी है, वस्ततः तम शुद्ध प्रेमरस शक्ति विलासी ब्रजेश्वरी गर्भोत्न्न 
अन्य ही हो । तब क्या उन तीनों की एकता मित्थ्या है, ऐसा होने पर 
पुराणादि के साथ विरोध होगा । उत्तर में कहते हैं--यदिति यह अशष 
स्थान के विहार को सत्‌ ही जानते हैं, केसे ? आत्मतया-सर्वात्मभूत जो 
अद्वितीय परिपूर्ण स्वप्रकाश चिदानन्देक रस परब्रह्मा है, उस रूप से जानते 
हें । ब्रह्ममय होने पर भी कुछ विशेष है, वह इस प्रकार है, कनक की 
विकृति विशिष्ट अति मनोहर निर्माण युक्त कुण्डलादि को परित्याग नहीं 
करते हैं, किन्तु कनेक को परित्याग करके भी अनेक प्रकार विचित्र 
संस्थान युक्त के प्रति अनुरागी व्यक्तिगण अङ्गद को ही लेते हैं, उसमें ही 
महान्र अवान्तर रूप एवं चमत्कार आवेश प्राप्त होने की सामग्री 
मिलती है ॥२६॥ 
नित्यगोपी कहती हैं - त्रिष, पिता, माता सुहृद्‌ प्रभृति में एवं 
चन्द्राउली आदि गोपमुन्दरी प्रभूति में श्रीरावा म वत्तमाच मन तुम्हारे 
में वर्तमान मन तुम्हारे मं असत्‌ होने पर भी सत्‌ को भाँति दिखाई देता 
है, श्रीराता में ही मन, परमासि से रहता है, अन्यत्र बाहर भाव से हो 
रहता है, यह सब ही सत्‌ उत्कृष्ट ही है, किन्तु प्रेम विलास ही सर्वश्रष्ठ 
है, उसमें हेतु-आत्मतया, तुम उसमें ही स्वीय मूत्ति में अवस्थित होते हो! 


१३६ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
और भी सब अवस्था में ही तुम्हारी अन्तःकरण राघाविष्ट होकर ही रहती 
है, उस अवस्था को अन्तःकरण छोड़ती नहीं है, राधा ही कनक को 
विकृति पुत्तलिका है, उसको केसे छोड़ सकती हे? सब व्यवहार में ही 
तम्हारा श्रन्तर श्रीराधा में पड़ा हुआ रहता है, कभी भी नहीं छाड़ता है । 
तदात्मतया राधा में ही जिसकी आत्मा है, राधात्मक होकर रहते हो, 
राधा रसाविष्ट ही धर्मी है, अन्य सब घम हैं, यह कहीं साक्षात्‌ रूप से 
और परम्परा से होता है। सर्वशक्ति से राधा शक्ति ही सब प्रकार से 
वरीयसी है, और आनन्द ही परमोपादेय पदार्थ है । तेत्तिरीयकोपनिषदृ 
में को ह्येवान्यात्‌ प्रकरणा में इसका विशद विवरण है। उसमें भी 
शुद्धाप्रेम शक्ति से ही महा रसानन्द का आविर्भाव होता है, उसमें आदि 
भावात्मिका अति परमा है । उसमें भी राधा के साथ सख्यभाव में उसको 
पराकाष्ठा है, अतएव राधा भाव मग्न रूप ही धर्मी है। यह राधा रसाविष्ट 
तुम्हारा स्वरूप है, इसकी हम सबने निज कृत अवस्था में मन को प्रवेश 
कराकर ही निश्चय किया है। आत्मतया शब्द का अथ है, धर्मी 
रूप से ॥२६॥ 
तव परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततथा, 
त उत पदाक्रमन्त्यविग्रणय्यशिरो नित्र तेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तां, 
स्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः ॥२७ 
सान्त्रय व्याख्या 


ये अखिल सत्त्व निकेततया (अखिलानि मत्त्वानि निकेतो यस्य सः 
तथा तस्य भावः तथा, सर्वभृतावासतया इत्यर्थः) तव (त्वां इत्यर्थ.) परि- 
चरन्ति, ते उत (एव) अविगणय्य (तिरस्ट्रृत्य) निऋ तेः (मृत्योः) शिरः 
(अभक्ताः) विबुधान्‌ (शास्त्रज्ञान्‌) अपितान्‌ ।अभक्तान्‌) पशून्‌ इव गिरा 
(वाक्यरूपरज्ज्वा) परिवयसे (त्वं बध्नामि) त्वयिकृत सोहूदा: (कृतं 
सोहूदं प्रेम यस्तथोक्ता:) खलु (निश्चित) पुनन्ति (आत्मानं अन्यान्‌ अपि 
पवित्रयन्ति, न इतरे) ॥२७॥ 


कै श्रुनिस्त ति-व्याख्या अ १३७ 

श्रोसनातन सम्मता व्यास्या-- (तनु कंसाद भयेन वने निलीय वसतो 
मे क्रिमियमतिस्तुति: क्रियते इत्पाशङ्कुच कंसात्ते भयं तावत्‌ दूरे अस्तु 
साधारणा अपि त्वत्‌ सेवकाः मृत्योरपि न विभ्यतोत्याहुः) अखिल सत्त्व 
निकेत ? (हे सम्पूर्ण शुद्ध सत्त्वाश्रय ! ) ये (जनाः) तथा (प्रभिद्धया त्वत्‌ 
, प्रेयस्या सह) तव (त्त्रामित्यथ्‌ः) परिचरन्ति ते उत अविगणय्य निऋ तेः 
शिरः पदा आक्रमन्ति (मृत्योरपि न विश्यतीत्यर्थ:) ये विमुखा (अभक्ताः) 
विबुधान्‌ अपितान्‌ पशून्‌ इव गिरा परिवयल्ते, त्रयिक्ृते सोहूदा: (प्रेम वन्तः 
कालिन्दी प्रभृतयः) खलु निश्चितं पुनन्ति (भुवनानि प्रविश्रधन्ति ॥२७॥ 

जो जन सर्वेभुतात्रामत्तरूप में आपकी सेवा करते हैं, वे सब ही 
मृत्यु को तिरस्क्रार कर मृत्यु के मस्तक पर पदाघात कर सकते हैं, अर्थात्‌ 
मृत्यु को अति तुच्छ मानकर मुक्त हो सकते हैं। ओर जो लोक अभक्त हैं, 
वे खोक शास्त्रज्ञ हाने पर भी आप सबको पशु की भाँति वाक्य रज्जु के 
दारा बन्धन करते हैं, वस्तूत: भगवद्भक्त व्यत्तिगण ही अपने का एवं 
अन्य को पवित्र करते हैं, अभक्तगण अपने को पवित्र करने में असमर्थ 
हैं ॥२७।। 

श्रोसनातन सम्मत व्याख्या - हे गोपीभाव प्राप्त श्रतिगण, कंस के 
भय से वन में पलायनरत मुझको तुम सब क्यों स्तुति कर रही हो? 
कृष्ण के इस प्रकार कथन का अनुमान कर श्रुतिगण कहती हैं, कंस से 
आपकी भय की बात दुर है, आपके भक्त लोक मृत्यु से भयभीत नहीं हाते 
हैं । हे सम्पूर्ण शुद्ध सत्ताश्रय ! प्रशिद्ध भवत्‌ प्रेयसी के साथ आपका भजन 
जो लोक करते हैं, वे लोक ही मृत्यु को तिरस्कार कर उसके मस्तक पर 
पदाघात करते हैं। अर्थात्‌ मृत्यु से भीत नहीं होते हैं। और जो लाक 
अभक्त हैं, पण्डित होने पर भी उन सबको आप पशु के समान वाक्य 
रज्जु से आबद्ध करते हैं । और आपकी प्रिया श्रीकालिन्दी प्रभृति निश्चय 
ही भुवन समूह को पवित्च करती रहती हैं ।।२७॥ | 

प्रश्‍न--(१) सत्यं ज्ञानं अनन्तम्‌ ब्रह्म । ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान 
स्वरूप, आनन्द स्वरूप हैं । (२) नेह नानास्ति किश्वन | अनेक नहीं हैं, 
आप एक ही हैं । (३) मृत्यो: स मृत्युम्‌ आप्नोति य इह्‌ नानेव फ्श्यति। 


१३८ अह श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
भेद दक्षेनकारी व्यक्तिगण मृत्यु को प्राप्त होते हैं । उक्त श्रुतियों से सञ्चि- 
दानन्द भगवान्‌ प्रतिपादित हुए हैं, अतएव उक्त भगवद्‌ ज्ञान सुलभ होने 
पर भक्ति की आवश्यकता क्या है ? 

उत्तर --उपासनारत व्यक्तिगण ही मृत्यु से उद्धार प्राप्त होते हैं, एवं 
आत्मा को तथा अन्य को पवित्व करने में समर्थ हैं, आपकी वसी क्षमता- 
नहीं है । श्रुति इस प्रकार है-- 

(१) तस्य वाक्तन्तिः नामानि दामानि । तस्य इदम्‌ वाचा तन्त्या 
नामभिः दामभिः सर्व मितम्‌ 'तस्य ईश्वर के 'वाक्य' वेद रूप वाक्य 
“तन्तिः बन्धन के लिए महारज्जु 'नामानि दामानि” ब्राह्मणादि नाम 'दाम' 
अर्थात्‌ बन्धन साधन है, 'नामभिः दामभिः? दाम स्थानीय ब्राह्मणादि 
नाम द्वारा । इदं सर्व ये सव 'सितमु' बद्धः । अर्थान्‌ अमुक तुम ऐसा करो। 
इस प्रकार आज्ञा से बद्ध है। श्र तिगण आत्मा को प्रतिपादन करती है, 
एवं इससे प्रत्यक्ष ज्ञान भी उत्पन्न होता है । किन्तु असद्‌ भावना बिपरीत 
भावना हेतु वह ज्ञान तिरोहित होता है, इसलिए मलिन चित्तमें वह 
ज्ञान परोक्षमात्र ही होता है, एवं उस परोक्ष ज्ञान को शक्ति साक्षात्‌ 
संसार भ्रम नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। किन्तु भगवान्‌ की 
परिचर्या द्वारा जिसका चित्त सम्यक रूप से अमल हुआ है, उनकी 
प्रसन्नता से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्तकर अनायास ही मोक्ष करतलगत होता 
है । श्रुति इस प्रकार है -- 

(१) य इह स्थातुम्‌ अपेक्षते सर्वेश्वरं ददाति । यत्र कुत्रापि म्रियेत 
तत्‌ तस्य देहान्ते देवं परमब्रह्म तारकं व्याचष्टे येन अमृतो भूत्वा स 
अमृतत्वं गच्छति, जो उपासक इस जगत्‌ में रहना चाहता है, उसको 
श्रीनृसिहदेव सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वह उपासक की मृत्यु यदि 
म्लेच्छ प्रदेश में भी होती है तो श्रीनृसिहदेव प्रणव प्रदान करते हैं। 
परब्रह्म कथन हेतु श्रोता अमृत होकर केवल्य प्राप्त करता है। 

(२) न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रतेन, 
यमु एव एषः वृणुते तेन लभ्यः । यह आत्म लाभ, शस्त्राध्ययन से बहुश्रत 
होने पर भी नहीं होता है, जो उपासक अनन्य भाव से उपासना करता है, 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ १३६ 


वह भजन हेतु आत्म लाभ करता है, अन्य साधन से नहीं है, अथवा हरि 
परितुष्ट होकर जिसको आत्मसात्‌ करते हैं, वह श्रीहरि को प्राप्त करता 
है, अपर ब्यक्ति नहीं । 

(३)यस्य देवे पराभक्तिः यथादेवे तथा गुरौ, तस्य एते कथिता भर्थाः 
प्रकाशन्ते महात्मन: जिसका अनुराग परमेश्वर के प्रति फलाभिशून्य 
होकर होता है, जिस प्रकार परमेश्वर में ठीक उसी प्रकार गुरु में यदि 
भक्ति होती है, तब इवेताश्चतर ऋषि कथित पदार्थ का स्फुरण उसका ठीक 
ठीक होता है । 

स्वामिचरण कहते हैं-तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पवेतात्‌ अटन्तु तीर्थानि 
पठन्तु चागमान्‌ यजन्तु यागं: विवदन्तु वादैः, हरि विना नेव मृति तरन्ति । 
पञ्चाग्नि तपस्या, भृगुपात, तीर्थञ्रमन्‌, आगम पाठ, यागातुष्ठान, शास्त्र- 
चर्चा करने पर भी श्रीहरि भजन को छाड़कर मृत्यु से उद्धार प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है ॥२७॥ 

श्रू तिरपा आहुः -ये तव त्वां परिचरन्ति अखिलं पूर्णं सत्वं भगवद्‌ 
भक्तत्ब यत्र राधानुरागिण्येव कृष्णचन्द्रे या शुद्धारतिः, सेव सर्वेभक्ति 
रसेम्य उत्कृष्ठा, यतोऽखिलस्य सत्त्वं यत्रेति वा । सत्त्वमुत्कृश्त्वं ते निऋ ते 
ज्ञानमार्गस्प ज्ञानश्रितभक्ति मार्गस्य वा शिरः पदा आक्रमन्ति, अखिलं 
सत्त्वतया निऋ तेरिति वा । तान्‌ विविधानपि त्वं पशूनि परिवयसे, सप्रेम 
बद्धान्‌ करोषीत्यर्थः गिरा | गृणाति मोहनशब्दं करोतीति गीर्वेशी तथा 
(भा० १०।३५।१४) शक्रसबे परमेष्ठि पुरोगः इत्युक्त :, त्वत्‌ प्रेम विवशानां 
गिरा कोत्तेनेन वा तत्रहेतु:-त्वयि कृतमीहृदास्त्वयि ङृतप्रेमाणः खलु 
निझ्चयेन पुनन्ति, विशुद्धभावप्रतिबन्धकाघनाशनमेव परित्रकरणम्‌ 
(भा० १०।३०।२8) यान्‌ ब्रह्मा शो रमादेवी दधुर्मूद्धध््थघनुत्तये अघं तदेव । 
येन भाग्य विशेषेण त्त्रयि शुद्धानुरागो न जायत इति ये त्वदूविमुखा स्तेन 
पुनन्ति। त्वदुभावनि्ठ सङ्गादि महिम्ना ज्ञाननिषषज्ञानमिश्रभक्तिनिष्ठ 
अपिशुद्ध प्रेमरस वत्मेनि प्रतरिशन्तौति भावः। 


नित्यगोप्यस्तु आहुः-अखिलेभ्यः सत्त्वसत्कृष्टत्वं नयति प्रापयति 
कमेकान्त सख्य सुखं यस्थास्तया इततया सङ्गततया ये त्वां परिचरन्ति 


१४० के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ई 

नंहि राधैकान्त भेक्तय स्त्रामपि स्वातन्त्र्येण सेवन्ते, ते च राधापरि- 
जनातिःशेषेण निश्चयेन ऋतिः त्वत्याप्रि यस्य गोष्यादे स्तस्यापि शिरः 
पदा आक्रमन्ति, अविगणय्य अवहेलया अति सौभाग्यभरेणान्यान्‌ त्वदनु- 
रागिणस्तुच्छयतीत्यर्थेः यद्वा, ये राचाशरणागतया तव परिमनोरथ पूरके 
प्रीति क्तरि बृन्दावने चरन्ति वर्त्तन्ते तेनिऋ तेस्तवापि शिरः पदा 
आक्रमन्ति निर्गता ऋती राधायाः प्राप्ति य॑स्य, राधाया अप्राप्ति दशायां 
कामानुरततया तदन्य भावानां परिजनानामपि त्व राधा प्रसादनाय 
पदेलुठच्दिखण्ड मुक्रुटो भवसीत्यर्थः । तांइच त्वं पशूनपि १रितो वयसे 
गच्छसि, सङ्गता भवसि, गिरा मधुर मछुरानुनय बाना देवानिव विज्ञतरा 
निवेति वा, अत्यन्ताभ्यर्थनां करोषीत्धर्थः । राधाप्रियसख्यरससतृप्तानां 
निष्ठामाहुः-कृत सोहूदा: सुहृदो राधाया घ्दं सौहृदम्‌, कृतं राधाता एव 
त्वन्मिलनादि यागिस्ताः, त्वयि नघेऽपि क्रीडार्थं कुज्ञान्त बलान्नयत्यषि 
विमुखास्त्त्रत्‌ सङ्गे विमुखाः, राधया सह त्वत्‌ सद्धमेव बहुमन्यमानाः 
पुनेन्ति। श्रीराबानुगति शोधयन्ति-क्ृष्णसङ्भे च्छाया अपित्यक्तत्त्वात्‌ 


श्रुतिरूपा गोपी कहती है--जो जन तुम्हारी परिचर्या करते हैं, 
ग्रखिल पूर्ण सत्त्व भगवद्‌ भक्तों की आधारभूत श्रीराधानुरागी कृष्णचन्द्र 
में जो शुद्धा प्रीति है वह ही सबैभक्ति रस से उत्कृष्ट है, कारण उसमें ही 
निखिल प्राणियों के प्रति अममोर्द्ध अनुकुल भावना विद्यमान है, अतः 
उक्त परिचर्याकारीगण श्रेष्ठ होते हैं। बह ही उत्कृष्ट सत्त्व स्वरूप हैं, वे 
लोक निऋत रूप ज्ञान मार्ग के एवं ज्ञान मिश्रित भक्तिमार्गे के मस्तक 
पर पेर रखते हैं। अखिल विशुद्ध ज्ञान पूर्ण होने के कारण ही वेमा करते 
हैं। वे लोक विविध प्रकार के होने पर भी तुम उन सबको पशु के समान 
बांधते हो, अर्थात्‌ अपना प्रेम रज्जु से आबद्ध करते हो, मोहन शब्द 
करती है, अत्तः वंशी कही जानी है, ( भा०'१५।३५ ) 'शक्रमवे, परमेष्ठि 
पुरोगा: इस कथन से इन्द्रादि देवगण भी वशीनाद से विभोर हो जाते 
हैं, तुम्हारी प्रेम त्रिवशता को वाणी से अथवा उसके बीत्तन से बह सबको 
मुग्ध करती है, उसमें हेतु तुम्हारे साथ प्रेम वाले ही सुनिश्चित पदित् 
होते हैं, विशुद्ध भाव का प्रतिबन्धक ही अघ पाप होता है, उसका नाश 


च्य 


00 


छ क# धृतिस्तुति-व्याख्या ॐ १४१ 
प्रेम करता है, और इससे 5, क्ति सुपवित्र होता है, (भा० ३०२६) यान 
ब्रह्म शो रमादेवीइघुमूँध्नचघनूत्तये इत्यादि वचन से अघ वह ही है । 
जिस भाग्य विशेष से तुम्हारे प्रति भुद्धानुराग नहीं होता है, इस प्रकार 
जो जन विमुख हात हैं, वे सब पवित्र नहीं होते है, तुम्हारे भावनिष्ठ 
व्यक्ति के सङ्ग वी महिमा से ज्ञाननिष्ठ, ज्ञान मिश्रित निष्ठ व्यक्तिगण भी 
शुद्ध प्रेमरस मार्ग में प्रविष्ट होते हैं। 


नित्यग पो कहती है-- समस्त वस्तुओं से उत्क्कष्टत्व प्रदायक जिनका 
सख्य सुख है, ऐदी श्रीरात्रा के साथ ही जो जन तुम्हारी परिचर्या करते 
है, वे ही उत्कृष्ट हात हैं। श्रीराबा के एकान्त भक्तगण तुम्हारी सेवा 
भी स्जातन्त्रप से नहीं करते हैं। वे लोक राधा के परिजन हृते हैं, जो 
सब गापी स्तरतन्व्र रूप से तुम्हारी सेवा में रत हैं, उन सबके प्राप्ति साधन 
के प्रति एवं उन सब गोपियों के प्रति अवहेलना करते हैं, अति सौभाग्य से 
अन्य अनुरागीजनगण की भी अवहेला करते है । अथवा जा जन श्रीराधा 
शरणागत होकर तुम्हारे मनोरथ पूर्णकारी प्रीतिशील श्रीवृन्दावन में 


* निवास करते हैं, वे लोक निऋ ति, श्रीराधा विरह प्राप्त जिसकी राधा 


वी प्राप्ति नहीं हुई है, वह नित्र ति है, ऐसे तुम हो, बे सव तुम्हारे शिरं 
को पेर से स्पर्श करते हैं । श्री रारा को प्राप्ति जब नहीं होती है, तब तुम 
काम से विभोर होकर श्रीराधा के अनन्य परिजनों के चरणों में राधा 
का प्रसन्न करवाने के लिए शिखण्ड मुकुट के साथ हो लोट लगाते रहते 
हो, तुम उन सबके सङ्ग प्राप्ति सब प्रकार से कर लेते हो, जिस प्रकार 
स्वार्थी लोक प शु को प्राप्त करते हैं, मधुर अनुनय वचन से जिस प्रकार 
देवता की स्तृति की जाती है, त्िज्ञतर बेणे स्तृति की जाती है, अतिशय 
प्रसन्न बनाने को चेट्टा करते हो, सम्गान, दान मान, शेजा करते हो, जिन्तु 
राधाप्रिय मख्यरस संतृप्त की निष्ठा भी विलक्षण है, कृत सोहूदा:, राधा 
के प्रति सोभन हृदय हे, जिन्होंने श्रीराधा के साथ तुम्हारे मिलत कार्य 
सम्पादन किया है, उन सबको बलपूवेक अनुनय विनय पूर्वक क्रीड़ा हेतु 
कुञ्ज में ले जाने पर भी वे सब ही तुम्हारे सद्ध में विमृख होते हैं, राधा 
के साथ तुम्हारे जोस ङ्ग होता है, उसको ही वे सब बहुफान प्रदान करते 


१४२ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या # 
हैं, अपने को पवित्र करते हैं, श्रीराधानुगत्य को परिस्कृत करते हैं, $५ण 
सङ्ग वी इच्छा भी वे लोक परित्याग करते हैं, अपर की निष्ठा का इस 
प्रकार शिक्षा का आदशे मानकर उज्ज्वल आदशै स्थापन करते हैं ॥२७ 
त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधर, 
स्तवबलिमुद्बहर्ति समदन्त्यजयानिमिषाः । 
चर्षसुजोऽखिलक्षि तिपतेरिवविश्वसूजो, 
विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः ॥२८॥ 
सान्वय व्याख्या 
(हे भगवन्‌ ! ) त्वं अकरण: (इन्द्रियसम्बन्यरहितः अपि) अखिल 
कारक शक्तिधरः (अखिलानां प्राणिनां यानि बारकाणि इन्द्रियाणि तेषां 
शक्ती: घारयति प्रवत्तेयतीति तथा भवमि यत्तः) स्वराट्‌ (स्वयम्प्रवाश- 
मानः) वर्षे भुजः (खण्डमण्डलपतयः) अखिलक्षितिपतेः (महामण्डलेश्वरस्य) 
इव अनिमिषाः (देवाः) विश्वसृजः (ब्रह्मादयः च) अजया अविद्या वृताः 
सन्तः तव बलि उद्वहन्ति (पूजांकुवेन्तीत्यथ ) समदन्ति (मनुष्येदेत्तं 
हव्यकव्यादि लक्षणं बलि भक्षयन्ति च) । यत्र येतु अधिकृताः (नियुत्ता: ' 
ते) भत्रतः चकिताः (भीताः रुन्तः) विदधति (तत्तत्कर्म कुर्वन्ति) ॥२८॥ 
श्रीसनातन सम्मता व्यास्या-- (श्रीमगवत्तोऽत्रहयसेव्यता प्रतिपादनाय 
श्रीब्रह्मादीनामपि सेब्प्रत्वमाहुः) अजय ] (हे अजित !) त्वं अकरणः 
(क्रियारहितः अपि) अखिल कारक शक्तिघरः (विश्वसृजांशक्तिधरः भ मि, 
यतः) स्त्रराट (स्वेन स्वरूप भूतचिच्छक्ति दिलामेन रासक्रोड़ा दिना राजसे 
इति तथा) वर्षभुज: अखिलक्षितिपते, इव विश्वसृजः ब्रह्माद्याः अनिमिषा: 
(देवा:) तव बलि उद्वहन्ति (सेवां कुवेन्तीत्यथेः) समदन्ति (मानवेदेत्त 
पुजोपहारं भक्षयन्ति च) यत्र यस्मिन्‌ ऐश्वर्ये ये (ब्रह्मादयः) लु अधिकृताः 
(ते भवत: चकिताः (भीताः सन्तः) विदधति (तेन ऐश््वयें ण भवतः सेवां 
कुबेन्तीत्यर्थेः) ॥२८॥ 
हे भगवन्‌ ! आप इन्द्रिय सम्बन्ध रहित होकर भी अखिल प्राणियों 
की इन्द्रिय शक्ति का प्रवर्तक हैं, कारण आप स्वय प्रकाशमान हैं। जिस : 


# श्रृतिस्तुतिळ्याख्या अ १४३ 
प्रकार खण्डमण्डल के अधिपतिगण महामण्डलेइवर की पूजा करते हैं एवं 
निज प्रजागण द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपभोग करते हैं, उस प्रकार देवगण 
एवं श्रीब्रह्मा प्रभृति अविद्या परिवृत होकर आपकी पूजा करते हैं, एवं 
मनुष्य प्रदत्त हृत्य कव्यादि लक्षण भोग्य सामग्री का उपभोग करते हैं । 

और आप जिस कार्य में जिसको नियुक्त किये हैं, वे सब आपके भय से 
भीत होकर अवहित चित्त से तत्तत्‌ क्म सम्पादन करते हैं ॥२८॥ 


श्रीसनातन सम्मत व्याख्या--श्रीभगवन्‌ की भवश्यसेव्यता 
प्रतिपादन के लिए आप श्रीब्रह्मादि के सेव्य हैं, कहते है-हे अजित! 
भाप क्रिया रहित होकर भी विश्‍व स्रष्टागण के शक्तिधर हैं, कारण आप 
स्वरूपभूत चिच्छक्ति विलास अर्थात्‌ रस क्रीडादि द्वारा शोभायमान हैं। 
जिस प्रकार खण्ड मण्डल के अधिपतिगण अखिल मण्डलाधीशवर की सेवा 
करते हैं, एवं स्व प्रजागण कत्त क प्रदत्त भोग्य वस्तु का उपभोग करते 
हैं, उस प्रकार श्रीब्रह्मा प्रभृति देवगण आपकी पूजा करते रहते हैं, एवं 
मानव प्रदत्त पूजोपहार उपभोग करते हैं। और आप जिस ऐश्वर्य में 
श्री्रह्मा प्रभूति को नियुक्त किये हैं, वे सब आपके भय से भीत 
होकर उस ऐश्वय के द्वारा आपकी सेवा करते हैं ॥२८॥ 


भगवान्‌ सबसेव्य हे--पश्वदश शर त्याभिमानिनी देवता स्तुति करते 
हैं, श्र ति--(१) अपाणि पादः जवनः ग्रहीता, पश्यति अचक्षुः स शृणोति 
अकणेः ! स वेत्तिवेद्यं, न च तस्म वेत्ता, तम्‌ आहुः अग्रध पुरुषं पुराणम्‌ । 
श्रीहरि, हस्त न होने पर भी ग्रहण कर सकते हैं, चरण न होने पर भी 
गमन कर सकते हैं, चक्षु न होने पर भी देख सकते हैं, कर्णं न होने पर 
भी सुन सकते हैं, आप वेद्य होकर भी सब जानते हैं, उनको जानने बाला 
कोई नहीं है, उनको अग्र पुराण पुरुष कहा जाता है। 

श्रूति¬(२) प्राणस्य प्राणमु उत चक्षुषः चक्षु: उत श्रोत्रस्य शरोत्रं 
मनसः ये मनः विदुः ते निविचिक्युः ब्रह्म पुराणम्‌ अग्यम्‌ । आप प्राणों 
के प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन हैं, जो लोक आपको 
जानते हैं, उनकी भाषा में आप पुराण अग्रध हैं । जो लोक जिस अधिकार 
में श्रीहरि के द्वारा नियुक्त हैं, वे लोक भधिकारोचित कर्म पालन में रत 


- १४४ $$ श्रुतिस्तुति-व्याख्या इः 
हैं, श्रीहरि की आज्ञा पालन ही उद्वहन्‌ है, आज्ञा धारण ही मुख्य 
सेवा है । 

श्रति~(३) 'भीषा अस्मात्‌ वातः पवते, भीषा उदेति सूर्यः, भीषा 
अस्मात्‌ अग्निः च इन्द्र: च मृत्यू धावति पच्चम : ईश्वर वी भीति से वायु 


प्रवाहित होती है, सूर्ये उदित होता है, अग्नि इन्द्र निज कत्त॑व्यरत हैं । ` 


बच्च॒म जो मृत्यु है, वह भो आपके भय से कालवश प्राप्त प्राणिगण को 
लेकर सर्वत्ष विचरण करती है। 
स्वामीचरण के मत में-- 
अनिन्द्रियोऽपि यो देव सर्वकारक शक्तिधृंक्‌ । 
सर्वज्ञ: सर्वेकर्ता च सवेतेव्य नमामि तमु ॥ 
जो अनिन्द्रिय होकर भी सर्वेन्द्रिय शक्तिधर हैं, वह द्याक्षनात्मक 
पुरुष सर्वेज्ञ मर्वकर्ता सर्वसेव्य हैं, उनको प्रणाम करता हू ॥२८॥ 
श्र्‌ तिरूपा आहुः--अखिलकर्त्ता भगवान्नारायण स्तस्थाषि शक्ति 


- त्वमेव धारयमि, त्वदाश्रितमहाशक्तथा तत्तच्छक्ति स्वीकारस्तस्य, ) . 


त्वच्छक्ति ब्चेन्नधा स्यति, तदा सोऽपि कुण्ठित शक्ति भेवतीति भाव:। 
झकरणो. निजमहाशक्तिप्रवत्तेनादिरहित:, त्वत्‌ सन्निधानादेव त्वन्महा- 
शक्तिः स्वयमेव प्रवत्तत इत्यर्थः । तत्‌ कुतः ? स्तरैर्भक्तं: सह राजते निज 
निज परम मदैश्वय्येऽर्थं हष्टिरित्यर्थैः । सर्वे अनिमिषा अलुप्तज्ञानशक्तया 
भगवतस्तव बलिमुद्रहन्ति, आज्ञा कुवेन्ति समदन्ति सम्यगदन्ति च, नित्य 
निरवद्यत्वेन सदास्वानन्द तृप्तत्वेईप ब्रह्मादि समस्त देवमुनि वर्यादि कृत- 
स्वुत्यादि श्रवण सुखमनुभवन्तीत थे: । अजया त्वच्छक्तघा विश्वसृजो 
भगवतो भीतामवबदाश्रितमहाशक्तितो भयाकुलाः, को बेद कि करोतीति। 

निस्य गोप्यस्तु आहुः-त्त्रमकरणो राधातिरहे सर्वेन्द्रिय वृत्ति रहितो 
राधादर्शनादिक विनेष्ट क्रियान्तर शून्य इति वा स्वराजा श्री राधयेव 
सक्तया कृत्वा अखिलानामिन्द्रियाणां शक्तीर्धास्थति | तथा स्वस्य राद 
दीप्षियंत:, स्वस्य नियन्त्रीति वा । अनिमिषा गोप्यः, अजया राधयासह 
: ` झजति क्षिपति लावण्य वेदग्ध्यादिभिरन्या इति अजाराधा। न जायते 


हा 


अ धृतिस्तुति-व्याख्या ऋ १४५ 
इति बा, सा हि नित्य किशोरी तव बलि पूजां कुर्वती, यद्वा, अजया 
गुणंरजया न विद्यते जया उत्कर्षवती अस्या इति वा। तया राधया सह 
निमिषन्ति स्पद्धन्ते या इचन्द्रावल्याद्यास्तव बलिमुद्वहन्ति, स ङ्गार्थ मिति- 
शेष: । सङ्गत्य अदन्ति, त्वां भुञ्जते च तव कथम्भूतस्य ? अखिला क्षिति 
वृन्दावन भस्तन्‌ सत्तेः श्रीराविकाया वर्षभुजः परमसुखवर्षं भोगिनो 
राधाया विश्वसृज इव वृन्दावनगत रसविलामानां स्वं स्रष्टा इव ये 
परिजना यत्र अधिकृताः कुञ्जपरिष्कार गन्धस्रगाभरण निर्म्माणादौ ते 
तदेव स्वस्यकार्यं विदधति, चक्तिता भीता भवतः प्रेमतः सन्ततं 
भवन्त्येव, नलु विच्छिद्यन्ते भवतः । विश्वेसुज इति तव समस्त कार्याद्यु- 
त्कर्षेस्य सेव स्रस्ट, तत्‌ सक्चिधावेवाविर्भावात्‌ ॥२८॥ 


श्र्‌ तिरूपा कहती है--अखिलकर्त्ता भगवान्‌ नाराणण हैं, उनको 
शक्ति प्रदान तुम ही करते हो, तुम्हारी आथिता महाशक्ति के द्वारा ही 
उनमें शक्ति होती है । तुम्हारी श्राश्रित शक्ति का अवलम्बन प्राप्त न होने 
पर श्रीनारायण की सृश्चादि कार्य करने में शक्ति कुण्ठित होती है। 
अकरण हो, निज महाशक्ति के प्रवरत्तादि कार्य रहित हो। तुम्हारे 
सन्निधान से ही तुम्हारी महाशक्ति स्वयं ही कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होती है, 
वह केसे होता है ? निज भक्तगण के साथ ही विराजित हैं, तिज परम 
महैश्वर्यं में प्रयोजन दृष्टि भक्त त्रिनोदन के लिए होती है । सकल अनिमिष 
अलुम्रज्ञान शक्तिगण भगवान्‌ आपकी बलि प्रदान करती हैं, आज्ञा पालन 
करती हैं, सबैथा सेवा सुख का आस्त्रादन करती हैं। निरवद्य सदा निज 
आनन्द आस्वादन तृप्त होने पर भी ब्रह्मादि समस्त देवमुनि वर्षादि कृत 
स्जुत्यादि से सुख का अनुभव करती हैं । अजा तुम्हारी शक्ति है, उससे 
विश्व स्रष्टा भगवान सूजन्‌ करते हैं, उनसे सब भीत हाते हैं, आपकी 
आश्रित महाशक्ति स सब भयाकुल रहते हैं, कौन जाने, बया करेगी ? ।२८ 


नित्यगोपी कहती हैं - त्वमकरणः, श्रीराधा के विरह से सकल 
इन्द्रिय बृत्ति रहित हा जाते हा, श्रीराधा दर्शनादि के बिना गिज समस्त 
प्रयाजनीय क्रियान्तर शून्य हो जाते हो । स्त्रराजा, श्रीरावा के साथ युक्त 
होने पर भी सकल इन्द्रियों में शक्ति आ जाती है, एबं अपनी दीम्ि भी 


१४६ ऋ श्रुतिस्तुति व्याख्या ई 


श्रीराधा से होरी है, अपनी नियन्त्रण कारिणी शोराधा ही है, अनि£-षा 
गोपीगण हैं, अजा राधा के साथ ही लावण्य बेदग्ध्यादि को प्राप्तकर उपसे 
अपर क पराभूत करती है, इम प्रणार अजा शड T अथराया होता हं । 
न जायते, जो उत्पन्न नहीं होती है, इससे भी अजा शब्द राधा का बोधक 
है, वह राधा नित्य किशोरी है, वह तुम्हारी पूजा कस्ती उपहार 
प्रदान कर तुम्हें निरन्तर सुखी करती है, अथवा गुणों से जो राधा सर्वथा 
अजेया है, उससे कोई भी उत्कर्षवती नहीं है, उन राधा के साथ 
चन्द्रावली प्रभृति स्पर्धा करने वाली होती है, वे सव भी श्रीराधा सङ्ग 
प्राप्त करने के बहाने से तुम्हें उपहार प्रदान करने के लिए आती रहती 
हैं, मिलित होकर उनकी भी आस्व्रादन करारी है, तुम किस प्रवार हो? 
अखिलाक्षिति, बृन्दावन भूमि उसका वास्तविक स्वामित्व श्रीराधा का 
ही है, श्रीरावा ही श्रीवृन्दावन भूमि की साम्राज्ञी हे, विश्वपति को आनन्द 
प्रदान करने के लिए जिस प्रकार विश्वपति के परिकरगण निज-निज 
कार्य में रत रहते हैं, उप प्रकार ही अखिल साम्राज्ञी श्रीराधा को सुखी 
करने के लिए वृन्दावन के रसविलाम के स्रष्टा उनके परिजन वर्ग निज- 
निज अविक्रारोचित कार्थ को कुञ्ज परिष्कार गन्ध, माल्य, आमरण 
प्रभृति के निर्माणादि का करते रहते हैं। निरन्तर बे सब तुम्हारे प्रेम से 
निरन्तर चकित भीत होकर रहते हैं, तुमसे कभी वियुक्त नहीं हैं, वह 
विश्व स्रष्टा है, श्रीराधा के तुम्हारे समस्त कार्योत्तषे की स्रश है, उनके 
सन्निधान में ही तुम्हारे सब कुछ उत्कर्ष आविर्भूत होते हैं ॥२८॥। 


स्थिरचरजातय: स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो, 

बिहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः। 

नहि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेत्‌, 

वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥२४६॥ 
सान्त्रयव्याख्या 


विमुक्त ! (हे नित्यमुक्त ! ) ततः (अजातः) परस्य (दूरेवर्त मानस्य 
भसङ्गस्येत्य्थेः) तव यदि (यदा) अजया (मायया सह्‌) उदीक्षया (दर्शन 


४ 


नें: श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ १४७ 
लेशेन) विहर (विहार: क्रीड़ा. भवति तदा) उत्थनिगित्तयुजः (उत्थानि 
ईक्षयेव आजिर्भूतानि निमित्तानि कर्माशि तत युक्तानि लिङ्ग शरीराणि 
वाते; युज्यन्ते इति तथा) स्थिरचर जातयः स्थिरा. च चराः जङ्गमाः च 
जातयः जात्यालिङ्गिताः देहा येपां ते जीवाः) स्युः (भवेयुः) वियत इव 
(आकाश समस्प) शून्पतुलां (शून ।साम्य) दधतः (भजत: इत थे ) अपद्स्य 
वाङ मनसयारगोचरस्प) परमस्य (परमकारुणिकस्थ) तव नहि कश्चिन 
अपरः (स्त्रीयः) न परः (अस्त्रीयः च भवेत्‌) ॥२९॥ 

श्री नाउन सम्मता व्य,ख्या-श्री वृस्दावनवामिनां सेवामाहुः। विमुक्ता 
(हे महात्रदान्यशखेर !) परस्य पुरुपोत्तगस्य (तव अजया योग निद्रया 
हेतु भूतया अपि कि पुनः लीला शक्तधा) यदि विहरः (विहार: क्रीड़ा 
भवति) ततः (तहि अआ श्रीवृत्भावनस्य) स्थिरचर जातयः (स्थिराः 
द्रमलतादय: च चरा मयूर भृङ्ग कार्किलादय: क जातयः श्रीदामादयः, 
तथा व्रजसुन्दर्यः च तथोक्ताः) उदीक्षया (साभिलाषावलोकनेन) 
उत्वनिशि्तयज' (उत्थाति यानि निमित्तानि विहारवारण्यनि तेषां यक्‌ 
योगः यासु तथाभुताः) स्युः (भवयः) परमस्य (असमो द्वस्वतन्त्रादि बेभवस्य) 
अपदस्य (मन आद्यगोचरस्प) वियतः इव शून्यतुलां दधतः तव नेहि 
कहिचित्‌ अपरः (मिश्र) न परः (शत्रुः च भवेत्‌) ॥२६॥ 


हे नित्य मुक्त ! आय माया सङ्ग रहित होकर भो जब माया के 
साय दशेन लेश द्वारा क्रीडा करते हैं, तब आपका दर्शन लेश सम्भूत वम 
युक्त स्थावर जङ्गम जाति सम्पच्च जीवगण उत्तन्न हाते हैं, और आकाश 
सहज शन तुल्य अवाऊ मनस गोचर (मन वाकय का अगोचर) परम 
कारुणिक आपका आत्मीय अथवा पर कोई नहीं है, आप सबकी समहष्टि 
स निरीक्षण करते हैं ॥२९॥ 

श्रोसनादन सम्ण्त व्याख्या श्रीवृ्टावनवामि समूह को भजन 
दक्षता को कहते टे है महावरान्य शेखर ! प्रस्षोत्तम ! आण्की क्रीडा 
यदि योगनिद्रा हेतु भत भी होतो है, लीळा शक्ति हेतुभूत द्रीड़ा वीतो 
कथा ही कया है. तो भी आपा माभिलापपूर्ण अवलोकन से श्रीवृन - 
वनस्थ द्रुम लतादि पुष्प पल्लव युक्त, मयूर, भ्रगर, कोविल प्रभूनि निज 


१४८ #अ्तिस्तुति-व्याख्या अ 

जात्युक्त मधुर ध्वनि युक्त एवं श्रीद्षम प्रभति तथा ब्जमुन्दरीगंण 
यथोपयुक्त वेषभूषण नर्मादि युक्त होते हैं। और परम ! (अर्थात्‌ असमो द्व 
स्वातन्त्र्यादि बेभववान्‌) मनः प्रभूति का अगोचर एवं आकाश के समान 
शून्य साम्य सम्पन्न आपका शत्रु मित्र कोई नहीं है । अर्थात्‌ सबके प्रति 
आपकी समान दया है ॥२६॥ 


सबका जनक आप हैं, पष्ठदश श्रूत्यभिमानिनी देवता स्तुति करते 
हैं । प्रश्‍न ईक्वर इन्द्रिय प्रवत्तंक हैं, इसलिए क्या इन्द्रिय परलन्ल्न नरगण 
उनका भजन करते हे? उत्तर-जीवगगा उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 
जीवगण ईश्वरे परतन्त्र हैं । श्र ति: (१) यथा अन्नः क्षुद्राः विस्पुलिङ्गाः 
व्युञ्चरन्ति एबं एव अस्मात्‌ आत्मतः सर्वलोकाः देवाः सर्वाणि भूतानि, 
स्वे एते आतमनः व्युच्चरन्ति । जिस प्रकार एक अग्नि से स्वल्प विस्फुलि ङ्ग 
विविध वल्लि कणा उतपन्न होती है, उस प्रकार इस आत्मा से जीवगण 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इ्द्रिय कर्ममल, अग्नि आदि अधिष्ठाता 
देवगण ब्रह्मादि स्थावरान्तभूतसमूह उत्पन्न होते हैँ । सङ्कुल्पमात्र से ही 
सब उत्पन्न होते हैं, ईक्षण निमित्त आविर्भून कमे के साथ यूक्त होकर 
जीव का जन्म होता है । ईश्वर में वैषम्य नहीं है, ईश्वर परम कारुणिक 
हैं । श्रुति में शून्य, पूर्वेकर्ता कथित है~(१) असत्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ 
ततः वे सदजायत, यह जगत्‌ पहले असत्‌ अधिद्यगान था. सृष्टि के समय 
सत्‌ रूप में आविर्भूत हुआ ? उत्तर शून्यतृलां दधतः तब” आप शून्य 
की समानता को प्राप्न करते हैं, कारण आप 'अपदस्य' 'अपद' अर्थान्‌ 
वाक्य मन का अगोचर हैं, इसलिए आप शून्य की भाँति प्रतीत हाते हैं । 

स्वामिचरण कहते हैं-- 
त्वदोक्षणवशक्षोभमायाब्ो धित कर्मन्िः । 
जातान्‌ संसरतः खिन्नान्‌ नृहरे पाहि न पितः ॥ 

हे नृहरे ! हे पितः (जनक) तुम्हारे ईक्षण से माया क्षुब्धा होती है, 
उस माया के द्वारा कमं उद्बुद्ध होता है, उस कर्म से हम सव उत्पन्न 
होते हैं, संसरणशील खिन्न हम सब की रक्षा करो ॥२६॥ 


# श्रतिस्तुति व्याख्या ॐ १४६ 
श्र तिरूपा आहः-- ते तव अजया राधिकया सह विहरे विहरत्यत्रेति 
विहरं वृन्दावनं तत्र स्थिरचर जातयो भवन्ति । कदा ? यदि राधया सह 
पर्स्प तवोदीक्षया प्रेमाद्रेदटा २त्यिकानि निमित्तानि पूवजन्म सुक 
तद्दासनास्तर्यक्ता भःन्ति। बहु जन्गसु वृन्दावने स्थिरचरशरी र प्राप्त्यथ 
कृतानां सराध-त्वत्तोषि कमेणां त्वदीक्षयेव उद्दोधे सति। परस्दत्यनन 
प्रपच्चान्तह ष्टिमया कृतेवेति सूचितम्‌ । कथम्भूताः स्थिरचर जातय 
बिमक्त ततो विमुक्त विशिश मुक्तिः, लिशिश वा मुक्ता यन तदेकान्त 
राधाकृष्ण प्रेमरग वेभवं छन्5स्ति स्मरण दशनवर नाडिना। एतेन 
प्राक्रलस्वं निरस्तम्‌ । यहा विगत] मुक्ता रास न्ित्ःमुक्त स्वरूप ब्रह्म वा 
मृक्तिर्वा छद्ात्मब्रद्वास्वषूyपा स्थितिरूपा सस्गत्ताटश शुद्धप्रेःत्मवस्तु 
प्रकाशयदीति विमुक्तः शुद्धग्रेम रस शक्तिमत्‌ परब्रह्म. तद्रेपेण वा ठेन्Jन्ति 
निजस्वरूपं प्रकाशयस्ति एवं शुद्ध भात्र वागनया जाता अत्रत्य स्थिरचरा 
त्युक्तम्‌। शुद्धप्रेमरस विना च तव परग स्य पूर्णाशुद्धरस: कोऽपि स्वोयश्च 
~ न भवेत्‌, परश्च न भवेत । अन्यत्र दृष्टिरिव तव नास्तात्ाथः। तत 
थम्भुतस्य ? वियत इव आकाशस्येव केनापि सद्भरहित स्य शृरूठुला 
ध्दधत शुद्धप्रेममयस्वरू प सदपि नान्येणां स्फु ति, छुद्भप्रेम रि तेस्त्व कदापि 
आकागतन्न संसुज्यसे, शन्यवञ्चाणुमात्रम्पि न प्रबाशम इत थः । 
नित्य गोप्पस्तु आहुः--यदि तव दीक्षया कृपाद्रहशा राधया सह तव 
विहारो भवति, तदा स्पिरचर जातयोऽजरा राधया तदृत्थनिगि त्तन 
श्रीराधानुराग प्रयुक्त विहार निपित्तेन युज्यन्ते, ब्रीडानुहू ला भवस्तोत थः । 
यदि तदुत्व तिरि त्तयूजः स्मुर्भैवन्ति तदा उदीक्षरा रावया सह तव बिहार; 
स्यादिति परस्य कीड़ार्थमेव सदा व्यॉफियिमाण्स्य गहावे लि समाद 
लव स्तरीय: परञ्च कोऽपि न भवेयं स्फुरेदिति। वियत इवान्यसज्ग 
a मम्भावनारहितस्य शन्तत॒तां दत्तः अन्पा गोचभ्स्यत्टथः । ।२९।। 


श्रुतिरूपा गोपी कहती है--अजा श्रीराधा के साथ विहार भूमि 
श्रीवृन्दावन में स्थावर जङ्गम प्रश्नति प्राणी होते हैं कब होते हैं? यदि 
श्रीराचा के साथ तुम्हारी प्रेमाद्रेहटि होती है. उस समय पूर्वजन्म सुकत 
के कारण तुम्हारी सेवा करने की वारुना होती है, झर र्व प्राण उस 


१५० अ श्रतिस्वुति-ब्याख्या ॐ 
वामना से यूक्त होकर ही उदित होते हैं, श्रीवृत्दावत में स्थावर जङ्गम 
शरीर प्राप्ति के लिए अनेक जना तुम्हारे सन्तापप्रद कर्माचरण करने से 
उन सबके प्रति तुम्हारी कृपाहृष्टि हाती है, और उद्बुद्ध होकर ही वे सब 
लीला के समय आनुकूल्य परायण होकर सब उदित होते हैं, 'परस्य' शब्द 


से प्रपच्चान्त ह्र भी तुम से होती है. सूचित होता हैं, स्थिरचर जातय_ 


किस प्रकार होते हैं ? विमुक्त तत: जिन्दोन मुक्ति वासना से अपने को 
मुक्त किया है, अथवा जिन्होंने एकान्त राधाकृष्ण प्रेमरस वैभव को 


३, 


स्मरण देन वन्न द्वारा प्रचार प्रसार कर अपने को मुक्त बना लिया है। 


इससे उन सभी में प्राकृतांश होने की शङ्का का समाधान भी हू 
गया है, यद्दा, जिसय मुक्तता चली जाती है । ऐसे नित्य मुक्त स्वरूप ब्रह्म 
अथवा मुक्ति बुद्धात्मा ब्रह्म स्त्रूपावस्थिति रूप अदस्था जिससे होती 
है, उम शुद्ध प्रेगात्म वस्तू को प्रकाश करते हैं, इस प्रकार विमुक्त शुद्ध 
प्रेमरस शक्तिमन्‌ ब्रह्म ही परब्रह्मा है, उत स्वरूप को प्रकट करते हैं एवं 
निज स्वरूप को प्रकाश करते हैं, इस प्रकार शुद्ध भाव दायनासे ही 
उतश्च वृन्दावन के स्थावर जङ्गम प्रभृति होते हैं । युद्ध प्रेमरस के बिना 


काई भी शुद्ध प्रेमरम स्वरूप का अपना नहीं होता है, और पर भी नहीं 


हाता है, अन्यत्र तुम्हारी हदि ही नहीं है । तुम किस प्रवार हो ? आत्राश 
की भाँति हो, ग्रागजञ जिस प्रद एर किसी वा साङ्ग नट्ट हं करता 
है, उस प्रकार तम शी शन की भाँति होते हो , शुद्ध प्रेम स्वरूप होकर 
भी अन्य के पात स्फूत्ति "प्तनह्ो हेते हो शुद्ध प्रेमन्द्वित जनगण कदापि 
तुम्हारे माथ आदाश के समान भी सम्पर्क स्थापन करने में से मर्थ नटीं 
होते हैं. अून्यवत अणुमात्र भी प्रकाशित नहीं होले हो ॥।२९।। 

नित्यगोपी कहती है-यदि तृम्हारी कृपाहटि बा विहार थोराध T 
के साप हाता है, नव स्पागर जङ्गगात्मक समस्त पदार्थ श्रीराधा के 
र्ग श्री रावानु राग प्रयुक्त विद्वार सम्पादन में संलग्न हेते हैं। सकल 
पदार्थ क्रीडानूकल हो जाते हैं। यदि उस प्रकार विजार सम्पादन के 
निमित सब वनसे हैं, तब ही श्रीराथा के साथ बिहार सम्भत्र होता है, 
सदा क्रोट्राके लिए सक्रियरत महा सम्पद युक्त महादे लि परायण तुम्हारा 


कन 


~ 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ १५१ 
स्वपर भेद नहीं रहता है, अर्थात्‌ निज पर स्फूत्ति नहीं होती है, 
वियत इव आश की भाँति अन्य सङ्ग बी सम्भावना होतम्हार मे चढा 
है, अतएव अन्य का अगोचर होकर शून्य के समात प्रति+ होते हो ।२& 


अपरिमिता ध्‌ वास्तनुभृतो यदि सर्वगता, 
स्तहि न शास्यतेति नियमो ध्रव नेतरथा । 


अजनि च यन्मयं तदवबिमुच्यनियन्तृ भवेत्‌, 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्ठतया ॥३०॥ 


साऱन्त्रयव्याख्या 


हे घव ! ( नित्य ! ) यदि तनुभृतः (जीत्राः) भपरिमिता (अनन्ता ) 
धरुत्राः (तेनेव रूपेण नित्याः) सर्वेगता: तहि, शास्यता (समत्वात्‌ नियम्यत्ता 
इति नियमः (नियमनं) न, इतरथा (अन्यथा, तथा) न (शास्यत्वराभावः 
नो घटत एवेत्यर्थः) यन्मयं (उपाधितो यद्विवार प्रायं जीवाख्य) अजनि 


१ (जातं) तत्‌ (ब्रह्म) अत्रिमुच्य (कारणतया अपरित्यज्य) नियन्तृ (नियामक) 


भवेत्‌ (अतः) सम यत्‌) (ब्रह्म) अमुजानतां (जानीम इति वदतां) मत 
दृष्टतया (मतस्य ज्ञातस्य दृष्टया दोष श्रवणात्‌) अमतं (अविज्ञात प्राय 
भवतीत्यर्थः ।।३०।। 


श्रोसनातन सम्मता व्यास्या-- (ननु ब्रजवामिषु मत्प्रेमा कथं ज्ञातः 
तेषां सर्वेपां पुत्रत्त्रस्वीवारात्‌ इति चेत्‌ न ते खलु जीवा एव भवन्तु कि 
मिति तद्रपाइत्यच्यते) ध्रव ! अपरिमिताः (असंख्याः) श्रवाः (नित्याः 
सर्वगताः यदि तनुमृतः (जीवाः स्युः) तहि न शास्ता इति नियमः 


7 (नियमनं) न, इतरथा (तेषां ताहृश जीवत्वं विना सम्भवेदितार्थ ) यन्मयं 


(तव स्वरूप भूतं वत्स वत्मपालादिरूपं) अजनि (प्रादुर्भूत) तत्‌ (तब 
स्त्ररूपं अविमुच्य नियन्तृ भवेत्‌ समं (त्यतू समं अन्यं) यत्‌ अनुजानतां 
(तत्‌) मतदुष्टतया अमतं (श्रीब्रह्मादिभिः सह तवाभेदेऽपि परमश्यादिना 
परम वसाहऱ्यमित्यथः ॥३०॥ 


१५२ कै श्रृतिस्तुति-व्याख्गा कै 

हे नित्य स्वरूप | यदि जीवगण अनन्त नित्य एवं सर्वगत होते हैं 
तब आपके साय तुल्गता प्रयुक्त 'आपके नियम्य हैं यह नियम नहीं रहेगा । 
और यदि उम प्रचार नहीं होते हैं, (अर्थात्‌ जीव सकल अनन्त नित्य व 
सर्वेगत नहीं होते हैं) तव आपमें उक्त शामन वाक्य ज्युक्त होता है 
कारण औयाधिक रूप में विवारमय जीव उत्पन्न हाते हैं, ये सब ब्रह्म 
कारगात्व से निमम्पत्व होते हैं। अतएव सम जा ब्रह्म हैं, 'उनका हम सवो 
जानते हैं, इम प्रकार कथन परागण व्यक्ति का मत दृष्टत्व हेतु अमत है, 
(अर्थात्‌ उतको जानता अपम्भव है) ॥३०।। 

श्री सतातन सम्मत व्याख्या--व्रजवामी में जो मेरा प्रेम है, उसको 
केसे जाना ? यदि कहो कि उन सबके पुत्रत्व अङ्गीकार करने स ही जान 
गयी । ऐसा नहीं है, वे सव तो जीव ही हैं, तब क्यों तद्रूप कहती हो ? इस 
प्रकार श्रीकृष्ण की आशङ्का को जानकर श्रृतिंगण कहती हे-हे नित्य 
स्थेरूप ! असंख्य, नित्य व सर्वगत यदि जीव होता है, तब 'शास्पता' रूप 
नियम लागू नहीं होगा । बेरा नहीं है, अन्यथा (अर्थात्‌ जीव असख्य नित्य 
व सर्वेगत न होने पर) उक्त नियम की सम्भावना होगी । आपके स्वरूप 
भूत वत्स वत्मपाल प्रभृति उत्पन्न होकर आपके स्वरूप का परित्याग न~ 
करके ही निगन्ता होते हैं, और आ.के समान अपर कोई है, इस प्रत्रार 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति का मत दुष्ट हेतु सब प्रकार से अमत है, (अर्थात्‌ श्रीब्रह्म 
रुद्रादि के माय आएका अभेद रहने पर भो परमखर्य द्वारा परम भिन्नता 
है, यह निश्चित है ॥३०॥ 

आप तियामक हैं--सम्रदश श्रुत्यभिमानिनी देवता स्तुति करते हैं, 
तार्किक मत इस प्रकार है-यदि अविद्या एक हो, और जीव भी एक हो, 
तब एक जीव को मुक्ति से सब जीव वी मुक्ति प्रसङ्ग होगा । औरौर यदि 
जीव एक हाता है, और अविद्या भनेक तब तो मोक्ष होगा ही नहीं ~ 
कारण जीव एक अविद्या से मुक्त होते न होते अपर अविद्यास बद्ध 
होगा, इस प्रकार से अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा । अतएव आत्मा अनेक हैं, 
आत्मा थरि अणु परिमाया अर्थात्‌ सूक्ष्म एवं देह स्थूल होता है, देह 
व्यापी चउन्य हाना सम्भव नहीं है, आत्मा यदि देह परिमाण है व हृदय 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्यार्या ॐ १५३ 
परिमाण होता है, तो मध्यम परिमाण सावयव होगा अतएव अनित्य 
हागा ! आत्मा का परिमाण नहीं है, अतएव बह नित्य है, अतएव आत्मा 
अनेक सर्वेगत एवं नित्य है। 

वैदिक मत में एक जीव की बद्धता से और मुक्ति से सब बद्ध एवं 
>> मुक्त होगा, इस प्रकार दोष नहीं होगा, कारण अविद्या की क्रियाशक्ति से 
बद्ध एवं विद्या की ज्ञान शक्ति से मोक्ष होता है, ईश्वर में संसार होने की 
शङ्का क्या हो सकती है ? समष्टि उपाधि एवं अखण्डता हेतु ही ईश्वर 
का ईश्वरत्त्र है । ईश्वर विद्या शक्ति प्रधान है, अत: उनमें संसार की 
सम्भावना नहीं है, विशेषतः सकल श्रुति में भ्रात्मेक्य की वर्णना है। 

(१) एक एव तु भूतात्मा भृते भृते अवस्थित एकधा बहुधा चेव 
हश्यते जलचन्द्रवत्‌ विशेषतः, आत्मा, नाना सर्वगत एवं नित्य यह 
ताकिक मत है, इसका सहन अन्तर्यामी ब्राह्मण नामक वेद नहीं कर 
सकता है । तनुभूत जीव, यदि अपरिमिता नाना, एवं वस्तुतः अनन्त ध्रुव 
नित्य सर्वगत होता है,तब वह आपके समान होगा,न शास्ग्रता,शासनाधीन 
होना अपम्भव हागा। हे ध्व ! आपसे नियमन नहीं होगा। इतरथा, 
अन्यपक्ष में जिससे जो उत्पन्न होता है, वह उससे नियन्त्रित होगा, इस 
नियम से जीव आपसे उत्पन्न है, अतएव जीव का आप नियामक हैं 
विस्फुलिङ्गा आग्निसे उत्पन्न है, अतएव अग्नि विस्फुलिङ्ग का 
प्रकाशक है। 

ईश्वर को क्या शब्द से जाना जाता है ? 'अनुजानतां' जो लोक 
कहते हैं कि मैं उनको जानता हुँ, वह मत अमत अविज्ञात है, ईश्वर 
अविषय हैं, विशेषतः “मत दुष्टतया' ज्ञात वस्तु दोष युक्त होती है। 

श्रुति यस्यमतं तस्यमतं, मतं यस्य न वेद सः । 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम्‌ अविजानताम्‌ ॥ 
ब्रह्म जिसका अविदित, उसका सुविदित है, जो कहता, मैं जानता 
हुँ, उसने नहीं जाना है, (२) अवचनेन एव प्रोवाच । स ह तुष्णीम्‌ बभूव । 
वेदान्त शास्त्र अध्ययन के पश्चात्‌ गुरुकुल से भागतपुल्नको पिता ने 
पूछा, हे पुत्र ! प्रत्यक्ष ब्रह्मा को तुमने क्या जाना है? पुत्र ने सिर हिला 


छ 


१५४ के श्रृतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
कर सड्भेत किया, इससे पिता जान गया कि पुत्र ब्रह्म को जाना है। 
पश्चात्‌ पिता ने कहा (३) यदि मन्य से सुवेद इति दहुमु एवम्‌ अपि नूनं 
त्वं वेत्य ब्रह्मण:रूपमु यदस्प्र त्वं यदस्य देवेषु । यदि कहा कि मैं ब्रह्म का 
स्वरूप जान गया हूँ तब तुम 'दहु' हो अर्थात्‌ स्वल्प भी नहीं जानते हो, 
भूमाख्य ब्रह्म सुवेद्य नहीं है । 
स्त्रामिचरण कहते हैं-- 
अन्तर्यन्ता सवंलोकस्य गीतः श्रृत्या, युक्तधाच एव अवसेथः। 
यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सहः श्रोमन्तं, च चेतसा एव अवलम्बे ॥ 


जो सकल लोकों के अन्तर्यामी हैं, श्रृति युक्ति भी उसके अनुकूल है, 
जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति श्रीमान्‌ नृतिह हैं, चित्त से उनको अवलम्बन 
करता हूँ ॥३०॥ 


श्रतिरूपा आहुः-यदि तनुभृतस्तव तनु श्रीमूत्तिमेवेकान्त भावेन 
विश्रनोधुवा नित्यमात्मानं मन्यते, ब्रह्मरूपेण पार्षदरूपेण वा अपरि 
मिताइच ब्रह्मह्पेण परिच्छेदरहिताः सर्वेगताः प्राप्ताः सर्वात्मक 
ब्रह्मत्व ज्ञानान्न शास्यता शुद्धभाववत्मंशिक्षा योग्या न भवन्ति ते इति 
हेतोः हे धव ! स्थिर कदापि ब्रजराजकुमार भावादप्रच्युत ! इतरथा 
विशुद्ध भावेतर वत्मेना तव न नियमो वशीकरणं भंवेत्‌ । यन्मयं चाजनि 
ब्रजचृन्दावनादौ स्थिर चरादि रूपेण जातं तदविमुच्य तदहं भावं कदापि 
न भुक्त वा नियन्तृ त्वद्‌ वशीकत्तू भवेत्‌ । अनुरूपं शुद्धभातमयरूपत्वात्‌ 
तदनुरूपं जानतामपि मध्ये यत्‌ समं सशोभं तव स्वरूप तदमतं कस्यापि 
न ज्ञातम्‌, शुद्धभात्रमयमपि तव स्त्रूपं कथचित्‌ ज्ञातुं शक्नुवन्ति । 
वात्सल्यादिरसात्मक पू्णमंहामधुरोज्ज्वल रसमयं श्रीराधानुरागाविष्टं 
तव स्त्ररूपमति दुज्ञेयमित्यर्थ:। मत दुष्टतया-अन्ये विशुद्ध भावमग्नेरपि 
मतानां त्वत्‌ स्वरूपाणां राधासङ्ग रसोन्मत्त स्वरूपापेक्षया दुश्त्वादित्यथ: 
तत्‌ स्वरूपसूखस्यापि तिच्छेदसम्भवात्‌ नहि राधा नूपुर ध्वनि श्रवणो 
राधाप्रिय सखी सङ्कुत त्रिहारादि श्रवणे वा अन्य सद्धुन मनागपि स्थातुं 
शक्नुयात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः ॥३०॥ 


हर कट 


ॐ नुतिश्तुति-व्याख्या # १५४ 

नित्य गोप्यस्तु आहु:-अपरिमिता, भावेन रूप वेदरध्यादिना च 
ध्रुवा: स्थिरानुरागाइच तनुभूतस्तव श्रीमृत्तिभिव चिभ्रति च तथाविधां 
अपि यदि सर्वगताः सर्वेण सङ्गता भवस्ति, राधाचरणेकान्त निष्ठारहिता 
इति यावत्‌, तहि तदा हे ध्रुव ! राघायामेव स्थिरामक्त ! न तव शास्यता- 
नियम्यता, राधानन्यभक्तिं विना त्वं न वशीकत्तुः शक्य इत्यर्थः । इति 
हेतो हे ध्रुव ! इतरथा राधाप्रियमख्यतिना तव नियमनं न नियमः, 
विहाराद्यावश्यकत्ता नास्तीत्यर्थ । यन्मयं राधारसमयं स्वरूपं यदजेमि, 
तदविमुच्य कालत्रयेऽपि न मुक्त वा नियन्तृ त्तद वशीकत्तः भवेत्‌ । समभेव 
रूपं यस्पाः, तथा आनुकूल्येन अनुवृत्त्या वा जानतां सवेल्लानुरागिषु कृष्णं 


समातसक्ति जानतां तत्‌ स्त्रूपममतम्‌ । नज्ञातमेव, नहि राधासक्त 


तव रूपमन्यसमस्‌, एतदपेक्षया रूपलातण्याद्यभिव्यक्त स्तत्र न्यूनत्वात्‌, 
मतानामज्ञानानां कृष्णस्य चन्द्रावल्यादौ प्रेम विलासानां दुष्टतया, 


'राधाहूत चेतसोऽन्यत्रासक्त रभावादन्या स क्तचमिनयमात्रमिति भावः ॥३० 


_ 


श्रुतिरूपा गोपी कहती है-एकास्त भाव से प्रकटित श्रीमृत्ति को 
यदि नित्य आत्ण रूप से माता जाय, ब्रह्म रूप से अथवा पार्षद रूप से, 
तब अपरिमिता ब्रह्म रूप से परिच्छेद रहित, सबेगता, सर्वेत प्राप्त रूप से 
प्रसिद्ध होने पर सर्वात्मिक ब्रह्मत्व ज्ञात से न शास्यता, शुद्धभाव मार्ग 
शिक्षा की योग्यता उसमें नहीं रहेगी, इसलिए हे धव ! स्थिर ! कदापि 
ब्रजराज कुमार भाव से अप्रच्युत ! अन्यथा विशुद्ध भाव से भिन्न पथ से 
तुम्हारा वशीकरण नहीं होगा यन्मय चाजनि, ब्रजदृन्दादनावि में स्थावर 
जङ्गम रूप में जो उत्पन्न है, तदहं भाव को परित्याग न कर 
'नियन्तु' तुमको कभी भी वशीभूत करने में समर्थ नहीं होंगे । अनुरूप, 
शुद्ध भावमय होने के कारण शुद्ध भाव के अनुरूप परिज्ञानकारियों के 
मध्य में, सममू, अतिशय माधुर्ये पूणे तुम्हारे स्वरूप को तदमतं कोई 
नहीं जानता | शुद्ध भात्रमय तुम्हारे स्वरूप को कित जान सकते हैं। 
वात्मल्यादि रसात्मक, पूर्णं महामधुर उज्ज्वलं रसमय श्रीरावानुरागाविष्ट 
तुम्हारे स्वरूप अति दुल्ञेय हैं । मत दुष्टया, अन्य विशुद्ध भाव मग्न 
तुम्हारे स्वरूप समूह राधासज्भ रसोन्मत्त स्वरूप की अपेक्षा से दोषपूर्णो 


१५६ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
है। उक्त स्वरूप सुख का भी विच्छेद हो सक्रता है, किन्तु श्रीराधा की 
नुपुर ध्वनि के श्रवण से राधा प्रिय सखी सङ्केत विहारांदि श्रवण करने 
से श्रीकृष्णचन्द्र किसी समय भी थोड़ी देर के लिए भी वहाँ पर ठहर नहीं 
सकते हैं ॥३०॥ 


नित्यगोपी कहती है--अपरिमिता भाव से, रूप से वेदग्धी प्रभृति ~ 


के द्वारा धरुवा, स्थिर अनुरागपूणं, तुम्हारी मूत्ति के समान हो तो भी यदि 
सब वे साथ सद्ध युक्त होते हैं, तब जानना होगा कि वे सब ही श्रीराधा 
चरणोकान्त निष्ठा रहित है । तब हे धुवा श्रीराधा में ही स्थिर आसक्त ! 
न तव शास्पता । श्रीराधा के प्रति अनन्प भक्ति के बिना तुम्हें वशीभूत 
करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा | इतरथा, अन्य प्रकार से राधा प्रिय 
सख्य भाव के बिना तुम्हारे नियमन नहीं है, विहारादि की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं होती है, यन्मयं राधारसमय जो स्वरूप है, उसको 
छोड़कर तीन कालों में कोई भी स्वरूप तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं 
है, श्रीकृष्ण समस्त अनुरागियों के प्रति अनुकुलता से एक प्रकार व्यवहार 
ही करते रहते हैं, इस प्रकार जिसका अनुभव है, वह श्रीकृष्ण स्वरूप को 
नहीं जानता है, श्री राधा की आसक्ति युक्त स्वरूप कभी भी तुम्हारे अपर 
स्वरूप की समानता में स्थित नहीं होता है, इस राधा प्रेम रसासक्ति की 
अपेक्षा से ही तुम्हारे स्वरूप में रूप लावण्य की प्रभृति की अभिव्यक्ति 
होती है, अपर स्वरूप में स्वाभाविक कहीं न्यूनता है, अज्ञ व्यक्तिगण 
श्रीकृष्ण के प्रेम विलास को चन्द्रावलि प्रभृति में मानते हैं। किन्तु 
श्रीराधा मे आसक्त चित्त कृष्ण बी कभी भी अन्यत्र जो आसक्ति देखी 
जाती है वह केवल अभिनय मात्र ही है ॥३०॥ 


न घटतउद्भवः  प्रकृतिपुरुषयोरजयो, 
रुभययुजा भवन्त्यसुश्ृतो जलबुद्बुदवत्‌ । 
त्वयि त इमे ततो विविधानामगुणेः परमे, 
सरित इवाणवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः ॥३१ 


आन 


के अतिस्तुति-व्याख्या क . 7१५७ 
सान्त्रयव्याख्या 
अजयो: (जन्म रहितयो:) प्रकृति पुरुषयोः उद्भवः न घटते, जल 
बुद्वुदवत्‌ उभययुजा (प्रकृति पुरुषयोः यागेनेव) भवन्ति, ततः (यतो न 
वास्तवं जन्म तस्मात्‌ हेतोः) इमे (जीवाः) अशेषरसा) अशेषाणां 
निखिलानां कुसुमानां रसाः) मधुनि सरितः अणवे इव विविध नाम गुणः 
(अनेकप्रकार कार्योपाधिभिः सह) परमे (निरुपाधौ त्वयि लिल्युः) ॥३१ 
श्रोसनातन सम्मत व्याख्या (ननुयस्य मम स्त्ररूप भूता स्व वत्स 


पालादयः उक्ताः सोऽहं प्रेयसी सहितः कि स्वरूपः परे मत्‌ प्रियजना वा 
कि स्वरूपा: इत्यपेक्षायां प्रियजन सहितः भगवत्‌ प्रेयसी श्रीभगवतोः 
स्ररूपमाहुः (अजयोः (जन्म रहितयोः युवयोः) उद्भवः (प्रादुर्भावः) प्रकृति 
पुरुषयोः न घटते। श्रीराधाधवावेव यूवां प्रकृति पुरुषयो: न भवथः 
इत्यर्थः) उभययुजा (उभयं चिच्छक्तिः लीलाशक्तिः च तस्य युजा योगेन 
इत्यर्थेः) असुभृतः (श्रीब्रजवायि प्रभ्ूतय: भवत्‌ प्रियजनाः) भवन्ति 
(प्रादुभेवेयु') जल बुद्वुदवत्‌ (जलानां बुद्बुदाः इव स्थिताः) अशेष रसाः 
(मम्पूर्ण रमास्त्रादनपराः इत्यथः) ते इमे (श्रीब्रजवासिजनाः) विविध 
नामगुणः परमे (सर्वोत्तमे) त्वयि सरितः (नद्यः) अर्णवे (सागरे) इव मधु 
(मधुर यथास्यात्‌ तथास्यात्‌ तथा) निलिल्युः (निलीनाः भवेषुः अत्र 
-नित्य प्रवृत्त वर्तमान सामीप्ये अतीतकाल क्रियानिदश: इति) ॥३१॥ 

केवल जन्म रहित प्रकृति अथवा पुरुष से जीव का उत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है, कारण-प्रकृति जड़ है, और पुरुष अविकारी है, तब 
पवन के योग से जिस प्रकार जल में झांक, बुद्बुद उत्पन्न होता है, उम 
प्रकार प्रकृति एवं पुरुष उभय के योग से जीव उत्पन्न होता है, कारण 
जीव का जन्म वास्तव नहीं है, इसलिए निखिल कुसुम कारण जिस 
प्रकार मधु में पर्येवमित होता है, और नदी समूह जिस प्रबार समुद्र में 
लीन होती हैं, उस प्रकार जीवगण अनेक प्रकार कारणोपाधि आपमें लीन 
होते हैं ॥३१॥ 

श्रीसनाठन सम्मता व्यःख्या-तुम सबने वत्मपाल प्रभृति को मेरा 
स्वरूप है, कहा हू- प्रेयसी के साथ मेरा स्वरूप एवं प्रेयसी का स्वरूप 


१५८ अ्रतिस्तुति-व्याश्या ऋ 
क्या है, इसका वर्णन करो? इस प्रकार श्रीकृष्ण वाज्य को मन में 
सोचकर श्रुति प्रेयसी के साथ श्रीभगवान्‌ एवं उनको प्रेयसीगण के स्वरूप 
को कहती है, जन्म रहित श्रीराधा एवं श्रीमाधव आप दोनों के स्वरूप, 
प्रकृति पुरुष से आविर्भत नहीं हुए है, एबं चिच्छक्ति एवं लीलाशक्ति के 
योग से ब्रजवासि प्रभृति आपके प्रियजन श्राविर्भूत हुए हैं। नदी जिस 
प्रकार समुद्र में लीन होती है, उस प्रकार जल बुद्बुद के समान सम्पूर्ण 
रसास्वादन परायण उक्त ब्रजवामिगण विविध नाम गुणोंसे सर्वोत्तम 
होकर भी आ"के चरणकमल में उत्तम रूप से लीन होते हैं ॥३१॥ 
जीत्रोपाचि का ही जन्म एवं लय होता है, आत्मा का जन्म एवं 
लय नहीं है. अष्टादश श्रुत्पमिमानिती देवता स्तव करते हैं, प्रश्‍न हो 
सकता है कि जीव परमात्मा से उत्पन्न अत: मियन्ता नियम्य कहा जाता 
है, किन्तु उमसे कृत नाश एवं अक्रताभ्णगम का प्रसङ्ग उपस्थित होगा, 
एवं जीव स्वरूप (मुक्ति) की हानि होगी ? ऐसा मत कहो । स्त्र प्रकाश 
आनन्द आत्मा में अनथ निवृत्ति ही माक्ष पदार्थ है, उपाधि जन्म के कारण 
जीव का जन्म होता है, जीव का स्त्रत: जन्म नहीं होता है। उत्पत्ति 
स्वीकार करने पर प्रकृति से क्या जीव उत्पन्न होता है ? अथवा पुरुष से 
जीत्र उत्पन्न होता है ? अथवा प्रकृति पुरुष उभय से ही जीव का उद्भव 
होता है ? प्रकृति से जीव की उत्तत्ति कहने पर पुरुष विकारी होगा, 
अतएब प्रकृति किम्बा पुरुष से जीव उत्तत्ति सम्भव नहीं है, विशेषतः 
श्र ति में प्रकृति एवं पुरुष को अज कहा गया है । 

(१) अजां एकां लोहितशुक्ल कृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं स्वरूपामु । 
अज: हि जुष'नः अनुशेते । जहाति एनाम्‌ भुक्त भोगाम्‌ अज: अन्यः। 
मूलप्रक्रति होने के कारण अजा है, मूल प्रकृति अविकृति है, बह रजः 
सत्त्व तपोवर्णा है, स्वरूपामु. राजसी, मात्त्रिकी, तापसी, रूप, तर, सुर 
नारकी रूप अनेक प्रजा को उत्पादन करतो है । एक अज पुरुष क्षेत्रज्ञ 
जीब है, आप अजा की सेवा कर निरन्तर मुग्ध रहते हैं। अन्य अज अजा 
को परित्याग करता है, वह अजा, पुरुष द्वारा भोग क्रिया हुआ हैं, सृष्टि 
के पूर्व प्रकृति में वीये निहित रहता है, वह बीर्य प्रकृति गर्भ से महत्तत्त्व 
रूप में उत्पन्न हाता है, श्र ति इस प्रकार हैन 


क्र 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या # १५६ 

(१) तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ आत्मनः आकाश सम्भूतः । 

(२) स अक्रामयत वहुस्याम्‌ । प्रजायेय । 

(३) यथा अग्ने: क्षुद्रा: विष्फुलिङ्गा व्युञ्चरन्ति एवं अस्मात्‌ आत्मनः 
सर्वेप्राणाः सर्वेलोकाः सर्वे देवा: सर्वानि भुतानि सर्व एव आत्मनः 
व्युञ्चरन्ति । इत्यादि श्रृति में चेतन अचेतन प्रपञ्च का उपादान परमात्मा 
है, वणित है स्तरीय ग्त्रन्त्थ शक्ति से परमात्मा अविकारी होते हैं। 
भृति कहती है -- 

(१) एकम्‌ एव अद्वितीयम्‌ ब्रह्म । 

(२) अजाम एकाम्‌ । 

(३) अविनाशी वा अरे अयम्‌ आत्या ग्रर्थात्‌ आत्मा अज है, 
(१) यथागनेः श्रृति से उत्पन्न होने की कथा है, इसमें कोई विरोध नहीं 
है, देह उपाधि योग से जीव की उत्पत्ति होती है, लय के समय नाम रूप 
को छाड़कर कारण में सब लीन होते हैं । 


लय चतुविध है। (१) नित्य (२) नंगित्तिक (३) प्राकृतिक (४) 
आत्मन्तिक । सुषुप्ति नित्य लय, प्रलय नेमित्तिक एवं प्राकृत भेद से 
होता है । 


सुषुसि एवं मुक्ति विषयिणो श्रुति-- 


(१) यथा सौम्य ! मधु मधुकृतः निस्तिष्ठन्ति, नानाप्रथानां वृक्षानां 
रसान्‌ समवहारम्‌ एकतां सङ्गमयन्ति। ते यथा तव न विवेक लभन्ते 
अमुष्याहं वृक्षस्य रसः अस्मि अमुष्याहं वृक्षस्य रसः अस्मि इति एवम्‌ एव 
खलु सौम्य इमा: सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह 
इति । 

हे सौम्य ! शवेतकेतो ! जिस प्रकार मधुमक्षिका इस स्थान से मधु 
निकालती है, अनेक प्रकार वृक्ष से रस संग्रह करती है, उसमें पृथक्‌ 
रस का विवेक नहीं रहता है, उस प्रकार सब प्रजागण श्रीनारायण में 
सम्पन्न होकर सुषुप्ति, मरण, प्रलय में अपना पृथक्‌ अस्तित्व को नहीं 
जानते हैं । 


१६० के श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 

मुक्ति की श्रुति--(१) यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति 
नाम रूपे त्रिहाय, तथा विद्वान्‌ नाम रूपात्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषं उपेति 
दिव्यम्‌ । जिस प्रकार वेगवती नदी नाम रूप को परित्याग कर सूक्ष्म 
प्रकृति पुरुष से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है । 


(२) यथा उदके शुद्धम्‌ उदकम्‌ आसिक्त ताहक एव भवति एवं मुनेः __ 


विजानतः आत्मा भवति गौतम । 
श्रीधरस्त्रामी कहते हैं-- 
यस्मिन्‌ उद्यत्‌ विलयम्‌ अपि यद्‌भाति विश्वम्‌ । 
लयादो जीव्रोपेतं गुरु करुणया केवलात्मबोधे ॥ 
अत्यन्तान्तं ब्रजति सहसा सिन्धुवत्‌ सिन्धुमध्ये । 
मध्ये चित्रं त्रिभुवन गुरु भावये तं नृसिहम्‌ ॥ 
जीव सहित विश्व का उदय जिनसे होता है, जिनमें समस्त लय 
होने पर भी सुषुप्ति एवं प्रलय में जो प्रकाशित है, सब नदी गङ्गा में 


मिलती हैं, भौर गङ्गा जिस प्रकार समुद्र में अन्त हो जाती है, उस प्रकार , 


गुरु करुणा के द्वारा केवलात्म बोध होने पर जिनमें अपुनरावृत्ति नहों 
होती है, उन त्रिभुवन गुरु श्रीनृसिह का ध्यान चित्त में करता हूँ ॥३१॥ 
श्रुतिरूपा कहती है--प्रकृति पुरुषयोः प्रकृष्टं करोति प्रकृति 
भेगवच्छुक्तिः पुरुषः पूर्णत्वात्‌ कर्चरणादिमदाकारत्वाञ्च भगन्नान्‌। या 
काचन शक्तियेत्‌ किचन भगवत्‌ स्वरूपमित्यर्थः । तयो रजयो: अजो ब्रह्म- 
स्त्ररूपाहंमानात्‌ अज गतिक्षेपणयोः इत्यस्य वा ब्रह्मात्मत्त्रज्ञयोद्चिदचिद्‌ 
द्व तमात्र क्षेपिणोर्वा उत्कृष्टा प्राप्ति रकान्तिक महाभावेन सम्बन्धोनास्ति 
सर्वात्म ब्रह्मानु सन्धानदशायां ममकाराभावात्‌ । उदः प्रेम्णो भवोवान 
घटते, उभयञ्चेतद्‌ युक च तेन कृत्वा असून्‌ प्राणान्‌ धारयन्ति ये 
बिलासास्ते भवन्ति शुद्धरतावेव विलासानां प्राण धारकत्वम्‌, नतु 
मिश्चानुरागे तत्र कदाचिद्‌ विलामाभावेऽपि स्वरूप निष्ठया सुखानुभव- 
तृप्ते: । उभययूक्‌ परस्परचित्त समाधानवत्‌ नतु कदापि ब्रह्मात्वादौ, 
ततोहेतोः, यस्माच्छी राघात्वच्व विशुद्ध पुर्णमधुरप्रेमेक रसमयौ, अतः 


आयाळ, 


कै श्रुतिस्वृति-व्याख्या अ १६१ 
तदिमे विशुद्धमहाभाववर्त्मनिष्ठेरनु भूता अस्माभिइचानुभूयमाना युवयोः 
शुद्धभावमया परिजनास्वयि परमे परम काष्ठापन्न परमानन्द रस 
सम्पश्चिधाने लिल्युर्लीना मग्ना बभूवुः । विविध नाम गुणे: परमे त्वयीति 
वा। सरित इवार्णवे लीला भवन्ति, मधुनि अशेषरसाइव । विशेष 
विज्ञाना भावे दृष्टान्ती । 


नित्य गोष्यस्तु आहुः--प्रकृष्ट मनु रागं करोति प्रकृति: श्रीराधिका, 
सकल नायिका गुणाः पूर्णत्वात्‌ । राधाविषय पूर्णानुरागत्वात्‌ पुरुषः 
औङृषणचन्द्रः, उभयो राधायां केवलायां श्रीकृष्णे वा केवले, परस्पर 
वियुक्तात्रस्यावामितिभावः, उद्भव उत्कृष्टसुखप्राप्ति नं घटते । 
कथम्भूतयीः ? अजयोः परस्परनिमिषाद्धेविरहेऽपि समस्त व्यवहारं 
क्षिपतो: जन्माभिव्यक्ति स्तद्रहितयोर्वा, मिथो विरहे शरीरेन्द्रियप्राण 
मनावृत्तीनां कासाञ्चिदपि नाभिव्यक्ति स्तयोरित्यर्थः । उभययुजा तु 
परस्पर मिलनैन सर्वा अस्मदृविधा अपि असुभृतोभवन्ति, प्राणान्‌ 
धारयन्ति, इत्यर्थः । इमे ततः कामसम्पत्तिज्ञानप्रकाशिकायाः कन्दर्प 
विलासे स्त्रवे३स्ध्यप्रर्यापिकायाः श्रीराधिकाया स्त्त्रयि अशेषरसा लिल्युः, 
लीना भवत्‌ सन्निधावेवाभिव्यक्ता भवन्ति । त्वयि कथम्भूते महाणंव इव 
गम्भीररसनिधौ । राधायाः कथम्भूतायाः ? सरित इव महाप्रेम वेगेन 
त्वत्‌ स ङ्गोत्सुक्यपरोत्कर्षभाजः, मधुरीवमादके । यद्घा. ततो हेतोरिमे ते 
प्रसिद्ध रावाचरणेकान्तिकतया परिजना नामगुणै: सह त्वयि लीन भर्णवे 
सरित इव, मधुनि अशेषरसा। त्वयि कथम्भृते ? परमे परमशोभ्भावति 
राधासहित विहारेण यत, पराशोभा न भविष्यति ता प्राप्रवटीति ॥।३१॥ 


श्रुतिरूपा कहतो है-प्रकृति एवं पुरुष की विशेषता स्थापिका 
शक्ति की प्रवृत्ति को भगवत्‌ शक्ति कही जाती है, पुरुष पूर्ण होने के 
कारण कर-चरणादि आकार युक्त भगवान्‌ हैं। जो कुछ शक्ति, जो भी 
भगवत्‌ स्वरूप हैं, सबकी विज्येपता स्थापिका शक्ति प्रकृति है दोनों अज 
हैं, उन ब्रह्मस्वरूप में अहं भाव का कारण है, अज धातुः, गतिक्षपण अर्थ 
में प्रयुक्त होता है, गति और क्षेपण का उत्कृष्ट आश्रय हे, अथवा ब्रह्म, 
आत्मतत्त्वज्ञ का चिद्‌ अचिद्‌ विनाशक द्वेतमात्र तिरासक उत्कृष्ट प्राप्ति 


१६२ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या क 

का ऐकान्तिक महाभाव के साथ सम्बन्ध नहीं हे । सर्वात्म ब्रह्मानुसन्धान 
ममकार का अभाव रहता है। उदः, प्रेम का उद्भव होता ही नहीं है, 
उभय को आश्रय करके ही जो जीवित होते हैं, वे सब विलास कहलाते 
हैं, शुद्धरति ही विलास का जीवातु है, मिश्र अनुराग में विलास नहीं 
होता है, कदाचिद्‌ वहाँ पर विलास का अभाव होने पर भी स्त्ररूप निष्ठ 


सुखानुभव में परितृम होते हैं । उभय युक्‌ उभय के संयोग से ही परस्पर 0” 


के चित्त का समाधान सुस्पष्ट होता है, किन्तु ब्रह्मत्वादि में कभी भी चित्त 
का समाधान नहीं होता है । इसलिए श्री रावा और तुम विशुद्ध पूर्ण मधुर 
प्रेमेंक रसमय हो, अतएव दोनों का अनुभव, विशुद्ध महा भाव वत्मनिष्ठ 
व्यक्ति का ही होता है, इस प्रकार हम सबने भी अनुभव किया है, आप 
दोनों के शुद्ध भावमय परिजन वर्ग, परमे परमकाष्ठा प्राप्त परमानन्द 
रससिस्थु मे निमग्न होते हैं, विविध नाम गुग के साथ तुम्हारे आनन्द 
रस में तिमग्न होने के कारण नाम गुणादि की पृथक्‌ स्फूत्ति नहीं होती 
है, विविध नाम गुणों के साथ ही तुम्हारी सेवारस में निमग्न हो 
जाते हैं, सरित जिस प्रकार समुद्र में लीन होती है, मधु में अशेष पुष्प 


रस जिस प्रकार निमग्न हो जाते हैं, यह सब दृष्टान्त, विशेष ज्ञान का 7 


अभाव प्रदर्शन के लिए दिया गया है ॥३१॥ 


नित्यगोपी कहती हैं-प्रकृष्ट अनुराग करती है, इसलिए प्रकृति 
श्रीराधिका है, सकल नायिका गुणों से परिपूर्ण है। श्रीराधा विषय में 
पूर्णानुराग युक्त होने के कारण पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र हैं, दोनों का केवल 
राधा में अथवा केवल श्रीकृष्ण में अनुराग होता है, जब परस्पर का 
विरह होता है, उद्धू वः, उत्कृष्ट सुख प्राप्ति नहीं होती है, दोनों किस 
प्रकार हैं ? अजयोः, परस्पर के निमिषाद्ध विरह में भी समस्त व्यवहार 
नष्ट हो जाते हैं। जन्म एवं अभिव्यक्ति दोनों ही नहीं होते हैं, परस्पर के 
बिरह में शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मनोवृत्ति को किसी को भी अभिव्यक्ति 
नहीं होती है, उभययुजा--परस्पर के मिलन से हम सब जीवित होते हैं, 
प्राण धारण करते हैं, उसके बाद काम सम्पत्ति ज्ञान की प्रकाशिका 
कन्दर्पं विलास में निज वेदरध्य प्रख्यापिका श्रीराधा के अशेष आस्वादन 


कि 


मळ 


# श्रुतिस्तुति व्याख्या ॐ १६३ 
तुम्हारे में लीन होते हैं, लीन होकर तुम्हारे सन्निधान में ही अभिव्यक्त 
हाते हैं तुम किम प्रकार हो ? महाणंव के समान हो, गम्भीर रसनिधि 
हा, राधा भी किस प्रकार हैं ? नदी के समान हैं, तुम्हारे सङ्ग प्राप्ति के 
लिए महाप्रेम वेग से उत्सुकता की चरम सीमा में अवस्थित हैं, मधु के 
समान प्रेम विभोर हैं, अतएव उक्त कारण वश श्रीराधा चरणैकान्तिक 
परिजन वर्ग नाम गुण के साथ तुम्हारे में निमज्जित हो जाते हैं, हशान्त- 
जिस प्रकार सरित सागर में निमज्जित होती है, मधु में अशिष पुष्प रस 
जिस प्रकार निमज्जित हो जाते हैं। तुम किम प्रकार हो परमेपरम 
शोभायुक्त में, विरह के कारण राधा के साथ विहार से जिस लिए परम 
शोभा नहीं होती है, अतएव उस परम शाभा को प्राप्त करने के लिए 
सेवासुख समुद्र में निमज्जित होते हैं ॥३१॥ 

नृषु तव मायया ख्मममोषववगगत्यभुशं, 
त्वयि सृधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । 
कथमनुवत्तंतां भवभयं तव यद्‌ श्रकुटिः, 
सृजति मुहुस्त्रनेमिरभवच्छरणेषु भयम्‌ ।३२॥ 
सान्त्रयब्याख्या 
सुधियः (पण्डिताः अमीषु नृषु तव माग्या अनुप्रभवं (अतुनिरन्तरं 
प्रभवो यस्मिन्‌ तं) रमं अवगत्प (ज्ञात्वा) अभवे (भव निवत्तेके) त्वयि 
भृशं भावं (अनुवृत्ति दधति (कुवेन्ति) अनुवत्तेतां (स्वामेव शरणं ब्रजतां 
जनाना) भव भयं कथं (न कथञ्चिदपि भवेदित्यर्थः । यत्‌ (यत्तः) तव 
अर कुटिः (श्र भङ्गरूपः) विनेमिः (काल विदोषः) अभवच्छरणेषु (न 
भत्रान्‌ शरणं रक्षिता येषां तेषु) महुः भयं सृजति ॥३२॥ 
श्रीसनातन सम्मता व्याख्या - (प्रिमजनप्रसङ्गन दीक्षित पत्नीनां 
अपि भावणाहुः भवे (संसारे सुधियः (याज्ञिक भार्याः) अमीषु नृषु 
(पुंषु पतिपु इत्यर्थः) तब माग्या अनुघ्रभवं 'भ्रमं (त्यि मनुष्यदृडि 
रूपां अर्न्ति) भृशं अवगत्य त्वथि भावं दधति, अनुवर्ततां (तव अनुवृत्ति, 
कुर्वतां जनानां भवभयं (भवावृकालारित रुद्रादपि भयं) व.थं (न कथ्चख्विदेपि 


१६४ ई श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ 
भवेदित्यर्थः) यत्‌ (यस्मात्‌) तव भ्र कुटिः (मन्युरूपः) बिनेमि: (त्रिनैकषः 
इत्यरथेः) अभवच्छरणेषु (तवाभक्त षु एव) मृहुः (प्रतिप्रलयं भयं सृजति) 
भक्तास्तु प्रलयेऽपि निर्भयाः भभक्ताः सवंदेव भीता इति भावः ॥३२॥। 
मानवगण में आपकी माया से निरन्तर वृद्धि प्राप्त भ्रम विद्यमान है, 

यह जानकर पण्डितगण भवनिवत्तेक आपकी एकान्त शरण ग्रहण करते 

हैं, कारण आपकी शरणान्ञ व्यक्ति का कभी भी भवभय नहीं होता है ।___ 
इसका कारण यह है कि-आपके भ्रूकुटि रूपकाल त्रिदोष आपके अभक्तजन 

के प्रति केवल पुन: पुनः भय प्रदर्शन करते रहते हैं, भक्तजन के प्रति 
नहीं ॥३२॥। 


श्रीसनातनसम्मत व्यास्या-प्रियजन के प्रसङ्ग में दीक्षित पत्नीगण 
की शरणागति के विषय को कहते हैं-इस संसार में याज्ञिक भार्य्या 
गण, पति समूह की भवदीय माया से आपके प्रति मनुष्य न्ति है, 
इसको उत्तम रूप से जानकर आपकी शरणागत हो गई थीं, कारण 
आपकी शरणापच्च जनगण का कालाग्नि रुद्र से भी भय नहीं होता है, 
इसका कारण यहे है कि-आपका क्राघ स्वरूप त्रिनेत्र हर आपके अभक्तगण 
के प्रति भप्रोत्पादन करते हैं, अर्थात्‌ आपके भक्तगण का भय प्रलय काल 
में भी नहीं रहता है, ओर अभक्तगण का भय सवदा ही रहता है ॥३२ 
भगवत्‌ भक्ति को वार्ता को प्रकट कर--- 

अनविज्ञ श्रुत्यामिमानिनी देवता स्तुति करते है- जीव ईश्वर प्रेरणा 
हेतु कर्म करता है, सृष्टि के पश्चात्‌ ईश्वर में लीन होता है, इस प्रकार 
संसारचक्र में खमण वृत्तान्त कथित है, संसार भ्रमण निवृत्ति के लिए 
श्रृतिगण भगवत्‌ भक्ति का विधान करती हैं । 

(१) परीत्य भूतानि परीत्य लोकान सर्वाः प्रदिशः दिशः च! उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम्‌ अभिसंव्विश । प्राणीगण संसारचक्र में 
भ्रमण करते हैं। मुनि यह जानकर लोकान्‌ परीत्य, स्वर्गादि लोक को 
क्षयिष्णु जानकर, सर्वा दिशः प्रदिशः परीत्य’ प्राच्यादि दिक सकल, 
आर्नेय्यादि विदिक्‌ सकल को दुःखमय जानकर 'ऋतस्त” सर्वदा सत्य 
श्रीविष्णु को प्रथमजाक्‌' त्रय्युक्त नेष्कम्यं उपस्थायः सेवा कर भात्रा 


अ श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ १६५ 
सर्वे विषयों में विरक्त मन के द्वारा 'आत्मानमु' अभिसंविवेश' भगवाल 
की शरण लेते हैं । इस प्रकार पुनः पुन: भ्रमणशील संघार को देखकर 
संसार निवृत्ति के लिए तजिवेकीगण श्रीहरि के प्रति ममत्व स्थापन करते 
हैं। स्त्रामिचरण कहते हैं-- 

संतारचक्र क्ररूच विदीणम्‌ । 
उदोर्णनानाभवतापतप्तम ॥ 

कथञ्चित्‌ आपन्नम्‌ इह प्रपन्न त्वम्‌ उद्धर श्रीनृहरे ठृलोकमु । संसार 
चक्रूप अस्त्र से विदीर्ण उत्कट नाना संसार ताप से तृप्त आ्रापद्‌ ग्रस्त 
तलोक, किसी प्रकार भाग्योदय हाने पर ही तुम्हारी शरण ग्रहण करते 
हैं, हे श्रीनृहरे ! तुम उस नृतोक को उद्धार करो ॥३२॥ 

श्र तिरपा आहुः--अमीषु नृषु परम मुक्तष्वपि राधाप्रिय शुद्ध 
भाववज्‌ जनापरात्रतस्तव राधारसमरनस्य शुद्धगोपाल किशोरस्यसन्निधान 
बत्तिन्या तत्‌ सन्निधानवत्तिन्या तत्‌ सन्निधिमात्र क्षोभ्या महा मायया 
समस्त भगवत्‌ स्वरूप प्रवत्त्येमानया महा नियन्त््या भ्रमं संसारश्रमण- 
मत्रगत्यसुधियः परममहाप्रकर्षपरसी मवत्त्वन्महिमनिविष्टबुद्धयो अनुप्रभवं 
प्रकृष्टो भवो जन्मयस्प प्रकर्षण प्राप्नोति भगवन्तमिति वा राधाकान्त 
भात्र योग्य शरीर इत्ध्थः । वीप्पायामनु, यो यो योग्या भवति, तस्मिनु 
तस्मिन्‌ त्त्रथि भातं दधति धारथन्ति, प्रवर्तयन्ति, इत्यर्थः । यद्वा, 
सुवियस्त्वत्‌ शुद्धभातरवत्मे विश्वस्तधियः अनुगतः प्रकृष्टो भवो जन्म राधा 
सख्यालङ कृत गापकिशोरी रूपेण यत्र तं भावं धारयन्ति, मनागपि तत्र 
शिथिला न भवन्तीत्यर्थः । त्वां विशुद्ध भावेनानुवत्तंतां भजतां कथं 
भवभयं संसार भयस्यात्‌ ? तत्तदीथापराध कोटावपि राधाप्रिथानुरागिणां 
न संसारपात इति भावः । यत्‌ यस्मात्तव श्रूकुटि भ३च्छरणभिन्नेषु भयं 
सृजति, श्रीनारायणैक भोक्तानागपि त्वद्‌ भावाभासवत्यपि अपराधिनां 
क्रोधाज्जाता भ्र कुटिभेयं तनोत्येवेत्य थः । 

नित्यगो प्यस्तु आहुः अमीषु नृषु ब्रजवृन्दावनवत्तिषु जीवेषु तव 
मायया यूयं मम प्रारोस्योऽपि प्रियतमाः, युष्मात्‌ समः प्रियोनास्ति’ 
इत्येवंविध कपटव्याहारेण भ्रममवगत्य पझ्चादनारुक्तितो व्याकुलतां 


१६६ न श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
हृष्ट्वा सुधियः मुबुद्धयो गोप्यस्त्वयि त्वन्निमित्त त्वत्‌ सुखविशेपसम्पत्तये 
त्वद वशीगारायैति यावदू भावं दधति। कथम्भूतम्‌ ? अनुगत्या 
राधानूगतख्पेगा प्रकृष्टं भवनं यस्य तं भाजमित्यथ: । रावासख्ये स्थित्वा 
हि त्वयि तन्यमानो भावस्वस्पा इव महान्‌ भवतीतिभाव:। त्वद्विपये 
भावं दधातीति वा। कथम्भूतम्‌ ? प्रकृष्टो भवः कृष्ण प्राप्तियेस्था: सा 
राधा प्रभवा अनुकूला यत्र राधा हि कृष्ण स्व प्रियजनस्य भावे$नुदुला- 
भवति, राधाया अनुकूलं वा तत्‌ सखीनामेव हि तदनुरूपो भावो भवति, 
अनुक्षणं प्रक्रष्ट त्वद्रम प्राप्ति वा यत्रेति, राधानुगत तया वर्तमानानां कथं 
भयम्‌ ? हे भव ! अस्पद गुहे मदाविद्यमान ! सदा अस्मान्‌ प्राप्नातोति 
वा यत्‌ यस्मात्तव भ्रुकुटि भेवत: शरणं राधा नहि वामात्ति समुद्र मग्नस्य 
तव राधां विना अन्यतः स्तदुद्धारो भवति, न विद्यते भवच्छरण राधा 
येषां सर्वात्मभावेन बाध्या, तेषु गोपी जनेषु भयं कामभयं सृजति, वयन्तु 
सर्वात्मना राधां ध्रपच्नासत्त्रत्तो न विभीम इति भावः ॥३२॥ 
श्रुतिरूपा कहती है-अमीषु नृषु मनुष्यों में मुक्त ष्वपि समस्त मुक्त 
पुरुषों में, राधाप्रिय शुद्धभाववन जनापराधतः-राधाप्रिय शुद्धभाव वाले 
जनों के समीप में अपराध से, तब रावा रसमग्न शुद्ध गोपाल किशोर, 
की सन्निधानवत्तिनी, सन्निविमात्र से क्षुब्ध होने वाली महामाया है, जो 
ममस्त भगवत स्वरूप को प्रवर्तत कर नियन्त्रण करतो है, उससे भ्रम 
संगार भ्रपण अवश्य ही होता है, यह जानकर सुधिय '--परम मह 
प्रकर्ष की सीणा जिममें है, ऐपी महिमा युक्त तुम्हारी लीला में निविष्ट 
बुद्धि सम्पन्न व्यक्तिगण अनुप्रभवं-प्रकृष्ट भव उत्तम जन्म, उत्तम रूप 
जिससे मिलना है, ऐसा भगवत स्वरूप को राटाकान्त भाव योग्य स्वरूप 
को प्राप्रकर उनका भजन करते हैं । वीप्या अर्थ में अनुशब्द का प्रयोग 
हुश्रा है, जो जो योग्य होगा, उस उस तुम्हारे स्वरूप में भावं दधति, 
भाव का प्रत्रत्तेन करते हैं. यदा, सुधियः तुम्हारी शुद्ध प्रीति मार्ग में < 
विश्वास रखने वाले जनगण, अनुगत प्रकृष्ट भव जन्म को प्राप्त करते हैं, 
राधा सख्य से अलंकृत गोपबिशोरी रूप से जो भाव प्राप्त होता हैं, उसको 
अङ्गीकार करते हैं, ईषत भी उसको शिथिल नहों करते हे । विशुद्ध 
भाव से तुम्हारे अनुवर्तन भजनकारि जनगण का भवभय, संसार भय 


क श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ १६७ 
केसे होगा? तुम्हारे प्रति कोटि अपराध होने पर भी राधा प्रियानूरागि 
जनगण का संसार पात नहीं होता है, यस्मात्‌ इस कारण से तुम्हारी 
भ्रूकुटि, तुम्हारी शरणागत भिन्न व्यक्ति को भय प्रदान करती रहती हैं, 
जा लोक श्रीनारायण के एकान्त भक्त हैं, और तुम्हारे प्रति भावाभास 
का आचरण करता है, ऐसे अपराधीगण के प्रति क्रोध से उत्पन्न तुम्हारो 
` ञ्रूकुटि भय का सृजन करती रहती ही है ॥३२॥ 

श्रुतिरूपा गोपी कहती है-अमीषु नृषु ब्रज वृन्द्रवनवासी जीवगण के 
प्रति तुम्हारी माया, तुम सब मेरे प्राण से भी प्रियतम हो, तुम सबके 
समान कोई भी मेरा प्रिय नहीं है। इस प्रकार कपट उक्ति से भ्रम को 
जानकर पड्चात्‌ बनासक्ति से व्याकुलता का देखकर सुधियः; सुबुद्धिमती 
गोपीगण तुम्हारे लिए सुख विशेष के लिए, तुम्हें मुग्ध करने क्‌ लिए सब 
प्रकार से भाव धारण करती है । किस प्रकार भाव ? अनुगत्या, राधा- 
नुगत रूप से ही जिस भाव की उत्पत्ति होती है, राधा सख्य में स्थित 
होकर ही तुम्हारे प्रति भाव विस्तार श्रीराधा के भाव के समान ही 
सुमहान्‌ होता है, तुम्हारे विषय में श्रीराधा के समान ही भाव वे सब 
रखती हैं, वह किस प्रकार है? प्रकृष्ट रूप से कृष्ण प्राप्ति जिसकी हाती 
है, वह ही श्रीराधा है, उनका अनुकूल जिसमें है । श्रीराधा श्रीकृष्ण के 
प्रति एवं कृष्ण के प्रियजन एवं निज प्रियजन के प्रति उन सबके उल्लास 
कर आचरण सर्वथा करती रहती है, उनबी सखियों के आचरण, भाव 
सर्वथा श्रीराधा के उल्लास के लिए ही होता है, अनुक्षण निरन्तर श्र 
रस की प्राप्ति जिसमें होती रहती है, इस प्रकार राधानुगत्य में निरन्तर 
निरत व्यक्तिगण के लिए भय की बात कैसे हो सकती है ? हे भव ! हम 
सबके घर में सदा विद्यमान तुम हो । सदा हम सबको प्राप्त करते हो, 
इसलिए ही तुम्हारी भ्रूकुटि, तुम्हारी शरण श्रीराधा है, कामात्ति समुद्र 
में निमग्न तुम्हारा उद्धार, राधा के बिना दूसरे से हा ही नहीं सकता है। 
तुम्हारी शरण रूपी राधा जिस गोपीजन के प्राण सर्वेस्व नहीं हैं, जो 
उनके आतुगत्य के बिना ही चलते हैं, उन सबमें भय होता है, काम भय 
का सृजन होता हैं, हम सब तो सर्वात्मना राधा में प्रपन्न हैं, तुम से डरती 
नहीं हैँ ॥३२॥ 


१६८ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या # 
विजितहूषोकवायुभिरदान्तमनस्तुरगम्‌, 
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। 
व्यसनशतार्विताः समवहाय गुरोश्चरणम्‌, 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥ ३३।। 


सान्त्रयव्याख्या 


हे अज ! ये गुरोः चरणं समवहाय (अनाश्रित्य अतिलोलं) (अति- 
चञ्चलं विजित हृषीक वायुभि: ) (शिजितानि हृपीकानि इन्द्रियाणि च 
वायुः प्राणः च येस्तेः योगिभिः) भदान्तमनस्तुरगमु (अदान्तमु अदमितम्‌ 
मनः एव तुरगः तम्‌ यन्तुम्‌ (नयन्तुम्‌) यतन्ति (प्रयतन्ते) उपायखिदः 
उपाये खिद्यन्ते क्लिश्यन्ति इति तथा) व्यसनशतान्विताः (बहुव्यसन कुलाः 
च सन्तः) अङ्गृत कर्णवराः (अस्वीक्ृतनाविकाः) विजः जलधौ (समुद्रे) 
इव इह (संसार समुद्रे) सन्ति (निमग्नाः भवन्तीत्यर्थ:) ॥३३॥ 


श्रीसनातन सम्मता व्याख्या--(कर्मनिष्ठानां अभक्तानां प्रसङ्गेन 
केवलशुष्क ज्ञाना: योगिनोऽपि निन्दन्ति) हे अज ! (जीववज्जन्मर हित |) 
गुरोः श्रीब्रह्मादीनामपि उपदेशकस्य तव) चरणं (पापश्च) समवहाय 
(सं-सम्यक्‌ अव-पूरतः हित्वात्यक्त्वा) ये (योगिनः) अतिलोल (अति 
चञ्चलं) विजित हूपीकवायुभिः प्राणायामादिना विजितरिन्द्रिय प्राणैः) 
मनस्तुरगं यन्तुं (वशीकत्त्‌) यतन्ति (यत्नं कुर्वन्ति ते) उपायखिद: 
(साधनक्लिष्टाः) व्यसन शतान्विताः (बहुब्यसनावुलाः च समन्तः) भकुत 
कर्णधरा वरिजः जलघौ (समुद्र) इव इह संसार समुद्रे) सन्ति निमग्नाः 
भवन्तीत्यर्थः) ॥३३॥ 


हे अज! जो जन श्रीगुरु चरणाश्रय न कर अतिचश्ञल एवं 
विजितेन्द्रिय यागीगण के अदम्य मनोरूप तुरङ्गम को संयत करने के लिए 
यत्न करता है वह कर्णधार विहीन नोकाश्रित जलघिजलवणिक की 
भाँति उपायकिलिष्ट एवं बहुविपद्‌ युक्त होकर संसार समुद्र में निमग्न 
होता है, अर्थात्‌ दुःख प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 


नै श्रृतिस्तुति-व्याख्या क १६९ 
श्रीसनातनसम्मत व्याख्या--करमं निष्ठ अभक्तगण के प्रसद्ध में केवल 
युष्क ज्ञान परायण योगीगण की निन्दा करते हैं-हे जीववज्जन्म रहित ! 
जो लोक श्रीब्रह्मा प्रभृति के उपदेशक आपके चरणकमल को दुरसे ही 
परित्याग कर प्राणायामादि के द्वारा विजित इन्द्रिय एवं प्राण के द्वारा 
अति क्ल मन रूप तुरङ्गम को वशीभूत करने का प्रयत्न करता है; 
= वह मावनक्लिष्ट एवं अनेक विपत्ति से आकुल होकर करांधार विहीन 
नौकाशित वणिक जिस प्रकार समुद्र में निमज्जित होता है, उस प्रकार 
संसार में निमज्जित होता है ॥३३॥ 
युरुकरण एकान्त आवश्यक है-विश श्रृत्यभिमानिनों देवता स्तुति 
करते हैं-भगवद्‌ भक्ति से ही मनोनिरोध होता है, एबं मनोनिरोघ होने 
पर ही भक्ति होती है, मनोनिरोध के लिए श्रीगुरुवरण करना श्रृतियों 
का विधान है। 
(१) तद्‌ विज्ञानार्थं स गुरुम्‌ एव अभिगच्छेत्‌ । 
समित्‌ पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
ब्राह्मत्‌ कर्मचितान्‌’ संसार गति प्राप्त लोक की परीक्षा प्रत्यक्ष, 
अनुमान आगम वाक्य द्वारा करके वे राग्य का अवलम्बन करे । समित्पाणि 
होकर श्रीगुरुदेव के निकट गमन करे, रिक्त हस्त न जाय | अपर वस्तु 
का अभाव होने पर हाय में अति स्वल्प काष्ठ लेकर भी गमन करे | गुरु 
किस प्रकार होना आवश्यक होगा ? श्रृत्य्थ ज्ञान सम्पन्न शास्त्रज्ञ जो 
केवल ब्रद्मनिष्ठ है, अर्थात्‌ जिन्होंने अपर कर्माकर्म का त्याग किया है, ऐसे 
ही गुरु के समीप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गमन करे | वि दवान्‌ व्यक्ति 
स्वयं ही सब जान सकता है, गुरु की श्रुति का उत्तर इस प्रकार है-- 
(१) आचार्यवान्‌ पुरुषः वेदः । 
जिसने गुरुचरणाश्चय किया है, बह ही ब्रह्म को जान सकता है, 
अपर व्यक्ति नहीं जान पायेगा । 
(२) नेषा तकण मतिः आपनेया । प्रोक्ता अन्येन एव 
सुज्ञानाय प्रेष्ठ ! कठ । 


१७० झै श्रुतिस्तुति-ब्याख्या ॐ 


हे प्रेष्ठ नचिकेत ! उत्पन्न आगम प्रतिपाद्य आत्ममति को नष्ट न 
करो, किन्तु अपर आगमाभिज्ञ आचार्य के उपदेश द्वारा मति सूस्थिरा 
होती है, यह मति तके से नहीं मिलती है, किन्तु श्रीगुरु के उपदेश से 
उपलब्ध होती है । 

स्त्रामिचरण के मत में -- 
यदा परानन्दगुरो भवतुपदे पदम्‌ मनो मे भगवत्‌ लभेत्‌ । 
तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः श्रयेय सौर्यं भवतः कृपातः ॥ 
हे भगवन्‌ ! परानन्द गुरो ! मेरा मन, आपके चरणों में स्थान 
लाभ करता है, तब ही आपकी कृपा से मेरा अखिल साधन श्रम निरस्त 
होगा एवं सुख लाभ भी होगा ॥३३॥ 

श्र्‌ तिरूपा आहुः- त्रिशेषेण वशीक्रतेन्द्रिय वायुभिरपि परमभक्तधा 
समाधि गृहीत चरणारविन्देरपि न दमितो न स्वायत्तीकृतो मनस्तुरगो 
यस्थ तं त्यां यन्तूं वशीकत्त्‌ ये यतन्ति । वशीकरणे हेतु:- शुद्धभावोदयाय 
साधनानुष्ठानं कुवन्ति, गुरोश्चरणं समवहाय शुद्धभावेक निछ गुरोश्चरणं 
त्य्ऋत्वा तत्‌ उपदेणमगुहीत्वा स्वातन्त्रयनेव इत्यर्थः । ते उपायः क्लिश्यन्ते 
सम्यगुपायापरिज्ञानेनानुपायानामु एत्रोपायत्वेन ग्रहणादुदेश्यासम्पत्तेः। ” 
व्यसन शतान्तिताः कदाचिन्महत्वमत्व प्रथा मोहिततया शुद्ध 
भ्षावाशातोऽपि भ्रंशः स्याच्‌ । पुनः सद्धान्तरेणाशावन्ध इत्येवं व्यसन 
शतैरन्विता इस संसार एव सन्ति तिष्ठन्ति, नतु शुद्ध भाव प्राप्तया उत्तीर्य 
गच्छन्तीत्यर्थः । हे अज ! श्रजख् परिपूणे परमानन्दरस साञ्राज्यसार 
सर्वस्पनिधान ! मूर्त्या चक्षुरादि विषयोऽन्तः करणगोचरो वा नेव जायते 
विशुद्धभाव विना ते अकृत कर्णारा इव वाशिजो जलधौ सन्ति, 
नोत्तरीतुं शवमुवन्ति । एवं ताहश गुरुचरण बिश्वासपूर्वेक परिचरणं विना 
शुद्धभाव वत्मेन्यसत्त्व बुद्धि ने गच्छति । नवा तत्र महती प्रत्याशोदेति, 
नवा तत्‌ साधनमतिगहनमु, महाभागवते रप्यगम्य जानाति । 

नित्यगोप्यस्तु आहुः-- विजित हृपीक वायुभिः सर्वेन्द्रिय वृत्तयः 
समस्त प्राणादि वृत्तयश्च त्वदूविषया एव यासां ताभिश्चन्द्रावल्यादिभि- 
रपि दमित मनस्तुरगं त्वां ये गोपीजना अन्ये यन्तुं वशीकत्त, यतन्ति, 


भाया 
३ 


। 


ॐ श्रृतिस्तृति-व्याख्या ॐ १७१ 
सेवादिभि नृ त्य गीतादि विनोदेस्तेरुपायखिदस्तेरुपायै: क्लिश्यन्ति, परंदुःख 
शतान्विता इह उपाय चिन्ताणवे मग्ना एव सन्ति, गुरो: श्रीराधायाः सेव 
हि सर्वे प्रकारेण गरीयसी, अनुरागेण रूपेण वेदरध्यादिभिशच । त्वश्चरण- 
मवहाय वशीकरण कथं भवेत्‌ ? तच्चरणोकान्त भक्तौ तस्याः प्रसादेन 
तद॒शीकरण समस्त गुणमाधुरी सम्पत्त्या स्वयमेव वशीभवसीत्यर्थः । 
हे अज ! राधाप्रिय परिजन भिन्नानां कदापि विषयो न जायत इति ॥३३ 

श्र तिरूपा गोपी कहती है- विशेष रूप से जिन्होंने प्राण वायु संयम 
द्वारा इन्द्रियों का संयमन कर लिया है, परम भक्ति के द्वारा समाधिस्थ 
होकर भगवश्चरणों में मत निवेश किया है, उन्होंने मन रूपी अश्व को 
अपने अधीन करके ही आपको निज वश में लाने के लिए यत्न किया है, 
वशीकरण में हेतु है, शुद्धभाव, उस शुद्धभाव का उदय हो इसलिए साधन 
अनुष्ठान वे करते रहते हैं । किन्तु श्रीगुरु चरण को परित्याग करके ही 
साधन में रत हैं । शुद्धमावनिष्ठ गुरु चरण को परित्याग कर, उनसे साधन 
विषयक उपदेश न ग्रहण कर ही स्वतन्त्र रूप से ही अनुष्ठानरत हैं, वे सब 
अपनाये हुए साधनों से ही कलेश प्राप्त करते हैं। एक तो साधन का 
सम्यक्‌ ज्ञान स्वयं नहीं होता, डितीयतः जो साधन नहीं हैं, उसमें साधन 
बुद्धि कर लेते हैं, अतः उद्देश्य सिद्धि नहीं होती है, व्यसन शतान्विता 
शतशत विपत्ति आ जाती है, कभी तो प्रथा में महत्व स्थापन कर चलते 
हैं, इससे शुद्धभाव की आशा भी हूदय से चली जाती है, और शुद्धभाव 
प्राप्तिकी आशा से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्बार सत्सङ्ग प्राप्त होने पर 
शुद्धभाव की आशा होती है, इस प्रकार शतशत विपत्ति ग्रस्त होकर इस 
जन्ममृत्यु प्रवाह में पड़ जाते हैं। किन्तु शुद्धभाव की प्राप्ति नहीं होती है, 
उद्धार वी बात तो दूर रहती है, हे अज ! अजस्र परिपूर्णे परमानन्दरस 
साम्राज्यसार सर्वस्वनिधान ! विशुद्ध भाव के बिना आप चक्षुरादि का 
विषय एवं अन्तःकरण के भी विषय नहीं होते हैं, वे लोक बिना नाविक 
की नाव में आरोही समुद्र वणिक के समान होते हैं, उद्धार प्राप्त करने में 
असमर्थ होते हैं, इस प्रकार शुद्ध श्रीगुरु चरण की परिचर्या विश्वासपुर्वेक 
न करने पर शृद्धभाव मार्ग में अनास्था बुद्धि हटती नहीं । न तो शुद्धभाव 
मार्ग प्राप्ति के लिए महती आशा ही होती है, न तो उसका भति गहन 


१७२ कै श्रृतिस्तुति-व्याख्या % 


साधन का अवलम्बन ही होता है, वह मार्ग महाभागवत के लिए भी 
अगम्य है, यह भी वे लोक नहीं जानते हैं । 


नित्य गोपो कहती है- जिन्होंने समस्त इन्द्रिय वृत्ति समस्त प्राण 
वृत्ति का संयम कर उसको तुम्हारे प्रति नियुक्त किया है, ऐसे चन्द्रावली क 
प्रभूति ने निज मन रूपी तुरङ्ग को अपने वश में किया हैं, और जो अन्य 
गोपीजन हैं, जो लोक तुम्हें अपने वश में रखना चाहते हैं, वे सब ही सेवा 
नृत्य, गीत प्रभृति साथनों को अपनाते हैं, और क्लेश प्राप्त करते हैं, और 
शतशत उपाय उद्धभावन करते-करते चिन्ता सागर में निमज्जित हो जाते 
हैं, कारण, गुरु श्रीराधा ही है, वह सब प्रकार से श्रेष्ठा है, अनुराग से, 
रूप से, वेदग्धी प्रभृति से। उनके चरण को अनादर कर तुम्हारा 
वशीकरण हो सकताहै? श्रीराधा चरणों में एकान्त भक्ति होने पर 
उनको प्रसन्नता होगी, इससे तुम वशीभुत होते हो । श्री राधा की प्रसन्नता 
से तुम्हारी वशीकरण सामग्री समस्त रूप गुण माधुरी सम्पत्ति स्वयं ही 
भा जाती है । हे अज ! राधा प्रियजन भिन्नजन के समीप में तुम कदापि 
नयन का विषय नहीं बनते हो ।३३। 


स्वजनसूतात्मदारधनधामघरास्रथं, 

स्त्वयि सति कि नृणां धरयत आत्मनि सर्वरसे । 

इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां, 

सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥३४॥ 

साच्तरयव्याख्या 
सर्वेरसे (सर्वेरसाः सुखानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ तथाभूते) श्रयतः (त्वां 

सेवमानस्य पुंसः) आत्मनि (आत्मस्वरूपे) त्वयि सति (वर्तमाने) नृणां 
(भवत्‌ भजनमकुवेतां) स्वजनसुतात्मदार धनधाम घरासुरथेः (स्वजनाः 
स्वीय सेवकाः च सुताः गुणवन्तः पुत्राः च आत्मा सुन्दरं शरीरं च दाराः 
सुन्दर्यकामिन्यः च धनानि स्वर्णरत्नादि सम्पदः च धामानि गृहाः च धरा 
भूयसी पृथ्वी च असुः प्राणः च रथाःच ते तेः) कि (कः उपयोगः स्यात ?) 


क श्रृतिस्तृति-व्याख्या ॐ - १७३ 


इति (भवद्भेजनरूपं) सत (सत्यं परमार्थ सुखं) अजानतां मिथुनतः 
(स्त्रियासह मिथुनीभूयेत्यर्थः) रतये चरतां प्रवर्तमानानां पुंसां कम्मेणि 
षष्ठी) स्त्रविहते (स्वत एव नश्वरे) स्व निरस्त भगे (स्वतएवगत सारे इह 
संसारे) कः नु सुखयति (आनन्दयति, न कोऽपीत्यर्थः) ॥३४॥ 

श्रीसनातन सम्मता व्याख्या-श्रीब्रजवामिनां पुनरपि भात्रमाहुः 
भजत: आत्मनि (प्रिये यद्घा स्त्रत्रिषये) सर्वरसे (सम्पूणं परमानन्दे) त्वयि 
सति विराजमाने) नृणां औब्रजवासिनां) स्वजन सुतात्म दारधन धामधरा 
सुरथः (स्वजनाः च सुताः च आत्मा च दाराः च धनानि च धामानि च 
ते तेः) कि (न किमपि प्रयोजनं, तेषां एतत्‌ सर्वं भवदर्थं मेवेति भावः) 
इति (एवं भवदृभजनं) सत्‌ (सत्यं) अजानतः रतयेमिथुनतः चरतां 
(प्रवर्तमानानां जनानां कर्मणि षष्ठी) स्वविहते स्वनिरस्ते भगे इह (संसारे 
कः नु सुखयति (भवदृभजनमन्तरेणान्यत्‌ किमपि सुखं नास्ति विषय 
सुखस्य अत्यन्त विरसत्त्रात्‌ नश्वत्वाञ्च इत्यर्थः ॥३४॥ 

परमानन्दमय एव भजन परायणजन के आत्म स्वरूप आपके वर्तमान 
में आपका भजन न करने पर मानवों का स्तरीय सेवक, गुणवान्‌ पुत्र सुन्दर 
शरीर, सुन्दर कामिनी, स्तरणं रत्नादि सम्पद्‌, गृह, भूमि एवं रथ के द्वारा 
कुछ भी सुख नहीं होता है, और आपका भजन रूप परमार्थ सुख को 
न जानकर पुरुषगरा स्त्री के साथ एकत्र होकर केवल रति के निमित्त 
प्रवतित होने पर स्वभावतः नश्वर एवं सार शुन्य इस संसार में कौन 
पदार्थ मानव को प्रकृत सुख प्रदान कर सकता हूँ? कोई नहीं अर्थात्‌ 
आपका भजन व्यतीत परमार्थ सुख की सम्भावना ही नहीं है । 

श्रीसनातन सम्मत व्याख्या -ब्रजवासियों के भाव की वर्णना करते 
हैं, आपके भजन परायण जनगण प्रिय सम्पूर्ण परमानन्दमय आपकी 
विराजमानता में ब्रजवासियों का स्वीय सेवक, गुणवान पूत्र, सुन्दर शरीर, 

न्दरी कामिनी स्त्रर्णालङ्कार प्रभृति सम्पत्‌ गृह, गोष्ठाश्रय नन्दीश्वर 

प्रभृति गिरि सकल, प्राण, उत्तम शकट प्रभृति से कुछ भी प्रयोजन नहीं 
है, कारण, अन्य के लिए ही ये सब वस्तु की आवश्यकता 
होती है, और आपके भजन को सत्य न जानकर जो लोक केवल रति के 


१७४ ॐ श्रृतिस्तुति-व्यास्या ऋ 
लिए ही स्त्री के साथ मिलित होता है, उसको स्वभावतः नश्वर, सारझून्य 
सांसारिक पदार्थ क्या सुख प्रदान कर सकता है ? अर्थात्‌ विषय सुख 
क्षाणक एवं फरिणाम में गरल उद्गिरण करने वाला है, सुतरां आपका 
भजन को छोड़कर प्रकृत सुख लाभ का अन्य कोई उपाय नहों है ॥३४॥ 
भगवद्‌ भजन एवं विषय वैराग्य ही मानव जीवन का ध्येय है, एक "५ 
विश श्रत्यभिमानिनी देवता स्तुति करते हैं-(१) परीक्ष्य लोकान कम 
चितान्‌ ब्राह्मणः निर्वेदें आयात्‌ नास्ति भक्ृत कृतेन । (२) यदा सव 
प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हूदि श्रिताः अथ मत्त्ये: अमृत: भवति अत्र ब्रह्म 
समइ्तुते । विद्वान्‌ का जो जो काम ज्ञान प्राप्त होने के पहले वासना रूप 
में मन में था, वह सब काम जब नष्ट होते हैं, उसके पश्चात्‌ ही अमूत 
होता है । इस अवस्था में ही दीप निर्वाण के समान सर्वे बन्धन का 
उपशम हेतु वह मानव ब्रह्म होता है, काम मनोधर्मं है, आत्म धर्म नहीं । 
नुष्य आनन्द (१) सय मनुष्याणां राद्ध समृद्धः भवति, अन्येषाम्‌ 
अत्रिपतिः। सवैः मानुष्यकंः भोग्येः सम्पन्नतमः स॒ मनुष्याणां परम 
आनन्द: । जो जन सब मनुष्यों के मध्य में राद्ध समृद्ध होता हैं, वह # 
मनुष्य का अधिपति होता है, वह सर्वे मनुष्य भोग्य पदार्थ लाभ करता 
है, उसका आनन्द ही मनुष्य का परमानन्द है । 
पितृलोक का आनन्द-अथ ये शतमू मनुष्यानाम्‌ आनन्दाः स एक 
पितृलोकः आनन्द । शतगुण मानुष आनन्द पितृलोक के लिए एक मात्रा 
के समान है । 
गन्धवं लोक का आनन्द- अथ ये शतम्‌ पितू णाम्‌ जित लोकानामु 
आनन्दाः स एकः गन्थवे लोक आनन्दः । शतगुण पितृलोक का आनन्द 
गन्धर्वं लोक के लिए एक मात्रा के समान होता है। 
कर्म देवलोक का आनन्द--अथ ये शतमु गन्धव लोकानाम्‌ आनन्दाः 
स एकः कर्म देवानाम्‌ आनन्दः | शतगुण गन्धव लोक का आनन्द कर्म 
देवलोक के लिए एक मात्रा के समान है । 
आजान देवलोक का आनन्द--अथ ये शतम्‌ कमें देवानाम्‌ आनन्दा 
स एक: आजान देवानामु आनन्दः शतगुण कर्मे देवता का आनन्द आजान 


क श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ १७५ 
देवता के लिए एक मात्रा के समान है । आजान देवता अधिकारी इन्द्रादि 
देवता का नाम है। 

प्रजापति लोक का आनन्द--अथ ये शतमु आजान देवानाम्‌ 
आभन्दा:, स एकः प्रजापति लोक आनन्दा । शतगुणा आजान देवता का 
आनन्द प्रजापति लोक का आनन्द एक पात्रा के समान होता है । 
Se ब्रह्मानन्द--अथ ये शतम्‌ प्रजापति लोक आनन्द: स एकः ब्रह्मणः 
आनन्दः । शतगुण प्रजापति लाक का आनन्द ब्रह्मानन्द को एक माला 
की भाति है, ब्रह्मानन्द ही परमानन्द है, अथ एष एव परमानन्दः एष 
अस्य परमानन्दः। एतस्य एव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामु 
उपजीवन्ति ब्रह्मानन्द ही परमानन्द है, यह ही परमानन्द है, समस्त 
भूतगणा इस ब्रह्मानन्द को एक मात्रा अंश, कणा को लेकर ही जीवित 
रहते हैं । जो लोक इसको नहीं जानता है, वह स्त्री ग्रहणा करता है, और 
उसके साथ रति क्रीड़ा म॑ प्रवृत्त होकर रस आस्त्रादन करता है, किन्तु 
स्वत: ही गतरस विषय से वह सुखी नहीं हाता है, अतएव भगवान्‌ को 
जानने के लिए उनका भजन करना आवश्यक है । 
स्वामिपाद कहते हैं-- 
भजतः हि भवान्‌ साक्षात्‌ परमानन्द चिद्घनः । 
आत्मा एव किम्‌ अतः कृत्यं तुच्छसृतदार सुतादिभिः॥ 
जो जन आपका भजन करता है, उसके लिए आप परमानन्द 
चिद्घन श्रात्मा होते हो । अतएव तुच्छ शुत धनदार प्रभृति से क्या 
ध्रयाजन हे । 
श्रुतिरूपा आहुः- त्वयि राधिका सङ्गैक रसमग्ने विशुद्ध पूर्ण 
मधुरोज्ज्वलानुराग शक्ति विलासिनी आत्मनि अन्तःकरणे सति केनापि 
महाभागधेयेन ताहश महामहत्तमानुग्रहादिनाहृद्यायाते सति स्वजनादिभिः 
कि क उपयोग स्तव भजने स्वजन भावेन भजन हि स्वजनानुसन्धान- 
मुपयुज्यतेकृष्णस्यैते स्वजनाः स्तेष्वहमष्येक इति भावनया तहत 
स्नेहानुबन्धं करोतीति सुतानुसन्धानोपयोगः। कृष्णस्यात्म तादर्थ्यंभावेन 
स्नेहास्पदीभुतोऽमुकस्तस्य च कृष्ण एव महुमपि स्यामिति भावबन्धे 


१७६ कै श्रुतिस्तुति-व्याख्या & 


आत्मानुसन्धानोपयोग:, कृष्णस्य दारा इमे, तत्‌ सङ्गरसं प्रतिभावतः 
समुपलभ्पन्ते, तथाहमपि कथं ताहश भावनया भाववन्धं करोमीत्येबं 
भजने दारानुमन्धानोपयोगः । कृष्णस्य धनरक्षिण एते भृत्या गोधनादि 
चा तथाहमपि तत्‌ सम्बन्धेन तद्भक्तिरसमनुभातयागीत्येवं भजने 
धनानुमन्धानोपयोगः । कृष्णस्य इदं धाम--तत्रस्थानां त स्मिन्नत्यन्त महा- 
भक्तिरतेषु च (भा० १०।१४।३०) येनाह मेकोऽपिभवज्जनानां भूत्वा 
निषेवे तव पादपल्लवम्‌ इत्येवं भगवद भजने धामानुसन्धानोपयोगः । 
धाम निवास स्यानमु, धरा तदीयत्वेन साधारगा भुमिः, यथा ब्रज 
बृन्दावनमण्डले मुख्य ग्रहं विहारादि भूमिश्च, असवः प्राणा: कृष्णेन 
अमुकस्य प्राणरक्षणं कृतम्‌, प्रीत्या तस्य च साधारण प्रेम विषय इत्यहमपि 
तद्‌ भावेन भजाीत्येवं भजत प्रकारेऽस्वनुसन्धानोपयोगः । एवं दारुकादे 
गेंरड़ादेश्वरथ सम्बन्धेन भक्ति रसोल्लाय स्तथा भाववतो ममापि 
रसानुभवः स्यादिति भजने रथानुयन्धानोपयोगः। एवं मिश्चशुद्धभाव- 
भजनोपयोगिभिः स्वजनादिभि स्त्वयि स्त्रप्राणसख भाववतः स्वस्य 
प्राणसर्वेस्व भूततया हृद्यागते वव उपयोगः ? तत्र हेतुः सर्वे रसा यस्मिन्‌ 
सर्वेषामेव मिश्च शुद्धप्रेमरसानां त्त्रमेवाश्रयः । अतस्त्यि हृदगते पूर्ण 
महारसमये न्यूनरपोपयोग्यनुसन्थानेन फि प्रयोजनमित्यर्थः | सर्वेरसा 
यस्मादिति वा एतच्छक्ति प्रवृत्त्यत्वादन्य रसानामेतद्रस एव च सर्वेरसा 
अन्तर्भूता (वृ० ४।३।३२) एतस्यैवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रामुपजीव।न्त 
इति श्रृतेः । (ते० २।७।१) रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दीभवति 
इति च । रसानां च मुख्य: श्वृङ्गारः शुद्ध प्राधान्यमियत्ति इति व्युत्पत्तेः । 
तस्थाविपूर्णेता विशञुद्धाद्यरतिमय गोपसुन्दरीणां शिखामणौ श्रीराधायामेव- 
रेणु-कामाग्निना अधिकेति 'राधिका” पद व्युत्पत्तेः रस श्रा सम्यग्‌ 
दधातीति राधा समाख्यातेश्च, राति सम्भोग सुखं चेव परमं शुद्धरति- 
नायकशिखामणेः श्रीकृष्णस्य धारयति च चैव सदा तं पिवति बा । राय 
धनं स्त्रधाण सर्वस्व भुतं सदा धारयति सदा वहिरन्तर्धारको यस्या 
इति , इत्येवं प्रकारेण सत्‌ सर्वोत्कृष्ट तव स्वरूप अजानतां मिथुनतो या 
या रतिः श्रीकृष्णे तदर्थं चरतां चेष्टमानानां कोन्वर्थः, ध्राप्तोऽपि कृष्ण- 


\ 


अ श्रृतिस्तुति -व्याख्या ॐ १७७ 
सङ्गादि कि तान्‌ सुखि, राधिका पराधीनस्य तदेक जीवनस्य श्रीकृष्ण 
सङ्गोहि परम महादुर्घटः कथञ्चित्‌ कदा।चत्‌ जातोऽपि महादुरन्त दुःख 
कारण एव स्वत: एव विह्ता त्रिध्न सहस्र पराहतः स्व राधापरिजनें 
विहितः, कथञ्चित्‌ करपा पारवश्येन कृष्णेच्छायामपि तेषां तदसहनात्‌, 
स्वत एव निरस्त श्रीकच । नहि, राधाष्रिय सखीनामिव अन्यासां रस 


7“ सम्पदिति । सप्तम्यन्ते त्वयि । कथम्भूते ? सुष्ठु अविहते केनापि कथमपि 


न त्रिष्निते सुष्ठु अतिरस्त कामे चेति ॥३४॥ 

नित्यगोप्यस्तु आहुः--त्त्रथि श्रीकृष्णचन्द्र, महारसिक मुकुटमणी 
अस्माकमात्मनि च श्रीराधिकायाँ सर्वः सम्पूर्णो रसोयस्य तथा भृते 
सर्वेरसा श्रये वा, इति श्रीवृन्दावन वाटिकायामस्यां राधासाधारण निकेते 
वत्ते माने स्त्रजनादिभिः किमु ? स्त्रजनाद्यपेक्षया प्रयोजनं नास्ति, स्वजनाः 
पित्रादि सम्बन्धिनो ज्ञातयः उपनन्दाद्याः स्वतो बलदेवः स्वपित्रो 
स्त्रस्मिञ्चिव तस्मिन्नपि पुत्रबुद्धि: । आत्मानो वयस्याः श्रीदाम सुबलाद्या, 
धनं गोधनमु, धाम पितृमन्दिरम्‌, धरा समस्तब्रजभूमयः, गोकुलं स्थानं 
वा, असुभिः ध्रागातुल्ये रन्येर्वा रथे वाहिने र्वा शकटादिभिः, रथस्थं 
दिव्यविमानगते ब्रेह्मादिभिर्वा ब्रज निर्यगादिभावाशंसकेः किस्‌ ? श्रतय 
आश्रयात्‌ परस्पर सेवनाद्वा, सत्रात भावेन इहेवाश्रयकरणाद्वा, पूर्वन्तु 
राधा परिचयात्‌ । इति एवं प्रकारेण सदृत्कृष्टरस साम्राज्यमजानतां 
श्री पतां मिथुनी भूय रतये क्रीड़ाये चरतां, विचरतां को नु वितक इत्यर्थः। 
गोपी ङ्गादिः सुखयति, बहुवचनं वयस्याभिप्रायेण । तेषां तत्रेवानुकुल्यात्‌ । 
स्वतः एव विहतो राधाच्छटालोके स्वत एव तत्र तुच्छ बुद्धेः, स्वत एव 
निरस्तशोभे, सप्तम्यन्ते । सुष्ठु अनिरस्त भगे स्वतएवान्यसङ्भो विहतो 
यस्प्र, अन्य गोपी दर्शनेऽपि शक्ति कोण्ठ्यात्‌ ॥३४॥ 

श्रुतिरूपा गोपी कहती हे--त्वथि राधिका सङ्ग रसमग्न विशुद्ध पूर्ण 
मधुर उज्ज्वल अनुराग शक्ति विलासी तुम हो, महाभगग्योदय होने पर 
यदि उस प्रकार महानुभाव की अनुकम्पा से अन्तःकरण यदि उस प्रकार 
भात्र पूर्ण होती है, तब तुम उस अन्तःकरण में आविर्भूत होते हो, तब 
स्वजन प्रभृति का उपभोग कब होगा ? तुम्हारे भजन में स्वजन भाव से 


१७८ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 

भजन में ही स्वजन का अनुमन्धान का उपयोग होता है। कृष्ण के ये 
स्पजेन हैं, उसके मध्य में मैं भी एक है, इस प्रकार भावना से हो श्रीकृष्णा 
प्रेम सम्भव है, उसके बिना शुद्ध प्रीति हो ही नहीं सकती। श्रीकृष्ण 
आमुक का पुत्र है, मैं भी उस प्रकार हूँ, इस प्रकार भावना से ही उस 
प्रकार स्तेहानुबन्ध श्रीकृष्ण के साथ स्थागन करेंगे, इस प्रकार पुत्र 


भावानुसन्धान का उपयोग होता है, कृष्ण का भाव भी अपने लिए वसा ~ 


होता है, स्तेहास्पद अमुक है, और उसका कृष्ण ही है, मैं भी वेसा बनुँगा, 
इस प्रकार भाव बन्ध में आत्मानुमन्धान का उपयोग होता है, कृष्ण की 
पत्नी ये सब हैं, पतिभाव से ही थे सब श्रीकृष्ण का सङ्ग रस को प्राप्त 
करती हैं, उस प्रकार मैं भी किस प्रकार उक्त भावना से भावबन्ध करू गा, 
इस प्रकार भजन में दारा अनुसन्धान का उपयोग होता है। कृष्ण का 
यह धाम है, वहाँ के नित्रामियों में श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त महाभक्ति है, 
उसमें आपके जनों में कोई एक होकर भापके चरणकमल का भजन 
करूंगा, इस प्रकार भगवद्‌ भजन में धाम का उपयोग है, निवास स्थान 
को धाम कहा जाता है। उनकी साधारण भूमि को धरा कहा जाता है, 
जिस प्रकार ब्रज वृन्दावन मण्डल में सुखगृह है, और विहार भूमि भी है। 

असब शब्द से प्राण को ग्रहण करना होगा, कृष्ण ने अमुक की प्राण 
रक्षा की, प्रीति से वह कृष्ण का असाधारण प्रेम का पात्र है, इस प्रकार 
में भी वेसा भाव से भजन करूंगा, इस प्रकार भजन प्रकार में स्व पर 
का अनुगन्धान होता है, एव दारुक गरुड़ प्रभृति का रथ के सम्बन्ध में 
भक्ति रसोल्लास होता है, उस प्रकार भात्र वाला मेरा भी रसानुभाव हो, 
इस प्रकार भजन में रथ अनुसन्धान का प्रयाग होता है । इस प्रकार मिश्र 
शुद्धभाव भजनोपयोगि स्वजन प्रभृति का उपयोग कहाँ पर होगा ? आपके 
प्रति निज प्राणसखाभाव स्थापन करने वाले का आदर्श भाव निज प्राण 
सर्वस्त्र हो, इस प्रकार भावना चित्त में उपस्थित होने पर उसका उपयोग 
कहाँ होगा ? उसमें हेतु उपस्थित करते हैं-सर्वरस हो जिसमें सर्वरस 
विद्यमान है, सबके मिश्र शुद्ध प्रेमरस प्रभृति का आश्रय एकमात्र आप 
ही हो, अतएव आप हृदय में निविष्ट होने पर पुर्ण महा रसमय में न्यून 


“७ 


ॐ धृतिस्तुति-व्याख्या अ १७६ 


रसोपयोगि रस के अनुसन्धान से प्रयोजन ही कया होगा! सकल रस 
जिससे होते हैं, इस अर्थे से इस शक्ति से ही सब प्रवृत्त होते हैं, अन्य रस 
समूह भी इस रस में अनुर्भुक्त हो जाते हैं, ऐसी प्रतीति होती है, 
बृहदारण्यक श्रुति कहती है, इनके आनन्द से ही अपर सब आनन्द जीवित 
रहते हैं. तत्तिरीयक में वणित हैं, बह ही रस स्वरूप हैं, रस ही रस को 
प्राप्तर आनन्दित होते हैं। रसों का मुख्य रस श्वृद्धार है, शुङ्ग प्राधान्य- 
मियत्तिँ इस प्रकार व्युत्पत्ति से बेसा होता है । उसकी भी पुरात विशुद्ध 
आद्य रतिमय गोपसुन्दरियों की शिखामणि श्रीराधा में हो है, राधिका 
पद को ब्युत्तत्ति भी रेण कामाग्निना अधिका? इस प्रकार है, रमु आ, 
सम्यक्‌ दधातीति राधा नाम होता है, कान्त की सकल इच्छा पूर्ति 
करती है, राति सम्भोग सुखं, परम रति नायक शिरोमणि श्रीकृष्ण का 
सुख सम्पादन करती है, श्रीकृष्ण को धारण करती है, एबं सर्वथा 
भास्वादन करतो है, वह राधा है, राय शब्द का अर्थ धन है। निज 
प्राण सर्वेस्त्र भूत श्रीकृष्ण को जो धारण करती है, एवं श्रीकृष्ण जिसका 
अन्त: बाहर का धारण करते हैं, इम प्रकार से राधा शब्द होता है। इस 
प्रकार से आपका सर्वोकृष्ट स्व रूप को न जानकर जो लोक मिथुन भाव 
से रति का प्राधान्य स्थापन कर श्रीकृष्ण का भजन करता है, उसको 
क्या मिलता है ? कृष्ण सद्ध को यदि प्राप्त भी कर लेता है, तो भी क्‍या 
कृष्ण को सुखी कर सकता है? राधिका पराधीन राधिका जीवन सर्वस्व 
छृष्ण का सङ्ग परम महा दुघंट है, किसी प्रकार से सङ्ग होने पर भी 
महा दुरन्त दुःख कारण उपस्थित होता है, एवं स्वाभाविक विघ्न सहस्र 
हारा पराभूत हो जाता है। राधा परिजनगण ही विघ्न उपस्थित करते 
हैं, कुपावश होकर एवं कृष्ण को इच्छा से ही उस प्रकार भाव को सहन 
थे लोक नहीं करते हैं। स्वाभाविक हो शोभाहोन वह हो जाता है, 
शी राधा प्रिय सखोगण के समान अपर की सुख सम्पत्ति नहीं होती है। 
सप्तमी विभक्ति में त्वयि होता है, किस प्रकार तुम हो उत्तर रूप से 
अवहित हो, कोई भी किसी भी प्रकार से रसास्वादन में विघ्न नहीं कर 
सकता है ॥३४।॥। 


१८० के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ई 
नित्यगोपी कहती हैं-महारमिक मृकुटमणि तुम कृप्णचन्द्र हो, और 
हमारी आत्मा श्रीरावा है, दोनों हैं, दोनों में सम्पू्णं सकल रस है, इस 
प्रकार सवे रसाश्रय तुम दोनों श्रीवृन्दावन वाटिका राधा के निकेत में 
रहते हुए स्वजनो से क्या प्रयोजन है स्वजनादि बौ कुछ भी अपेक्षा नहीं 
है, स्वजन, पिता प्रभृति, उतके सम्बन्धिगण, ज्ञाति, उपनन्द प्रभृति, 
बलदेव की पितृ बुद्धि अधिक है, एवं बलदेव के प्रति श्रीनन्द महाराजा 
की पुत्र बुद्धि अधिक रूप में है। अपने सखागण, ध्षीराम सुबल प्रभृति, 
घन, गोधन, धाम, पितृ, मन्दिर, धरा समस्त ब्रजभूमि, गोकुल स्थान, 
असुभि, प्राण तुल्य अन्य रथ वाहून शकट प्रभृति, रथ स्ददिव्यविमान 
स्थित ब्रह्मादि जा ब्रज में तिर्यक्‌ शरीर प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, इन 
सबों से क्या प्रयाजन है ? श्रवण से परस्पर सेवन से, सर्वात्मभाव से 
आश्रय ग्रहण करने पर ही वसा सम्भव है, पूर्व में राधा परिचय हुआ है। 
इस प्रकार सद्‌ उत्कृष्ट रस साम्राज्य को न जानकर श्रीमान्‌ के माथ रति 
क्रीड़ा में समक्त हाने पर क्या सुख होगा ? गोपी सङ्कादि भी सुख प्रदान 
करते हैं, बहु वचन का प्रयोग वयस्यौं के अनुरोध से हुआ है, वे सब 
भी उनके ही आतुकूल्प में तत्यर हैं । रावा की च्छटा को देखकर स्वत: * 
ही उन सबके प्रति तुच्छ बुद्धि होती है, स्वतः ही शोभाहीन हो जाते हैं । 
राधा रसास्यादत का विघ्न कारक होता है । इसमें स्वाभाविक ही अन्य 
सङ्ग परित्यक्त हाता है, अन्य गोपी दशन से भी भाव कुण्ठित ह 
जाता है ।।३४।। 
भुविपुरुपुण्यतीर्थसदनानृ्यषयो विमदा, 
स्त उत भवत्पदाम्बुज हृ दोऽघभिदहध्रिङला । 
दघति सकृन्समस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे, 
न पुन रुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ डी 
सान्वयव्याख्या 
(हे भगवन्‌ !) ये ऋषयः विमदाः (निरहङ्काराः सन्तः) नित्यसुखे 
आत्मनि त्वयि सकृत्‌ मनः दधति ते अघभिदङ्घ्रिजलाः (अघ भिन्दन्तीति 


अ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ १८१ 
तथा भूतानि अङ्घ्रिजलानि येपां तथोक्ताः उत (अपि) भवत्पदाम्बुज हृदः 
(भवतः पदाम्बुजं हृदि येषां तथोक्ताः सन्तः) भुवि (पृथिव्यां) पुरुपुण्य तीथ 
सदनानि (पुरुणि बहूनि पुण्यानि तीर्थानि च सदनानि क्षेत्राणि च तानि 
उपामते महन्‌ सङ्ग, लब्धुमिच्छा सबन्ते) न पुनः पुरुषसार हुरावसथान्‌ 
पुरुषाणां सार विवे उस्थेय धैर्य क्षमाशान्ति प्रमुखं हरन्तोति तथाते च 
ते आत्रसथाः गृहाः तान्‌ उपासते इत्वर्थः ॥३५॥ 

श्रीसनातन सम्मता व्याख्या-(भवद्‌ भक्ताः भवन्नित्य प्रियास्पदं 
परम प्रेमवद्धंन माथुरमण्डलमेव सेतरन्ते, इत्माह) ते (प्रसिद्धाः) विमदाः 
(निरहङ्काराः) भवत्‌ पराम्बृजहृदः (भवत्‌ पादपद्मध्यानपराः) ऋषयः 
श्रीनारदादयः) अघभिदङघ्िजलाः (अघभिदः पापनाशकस्य तव 
अङ्घ्रयो: जलं येषु तथोक्ताः) उत (अपि) भुवि पुरु पुण्यतीर्थं सदनानि 
पुरु पुण्थं यत्‌ तीर्थ मथ्राख्यं तत्र सदनानि आश्रमान्‌) उपासते (सेवन्ते) 
ये आत्ननि नित्य सुखे त्वथि सुकृत मनः दधति (तेऽपि) न पून: पुरुषसार 
हरावशान (पुरुपाण| सार हारिणः गृहान्‌ सेवन्ते किन्तु श्रीवृन्दावनमेव 
सेवन्ते, ये त्य्पभक्ता. ते एव गृहासक्ताः इति भावः) ॥३५॥ 

भा भगवन्‌ ! जो सब ऋषि निरहद्कारी होकर नित्य सुखमय 
परमात्म स्तूप आपमें एकबार मात्र मनो निवेश किये हैं, वे सब निज 
पादोदक द्वारा दूसरे का पाप नाश करने में समर्थ होकर भी, आपके 
श्रीचरणों को हृदय में धारण कर पृथिवी में साधुसङ्क लाभ की आशा से 
पुण्य तीर्थ एवं अनेक पुण्य क्षेत्र की सेवा करते हैं । मन्तु वे सब कभी भी 
जीवो के विवेक, स्थेय. धेय्य, क्षमा, शान्ति प्रभति बा सार हरणकारी 
शृडों की सेवा नहीं करते हैं । और जो लोक एकान्त भक्त हैं, उनकी बात 
बया कहें ? वे सव सर्वत्यागी होकर केबल आपकी सेवा करते हैं ॥३५॥ 

तीथ पर्यटन साधुमङ्क भगवद्‌ भजन, गृहत्याग को प्रकट कहते हुये 
ह्राविश श्रुति स्तुति करती है--सद्गुरु के उपदेश से तत्त्व अबगत होकर 
सारासार विवेक द्वारा सर्व विषय में बँराग्यवान्‌ होकर महत सद्ध द्वारा 
युक्ति के साथ तत्त्वात्रधारण के लिए मुनिगण तीर्थ पर्यटन करते हैं 
“श्रुति (१) आत्मा वा अर द्रष्टव्यः श्रोतव्योमस्तव्या निदिध्यासितव्यः” 


१८२ ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या अ 
तत्‌ वा एतदक्षरं अहृष्ट द्रप्ट्॒अश्रूतं श्रोतृ अमन्तं मन्तृ अविज्ञातं विज्ञातृ- 
नान्यदस्ति । है गागि ! भेरा श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो । हे गागि ! 
यह अक्षर ब्रह्मा दूसरे का अहस्य है, किन्तु स्वयं सवे द्रष्टा है, अ्रश्रुत होकर 
श्रोता है, मन का अविषय है, बिन्तु मनन कर्ता है, दूसरे वा अविज्ञात 
होकर भी स्वयं विज्ञाता है अतएव अपर कोई भी द्रष्टा श्रोता नहीं है, 
यह सब अवगत हाने के लिए एवं मनन के लिए मुनिगण तीथे पर्यटन 
करते हैं । 
स्वामिचरण कहते हैं-- 
मुञ्चन्चङ्गतदङ्ग सद्भमनिशं त्वामेव संचिन्तयन्‌, 
सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ । 
नित्यं तन्मुखपङ्कजाद्विगलितत्वत्‌ पुण्यगाथामृत, 
स्रोतः संप्लवसंप्लुतो नृहरे ! न स्यामहं वेहमृत्‌ ॥ 


हे अङ्ग ! जाया पत्यादि का सङ्ग त्यागकर सर्वदा आपको चिन्ता 
से जो सब साधु निरहङ्कार हुए हैं, उनके आश्रय में रहकर उनके मुख 7 
पद्य निर्गलित आपकी पुण्य गाथा पृतस्रोत में स्नान कर हे हरि, मैं ओर 
देह धारी बनूंगा ॥३५॥ 

श्र्‌ तिरूपा आहुः-ये सकृदपि त्वणि मनो दधति, तेऽपि भूवि पृथिव्यां 
पुरुणि पुण्यानि येषु, भवदुभाव्हेतुत्कात्‌ तानि तीर्थानि द्वारका मधुरादोनि 
सदनानि त्वदर्चायतनानि च उपासते, ऋषयो बिशुद्ध त्वद्‌ भावस्येव परम 
परमत्वेन ज्ञातारः, स्वेदा ये मनो दधति, स उपासत इति कि वत्त्यम्‌ 
तीर्थानि झास्त्रात्त्यदृत् प्रतिपादकानि गुस्त्वात्त्वद्धमेदत्मोपदेप्ट्न पुरु- 
पुण्यानां त्व्रदू भावनिष्ठात्रतां त एव हि सर्वतः पुण्थातिशालिनः, येषां 
गुद्धभाव प्रतिबन्धकमपि नास्ति, तेषां, तोर्थर्पाणि सदनानि शुद्धसेवा .. 
स्थानाति त्रिमदा विशेषेण माद्यन्ति त्वत्‌ प्रेममाध्व्या विगत पाण्डित्यादि 
गर्वा वा, भवत्पदे अम्बुजवत्‌ हूत्‌ हृदयं येषां प्रेम मधुरस सरित त्वेन 
वहिनिःसरदनुरागलपित खूपामोदवत््वाश्च परिमलवध्वाच्च कृष्णश्चमर= 
सदाङ्गान्तत्तराञ्च यद्वा, भवन्तमेव पद्यते प्रपद्यते च रावा, भवान्‌ पूर 


# श्रुतिस्तुति-ब्याख्या % १८३ 


परमानन्द रसमार साम्राज्याकरपूत्ति: पदं विषयो यस्याः, नहि ताहश 
स्त्वमन्पस्यागोचर:. तस्थाम्बुजवत्‌ हृद्‌ येषामु अतएवान्येषां त्वच्छुद्धभाव 
प्रतिबन्धकाद्यघङ्ख्रिजलाः स्त्रयमपि। त्त्रयि कथम्भूते? आत्मनि, 
तित्पसुखा राविकेव यस्प नित्पमविच्छिन्नप्रवाहरूपेण वर्तमानं त्वत्‌ 
सङ्गमुख यस्याः सा तथा नित्यानि शोभनानि खानि इन्द्रियाणि यस्याः 
* शोभनत्वं श्रीकृष्ण ङ्घ सुख मयत्वं त्वत्‌ प्रेमाविष्टत्वं वा, नित्यं सततं शोभनं 
खं हृदयाकाशं यस्प्रा इति सदा वरीबृध्यमान कृष्णमहानुरागभरत्वात्‌ । 
न पुनः स्ताहशा पुरुषसार हुराणामावसथान्‌ उपासते, पुरुषस्य यत्‌ सार 
वस्तु सकल परम पुरुषार्योत्तमत्तेन गृहीतं विशुद्धत्वदनु रागवर्त्म तद्‌ धारकाः 
शास्त्रतर्कादि जालागन्यामन तेषां स्यानान्यमि नोपासते, कुतः पुन स्तान्‌ ? 
यहा, ऋषयः सर्वेजा अपि पुरु पुण्यानां ये तीर्थभुता भक्तिमार्ग 
समुद्रात्तारका गुरुभूता ये, नहि तेऽल्पभाग्यानां परम निगूढ 
रसवरत्मोपदिश्य शास्त्रसमुद्रा्तारका भवन्ति, तेषां निवासस्थानानि 
= उपाशते, भवत्‌ पदाम्बुजे हृदचषां त्त्रत्पदाम्बुजरसानुभावार्थमित्यर्थः । 
विमदाः स्त्र सार्वेज्ञादिना गर्वेरहिताः, अन्येपामधमिदङ ख्रिजला अपि 
*स्त्रस्प शुद्धि विशेषार्थ शास्त्रपा/ण्डत्यातिशयरहित्तानामपि शुद्धभाव 
परमनिष्ठानां सदनानि उपासते, तेषां प्रेम दुःखचमत्कारोपलम्भेनेव 
सकल सन्देहोच्छेदात्‌ येत्त्रथि सङ्गत, कृती छेदने?’ भजनमार्गान्तरण 
वासनाच्छेइसहित शुद्ध भावेनेव मनो धारयन्ति। कथम्भूते त्वयि ? 
आत्मनि स्त्रस्य आत्मभूतायां राधायामेव नित्यं शोभनं स्व हृदयं यस्य, 
सुखं यस्य, शोभनानि इन्द्रियाणि वा यस्य । अथवा, ऋषयः सर्वज्ञाः 
विगतमानंब्रह्मात्मवस्तु उपसन्नेभ्य उपदेशमात्रेण ददाति, विमदा एलाह 
अधि ये भवत्‌ पदाम्बुजे प्रेमरसधन्तस्ते त्त्रयि सङृन्मना दधति, त्वत्‌ 
१ सङ्कल्पे सि भुवि वृन्दावन भूवि तादृश शुद्धभावो यत्रेव भवति 
पुरुपुण्यं यत्तीर्थं यमुना तल्ल सदनानि आवसथान्‌ कलेशानुपारुते 
शुद्ध भावाशया स्तप शचरन्तीत्यर्थः । पुरुपुण्यं येभष्पो द्शेनादिनेव शुद्ध भाव 
प्रति बन्धरक्षयकारि भवति, ताहशतीर्थानां गुरुणां स्थानानि उपासनात्‌ 
नतु विशुद्ध भावद्वेषिणां आवसथामिति | 


१८४ कै श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ 
नित्य गोप्यस्तु आहुः - स्व स्त्रामिन्याः श्रीराधाः सौभाग्यतिशयं 
बगे यन्त्य आहुः, ऋषयो तिचित्रकन्दर्पेकेलि बलाभिज्ञा अपि विगत गर्वा 
गोप पीमन्तिन्यो भवत्मदाम्बूज हृद: सत्योराधा विषय विमलसख्य भावक 
मनसः स्त्वधि त्वन्निमित्तं भुत्रि वृन्दावने पुरु पुण्यतीर्थं यमुना तत्‌ सम्बन्धि 
सदनानि कुञ्जगृहाि पृननोपामते, विन्तु परुषस्य तव सारधर्य्य हरति या 
पुरुषमार हरा राधिका तस्या अत्रसथातेत्र उपासते । त्वथि कथम्भूते ? 
आत्मति अस्मदात्मभुत्ायां राधायामेव सकृत इतर गोप्यासक्ति च्छेदन 
सहितंमनोधारयति । अधभिद्‌ दुःखनाशवसु अङ्ख्रिजलमु यासाम्‌ 
श्रीराधाशचरणापृतं परमभक्तचा पीत्वा भिन्नकृष्णावर्ह दु:खा, तव दुःखं 
कामात्तिमितत्ति या राधा तदडघ्रिणा जला जड़ास्तप्‌ प्रपत्ति लब्ध 
सुखसाम्राज्येन निष्पन्दीभूता इत्यथः ॥३५॥ 
श्र तिरूपा गोपी कहती है--जो लोक एकबार मात्र भी तुम्हारे प्रति 
मन धारण करता है, वे लोक भी पृथिवी में परमपावन तीथ हा जाते हैं 
तुम्हारे प्रति भाव प्रेम के कारण वे सब तोथ-द्वारका, मथूरा-दृन्दावन 
प्रभुति, सदन, पूजास्थान श्रीपन्दिर प्रभूति को भी उपासना करते हैं, 
ऋषिगण वे हाते हैं, जा विशुद्ध तुम्हारे भाव को ही परम से भी परम रूप 
से जानते हैं, सर्वदा मनो धारण करते ही हैं, अतएव बे लोक उपासना 
करते हैं, इसको कहना अधिक क्या होगा? शास्त्र तुम्हारे उत्कर्ष 
प्रतिपादक हाने से तीर्थ कहा जाता है, धर्म मार्गोपदेश हाने के कारण 
गुरु । तुम्हारे प्रति प्रेम करने वाले जितने भी हैं, उससे सब प्रवार 
से वे सब अधिक पृण्यवान्‌ हैं। जिसका शुद्धभाव प्रतिबन्धक नहीं है, 
उन सबको तीर्थ रूप सदन समूह शुद्ध सेवास्थान समूह विशेष रूप से 
आनम्द दान करते हैँ। तुम्हारे प्रेम मधुपान से पाण्डित्यादि गर्व भी 
विदूरित हो गया है । आपके चरणों में जिन लोकों के हृदय एक मनोरम 
अम्बुज बन गया है, प्रेमरस मधुपूर्ण होने से बाहर क्षरित अनुराग युक्त 
भाषण रूप आमोद से एवं परिमल युक्त होने के कारण कृष्ण भ्रमर 
सवेदा वहाँ पर रहता है । यद्वा, आपको ही जानती है। आपसे ही ज्ञात 
है, वह रावा है, जिसका विषय पूर्ण परमानन्द रससार साम्राज्य आकार 


क्कै श्रुतिस्तुति-व्याख्या अ १८५ 
की मूत्ति स्वरूप आप हैं, इस प्रकार आप दूसरे का गोचर कभी नहीं हो 
सकते हैं। उस राधा के प्रति जिसका हृदय एक अम्बुज की भाँति है, 
अतएव दूसरे का तुम्हारे प्रति शुद्धभात्र प्रतिबन्धक रूप पाप नाशक 
चरणामृत रूप स्वयं ही है। तुम किस प्रकार हो? आत्म रूप में, 
नित्यसुखा राधिका ही जिसकी एकमात्र आत्मा है, नित्य प्रवाह रूप से 
वत्तेमान तुम्हारे सद्ध युख जिसका है, वह राधा है, नित्य शोभन इन्द्रिय 
समूह जिसकी है, वह रावा है, श्रीकृष्णा सङ्ग सुख मग्न होने से ही 
शोभन है, तुम्हारे प्रेम में सदा आविष्ट होने के कारण शोभन कहा जाता 
है । नित्य सतत शोभन हृदयाकाश जिसका है, वह राधा है, कारण सदा 
अतिशयेन पुत: पुन: वृद्धिशील कृष्णा विषयक महानुराग बग प्राचुर्यं राधा 
हृदय में विद्यमान है, पुनर्बार वे सब पृरुषसार हरावसथ को उपासना 
नहीं करते हैं। पुरुष की जो सार वस्तु है, सकल परम पुरुषार्थ से उत्तम 
रूप से जिसको ग्रहण किया है, विशुद्ध अनु राग मार्गे हो वह है, जो लोक 
इसको धारण करने में समर्थं हैं, वे सब शास्त्रतके जाल को विस्तार कर 
उपस्थान की उपासना नहीं करते हैं, उन लोकों की उपासना कंसे 
करेंगे? यद्वा, ऋषिगया सर्वज्ञ होकर भी, पुरु पृण्यतीर्थों के भी तीर्थ 
स्वरूप हैं, भक्तिमार्ग रूप समुद्र से उद्धार करने वाले गुरु स्वरूप जो लोक 
हैं, वे सब अल्प भाग्यवान्‌ को परम निगृढ़ रसमार्ग का उपदेश कर शास्त्र 
समुद्र से उद्धार नहीं करते हैं। उनके निवास स्थान पर जाते हैं, आपके 
चरणाम्बुज में जो रति उन सबकी है; उसका अनुभव कराने के लिए ही 
जाते हैं। विमद होते हैं--सर्वेज्ञ प्रभूति गुण सम्पन्न होने पर भी सब 
रहित होते हैं, अपर को पवित्र करने वाले होकर भी निज शुद्धि विक्षेष 
के लिए शास्त्र पाण्डित्यातिशय रहित व्यक्तियों के घर पर जाते हैं, 
कारण वे सब शुद्धभाव में परमनिष्ठा रखते हैं । उन सबको प्रेम सुख-दुःख 
चमत्कारोपलब्धि को देखकर सब सन्देह विद्रित हो जाते हैं। जो जन 
आपके प्रति सकृत (कृतीच्छेदन अर्थ में) एकबार मात्र भी भजन 
मार्गान्तर की वासना रहित होकर शुद्धभाव से मनो धारण करता है। 
आप किस प्रकार हो ? निज प्राण स्वरूप श्रीराधा में ही नित्य शोभन 
हृदय आपका विन्यस्त है, समस्त सुख श्रीराधा में ही है, निखिल इन्द्रिय 


१८६ # श्रुतिस्तुति व्याख्या ऋ 

शोभन रूप से श्रीराधा में ही विन्यस्त है। अथवा ऋषिगण सर्वज्ञ होते 
है, बे लोक मान शून्य ब्रह्मात्म वस्तु को दान करते रहते हैं, जो झो व्यक्ति 
उसको ग्रहण करने के लिए उपसन्न हाता है, उपदेश मात्र से ही देते हैं । 
इस प्रकार मद अभिमान शून्य होकर भी आप सब आपके चरणों में प्रेम 
रस विभोर होकर आपमें मकृत मनोधारण करते हैं, आपके सद्धुल्प से 
ही बृन्दावन भूमि में जहाँ पर उस प्रकार शुद्धभात का प्रवाह है, पुरु पुण्य 
तीर्थ यमुना है, वहाँ पर निखिल कलेश सहन कर शुद्धभाव प्राप्ति के लिए 
तप करते रहते हैं । बृन्दावन सम्बन्धि निखिल वस्तु का सन्दर्शन से हो 
शुद्धभाव का प्रतिबन्ध विनष्ट हो जाता है, उस प्रकार शुद्ध भावों के गुरुओं 
के स्थान समूहं की उपासना से वैसा होता है। विन्तु विशुद्ध भाव 
विद्वेषियों के ग्रह समूह की उपासना से शुद्धभाव का प्रतिबन्धक पदार्थ 
विनष्ट नहीं हाता है। 


नित्यमोपी कहती है- तिज स्वामिनी श्रीराधा का सौभागातिशय 
की वर्णना करती है, ऋषिगण वित्रित्र कन्दर्पकेलि ब.लाभिज्ञा होकर भी 
गवेशुन्या गोप सीमन्तिनीगण, भगवत्‌ पदाम्बुजहृदः, राधाविषयक विमल 
सख्यभाव में विभोर हृदय हैं, किन्तु आपके लिए श्रीबृन्दावन में पुरु पुण्य 
तीर्थ यमुना एवं उसके सम्पकित सदन समूह, कुझग्रह समूह की उपासना 
नहीं करते हैं । किन्तु पुरुष रूपी श्रीकृष्ण का सार धेय्य ग्रहणा कारिणो 
प्रुषसार हरा राधिका है, उनके गृह समूह की उपासना करते हैं, आप 
किस प्रकार हो? आलानि, हमारी आत्म स्वरूप श्रीराधा में हो 'सकूत' 
अपर गोपियों कीं आमक्ति को छोड़कर मनोधारण करने वाले हो । वे 
सबके चरण जल अघभिद्‌ दु खनाशक हैं, श्रीराधा के चरणामृत को परम 
भक्ति से पान कर वे सब श्रीकृष्ण विरह दु:ख से मुक्त हो गये हैं, आपका 
दुःखजो काभात्ति रूप से प्रसिद्ध है, उसको विनट्ट करती है, वह ही 
राधा है, उनके चरण कमल से जला जड़ों है, अर्थात्‌ श्रीरात्रा 
चरणारविन्द की शरणागति से जा सुख साम्राज्य का उदय हुआ है, 
उससे वे सब स्पन्दन शुन्प होकर अवस्थित हैं ॥३५॥ 


के श्रूतिस्तुति-व्याख्या # १८७ 
सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननुतकंहतं, 
व्यभिचरति क्वच कवच मृषा न तथोभययुक्‌ । 
व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया, 
मयति भारती त उरुवृत्तिभिरुक्थजड़ान्‌ ॥३६॥ 

सान्वयव्याख्या 

नाना युक्तधा जगत: असत्त्वं प्रतिपादयन्ति? ननु (भो भगवन्‌ !) 
इदं (धपि विश्‍व) सतः (परमेश्व रात्‌) उत्थितं इति (यत्तः, यत्‌ यत: उत्पन्नं 
तत्‌ तदात्मकमेव हृष्ट यथा कनकादृत्पन्नं कुण्डलादिकं तदात्मकमेव यथा 
च ब्राह्मणात्‌ उत्पन्न: ब्राह्मण एव स्यात्‌ अत हेतोः) सत्‌ चेत्‌ ? न (यतः) 
तर्केहतं (तत्र यदि सदभेदः साध्यते तदा भुभृतः अवतरति गङ्गा, वृक्षात्‌ 
पर्णपतति इत्यादिवत्‌ अपादानत्वनिदेशेनेव भेद प्रतीतेः वि रुद्धो हेतुः 
इति तकेण हृतः, भेद साधकेन हेतुना अभेद साधनं युक्तिबाधितमित्यर्थः 
कुतः) क्वच व्यभिचरति (पर्बेतोबह्मिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ इतिवत्‌ सतः 
उत्न्नत्वात्‌ इति हेतोः, पितृ पुत्रयोः मृद्घटयोइच भेदद्शनात्‌ तथा 
मुदुगरस्य भाव रूपत्वात्‌ घट प्रध्वसस्य अभावरूपत्वात्‌ झावाभावय रें- 
क्यानुपपत्तेः साध्याभावस्थलेऽपि गमनात्‌ व्यभिचारित्वम्‌) ननु सत) 
उत्यितमिति न तन्निमित्तकस्वमु, किन्तु तदुपादानकत्वमु अतो न 
व्यभिचारः, इति चेत्‌ न, यतः) क्वच (रज्ज्वादो) मृषा सर्पादिक मित्थ्यै व) 
ननु यत्न न केवलं गुणमात्र फणिनः उपादानं किन्तु अविद्या युक्त, अतः 
यतु यन्मात्रोपादानक तत्‌ तदात्मकमिति चेत्‌) न तथा (यतः) उभययुक्‌ 
(उभाम्यांसद्विद्या कारणाभ्यां युनक्ति इति तथा, अविद्या सम्बलितस्येव 
कारणता प्रसिद्धे) (ननु इदं बिश्व भर्थेक्रिया कारित्वातु सदिति चेत्‌ 
अनुमान न यतः) व्यवहृतये (अर्थ क्रियाँ) विकल्प (श्रमः अन्धपरम्परया 
इषितः इष्टएव कुतः ताम्रादि मिश्रित रजतखण्डेनापि अर्थ क्रिया 
कारित्वदर्श नात्‌ ।) 

ननु अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति? (अपामसोम 
मशृता अभुम इत्यादिभिः कर्मफलस्य नित्यत्व प्रतिपादनात्‌ असत्त्वं ब 


१८८ ॐ श्रृतिस्वृति-व्याल्या ॐ 

घटते इति चेत्‌ न, यतः) ते (तत्र) भारती (वेदलक्षणा वाणी) उरुवृत्तिभिः 
(बह्वीभिः गौण लक्षणादिवृत्तिभिः) उक्थ जडान्‌ (कर्म श्रद्धाभराक्रान्त 
मन्दमतीन्‌ एव ्रमयति, (मोहयति, नहि वेदलक्षणा तव वाणी कर्म 
फलस्य नित्यत्त्रमभिप्रेति विध्येकवाक्यत्वात्‌ लक्षणया प्राशस्त्यमात्रं 
अभिप्रेति अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गः स्थादिति भावः) ॥३६॥ 


श्रीसनातन सम्मता व्याख्या-नु (भो भगवन्‌ !) इदं (क॑सदीक्षित- 
द्विजकुल) सतः (त्वदृभक्तमाथूर कुलात्‌) उत्थितं इति (अतः कारणात्‌) 
सत्‌ चेत्‌ न, (यतः) तकेहत (युक्तिरहितं) कुतः क्वच  (त्वांभ्रियसुग्नीव 
जनकात्‌ परम भक्तात्‌ श्रीसूर्य्यात्‌ उत्पन्नेऽपि दृष्टमावापन्ने कर्ण 
व्यभिचरन्ति, (तथा) क्त्रच श्रीद्वेपायनात्‌ उत्मन्नेऽपि अन्त निगूढ्दुष्ट- 
भावापन्नः वहिः साघुभावेः धृतराष्ट्र) मृषा । (तहि घृतराष्ट्रादय 
नितान्ताभक्ताःचेत्‌) न तथा (यथा श्रीविदुरादयः परमभक्ताः तथातेनं 
भवन्तीत्यर्थः) परन्तु कंस द्विजकुलं) उभपयुक्‌ (खलत्व ब्राह्मणत्व युक्त, 
अतः) व्यवहृतये अत्र च परम्परया विकल्पः इषितः (गोपानां इष्ट इव, 


एव, नतु परमार्थतः, कुतः ताञ्रादि मिश्रित रजत खण्डस्यापि व्यवहार , 


दर्शनात्‌ ॥३६॥ 
ननु अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्य याजिनः सुक्ृतं भवति इत्यादि वेद 
लक्षणया तव वाण्या चातुर्मास्यादियाजिनस्तस्य सत्त्वमति चेत्‌ न यतः) 
ते (तव) भारथी उक्थ जड़ान्‌ (कमंश्रद्धाभारक्रान्त मन्दमतीन्‌ नतु भक्तान्‌) 
ञ्रमयति (मोहयति) ॥३६॥ | 
श्रुतिगण अनेक प्रकार युक्ति के द्वारा जगत्‌ का असत्य प्रतिपादन 
करती हैं, भो भगवन्‌ ! जो जिससे उत्पन्न होता है, वह तदात्मक होता है 


अर्थात्‌ सुवणं से उत्पन्न कुण्डलादि सुवणा से पृथक नहीं है, एवं ब्राह्मण से 


उत्पन्न ही ब्राह्मण होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रकार हेतुवाद के 
अवलम्बन से परमेश्वर से उत्पन्न हाने के कारण विश्व को सत्‌ नित्य 
नहीं कहा जा सकता है, कारण भेद साधक हेतु के द्वारा अभेद साधन 
करता युक्ति विरुद्ध है, पिता से उत्पन्न पुत्र का एवं मृत्तिका से उत्पन्न 
घटादि का भेद सुस्पष्ट है, मुद्गर द्वारा घट नष्ट होता है, मुदुगर का 


~ 


कु... 


ॐ श्रुतिस्तृति-व्याख्या ॐ १८६, 
अभाव रूप घट नाश की एकता नहीं है, अतएव सत्‌ से उत्पन्न होने, के. 
कारण ही मन्‌ है, कहने से हेतु व्यभिचारी होगा, साध्याभाव- स्थल में 
भी हेतु की विद्यमानता है । 

सत्‌ से उत्यित का अर्थ, निमित्त कारण: से नहीं किन्तु उपादान 
कारण है सुनरां हेतू व्यभिचारी नहीं होगा ऐसा भी कहना उचित नहीं 
होगा । कारण रज्यु परभृति में सर्प बुद्धि मिथ्या है, अन्य रज्जु में सर्प बुद्धि 
से भय होने के कारण कम्पादि रोग हाता है, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का: 
अपलाप होगा । वहाँ पर अविद्या ही सर्प. का उपादान है, अतएव. जो, 
यन्मात्रोपादानक, बह तदात्मक है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा । कारण 
यह विश्व सत्‌ एवं अविद्या युक्त है, कारण केवल सतु का कारण नहीं है, 
अविद्या सम्बलित सत की कारणाता सुप्रसिद्ध है। 

र्थ क्रियाकारित्व के वारण विश्च सत्‌ है, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता है, कारण व्यवहार (अर्थक्रिया) का निमित्त भ्रम अन्ध परम्परा . 
से सिद्ध है, कारणा ताम्र मिश्रित रजत खण्ड का भी अर्थ क्रिया कारित्व 
है, चातुर्मास्य करने बाले का अक्षय पुण्य होता है, हम सब सोम पान 
कर अमर बनेंगे । इस प्रकार श्रुति वाक्य से भी विश्व की नित्यता का 
स्थापन नहीं हो सकता है, कारण बेद लक्षणा वाणी अनेक अर्थ का 
प्रकाशक है, इससे मन्दमति का मोह होता है, वस्तुतः श्रुति समूह . 
वाक्यान्तर के कम भाराक्रान्त मन्दमति मानव का भ्रम उत्पन्न करते हैं, 
एक वाक्यता करने पर बोध होता है कि प्राशस्त्य प्रतिपादन के लिए ही 
उस प्रकार प्रयोग होता है, किन्तु ध्वंस प्रागभाव रहित अक्षयत्व प्रति- 
पादन के लिए नहीं है, अन्यथा वाक्य भेद का प्रसङ्ग हागा ॥३६॥ 

श्रीसनातन सम्मता व्याख्या-भो भगवन्‌ ! यह कंस दीक्षित द्विजजन 
सत्‌ है, कारण आ“के भक्त कुल में उत्पन्न हैं, इसलिए सत्‌ नहों कहा जा 
सकता है, वह तकंहत है, कारण आपका प्रिय सुग्रीव का जनक श्रीसूर्य 
से उत्पन्न होकर भी कर्ण दुष्ट भावापन्न होने के वारण, उक्त हेतु में 
व्यभिचार दोष होता हे । श्रीव्यासदेव से उत्पन्न अथ च अन्तर में निगूढ़ 
दुष्ट भाधापन्न, बाहर साधुभाव युक्त धृतराष्ट्र को नितान्त अभक्त नहीं 


१६० ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या क 
कहा जाता है, कारण उपादान गत गुण की सर्वथा अविद्य मानता 
अपम्भव है. तब कहा जा सकता है कि श्रीविदुर के समान वह परम 
भक्त नहीं है, विन्तु कम दीक्षित द्विज समूह में पुगपत्‌ खलत्व एवं 
ब्राह्मणत्व है, गोपगण का विकल्प इष्ट ही है, अर्थात्‌ ब्राह्मण जाति होने 
के कारण भगवद्‌ भक्त गोपगण के प्रणम्य ब्राह्मणगण हैं, किन्तु परमाथ 
के लिए नहीं । कारण ताम्रमिश्चित रजत खण्ड का भी व्यवहार, लोक 
में प्रसिद्ध है, अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्प याजिनः सुकृतं भवति' इत्यादि 
वेदलक्ष णवाक्पद्वारा केवल कर्म श्रद्धांभराक्रान्त मन्दमति मानव का 
मोह उत्तन्न होता है, किन्तु भक्त का मोह नहीं होता है, जो लोक आपमें 
चित्त समपंण करके कर्म करता है, उसमें “अक्षय्य हवे” वाकय सार्थक 
होता है, अभक्त में 'क्षीणे पुण्ये' यह वाक्य सार्थक होता है 

श्रत्यर्थं का मनन करते हुये त्रर्यावश श्रुत्याभिमानिनो देवगण स्तुति 
करते हैं--मीमांसक मत, मीमांमकगण काम्य कर्मे का स्वर्गादि पुरुषार्थ 
का हेतु मानते हैं और समस्त वेद को क्रिया पर मानते हैं। अतएव यज्ञ 
कर्ता यजमान का स्तात्रवत्व के कारण उपनिषद्‌ भी क्रिया पर है, उनके 
मत में, आम्नाप्रस्प क्रियार्थत्वात्‌ आनर्थेबयमु अतदर्थानां तस्मात्‌ 
अनित्यम्‌ उच्यते ! आम्नाय, अर्थात्‌ वेद, यज्ञादि क्रिया पर है, अतएव 
भ्रक्रियार्थ पर वेद अनथक है, अर्थात्‌ धर्माधर्म रूप अर्थ प्रतिपादन नहीं 
करता है, अतएव उस प्रकार वाक्य को अनित्य के समान मानना होगा । 


अतदर्थानां क्रियार्थेन समन्वयः अक्रियार्थं पर वाक्य का यजेत’ 
इत्यादि क्रियापद के साथ समुश्चारण ही सम्बन्ध है, जेमिनी वेद को 
क्रिया पर मानकर उपनिषद को भी क्रिया पर मानते हैं। तन्त्रवात्तिककार 
कहते हैं कि “श्रत्यथ” यज्ञ का अङ्गभूत जो कर्त्ता यजमान है, “तत्त्वमसि 
इत्यादि वाक्य के द्वारा ईश्वर के साथ यजमान का अभेद रूप प्रदशन कर 
स्तुति की जाती है, अतएव उपनिषद्‌ का ब्रह्म प्रतिपादकत्व रूप सार्थव त्व 
प्रत्याख्यात हुश्रा है । अतएव उपनिषद द्वारा यजमान की स्तुति की गई 
है, निविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है । वेदान्त का मत इस 
प्रकार है- 


# भूतिस्तुति-व्याश्या # १६१ 
श्रुति: (१) एकम्‌ एव अद्वितीयम्‌ ब्रह्म (२) परिज्ञानम्‌ आनन्दम्‌ ब्रह्म 
(३) अचक्षुः अश्रोत्रम्‌ । श्रुति में यजमान विपरीत आत्मा का प्रतिपादन 
हुआ है, कारण अद्वितीय परमानन्द आत्मा का कर्माङ्गत्व होना सम्भव 
नहीं है, गत्तिककार की व्याख्या समीचीन नहीं है, विशेषत: 
सबं एवहि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराङ्ग च आत्मविज्ञानात्‌ अन्यत्र इति अवधायंताम्‌ ॥ 
असंपारी आत्मा का ज्ञान छोड़कर सर्वत्र जो कुछ विविध ज्ञान 
सृष्ट होता है. वह ज्ञान संस्कार रूप ही है । जिस प्रकार जात मात्र बालक 
की प्रबृत्ति स्तन्य पानादि में होती है, वह ज्ञान सस्त्रार से ही होता है, 
किन्तु उपनिषद्‌ परमात्म ज्ञान गुरुपदेश के बिना नहीं होता है । श्रुति-- 
एतत्‌ अर्थ एक मननाय मुनयः पर्य्यंटन्ति | आत्म ज्ञानार्थं मनन के लिए 
मुनिगण पय्येटन करते हैं । 
भट्ट मीमांसक के मत में- 
अध्पस्यते खपुष्पत्त्वम्‌ कथमवस्तुनि । 
+ प्रज्ञात गुणसत्ताकमध्यारोप्येत बा न वा।। 

ज पुष्पत्त्र, अगत्‌ अवस्तु, उस अवस्तु में सुगन्ध प्रभृति का कसे 
अभ्यास हो सकता है, जिसका गुण सत्व है, प्रज्ञात है, जिस प्रकार 
रजतादि उस का अध्यारोप शक्ति में हो सकता है । इस प्रकार अध्यारोप 
से भ्रम होता है, ऐपा नहीं है, अन्ध परम्परा के कारण विकल्प होता है, 
सस्फार जन्य भ्रम होता है, संस्कार केवल पूर्ण प्रतीति की अपेक्षा करता 
है, वस्तु सत्ता की अपेक्षा नहीं करता है, जसे यक्ष युक्त वटवृक्ष है, एक 
अन्व, अपर अन्ध को कहा, उसने दूसरे को कहा, इस 
प्रकार अन्ध परम्परा भ्रमसिद्ध मित्थ्या रोपित य क्ष के कारण मूर्च्छा 
मरणादि अर्थ क्रियाकारित्व दृष्ट होता है, इस प्रकार व्यवहार अनादि के 
कारण पूर्व पूर्वे इष्ट भ्रम का उत्तरोत्तर आरोप हाता है । व्यवहार अन्ध 
परम्परा न्याथ से ही निष्पन्न होता है, अतएव अर्थ क्रियाकारिटब हेतु 
अप्रयोजक है । 


तह 


१६२ क श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ 

वेदौक्त काम्य कर्म का फल नित्य होने के कारण विश्व को सत्य 
मानना भी असङ्गत है । (१) तद्यथा इहे कर्मचितः लोक: क्षीयते । 
एवं एव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते । कृष्यादि सम्पादित शस्य की 
भाँति योगादि कर्म सम्पादित स्परे क्षयिष्णु है, अतएव वेद वाकय के 
साथ विरोध होने के कारगा कर्माकमे से जड़मति मानू व्यक्ति का भ्रम 
मात्र ही है। ईश्वर कारणवाद निर्दृष्ट हेतु जगत्‌ उत्पन्नशील है- 

(१) तस्मात्‌ वा एतस्प्रात्‌ आत्मनः आकाशः सम्भूतः । 

(२) नेह नानासि किचन । 

यह सब श्रि में ब्रह्मा को जगत्‌ का उपादान कहा गया है, अर्थात्‌ 
जगत्‌ की उतात्ति एवं प्रलय ब्रह्म में ही है। 

(३) उस प्रकार मिथ्या रजत स्वप्नाङ्गनादि मूढ़ एवं ज्ञानी का 
यातत शरीर तावत्‌ भावि शुभाशुभ फल उत्पन्न होने से एवं वीये 
पतनादि के कारण होने पर अर्थ क्रिपाकारित्त्र ह होता अतएव अर्थ 
क्रियाकारित हेतु विश्व का सत्पत्व सिद्ध नहीं होता है । 


(४) श्रुति में काम्यकमिका गमनागमन वणित होने के कारण 
कर्मफन अनित्य है, श्रुति 


(१) अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्‌ जयन्ति ते धुममु अभि- 
सम्भवन्ति, धूमात्‌ रात्रिम्‌। रात्रेः अपक्षीयमान पक्षम्‌ अपक्षीयमान 
पक्षात्‌ यान्‌ षन्मामान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोकात्‌ 
चन्द्रलोक प्राप्य अन्नं भवन्ति तां तत्रेव देवा यथा माम राजानम्‌ आप्याय 
स्ञापक्षीयस्व इति एवम्‌ एतान्‌ तत्र भक्षयन्ति । तेषां यदा पर्यवेति अद्‌ 
इमम्‌ आकाशम्‌ अभिनिष्पद्यन्ते आकाशाद्‌ वायु वायोः वृष्टिः वृष्टेः पृथिवीं 
प्राप्य अन्नं भवति एवं एव अनुपरि वत्तन्ते । 

काम्य कर्म परायणजन का आरोह अर्थात्‌ गति--जो लोक जलाशय 
अन्नदान प्रभृति से, अर्थात्‌ काम्य कर्मानुष्ठान द्वारा लोक जय करता है, 
वह मरकर धुमाभिमानिनी देवता को प्राप्त करता है, धूम देवता से 
रात्रि देवता, रात्रि देवता से कृष्णपक्ष देवता, कृष्णपक्ष देवता से 


3 


अ श्रुतिस्तुति-व्यास्या अ १६३ 


दक्षिणायन देवता, दक्षिणायन देवता से पितृलोक देवता उससे चन्द्रलोक 
को प्राप्त करता है । 


अवरोहगति--पुण्य क्षय होने पर जीव आकाश को प्राप्त करता है, 
अनन्तर वायु को प्राप्तकर वृष्टि के साथ मिलित होकर पृथिवी में शस्यगत्त 
होता है, पृथिवी में आकर ब्रीहि तिल प्रभृति अन्न होता है, क्रमश: रेत 
सिश्वनकारी के द्वारा भक्षित होकर रेत के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट होता 


' है, एवं रेत सिश्चनकारी का आकार प्राप्त करता है । 


स्वामिचरण कहते हैं-- 
उदभूतं भवतः सतोऽपि भुवनं सन्नेव सपः त्रजः। 
कुवंत्‌ कार्यमपीहं कूटकनकम्‌ वेदोऽपि नेवं परः ॥ 
अद्वेत॑ तब सत्‌ परन्तु परमानन्दं पदं तन्मुदा । 
. बन्दे सुन्दरभिन्दिरानुत हरे मा मुञ्च मामानतम्‌ ॥ 
तुम सत्‌ हो, तुम से भुवन उद्भूत होकर भी सत्‌ नहीं है, जिस 


- प्रकार माया से उदूभूत सर्पे मत्‌ नहों है । उस प्रकार कार्य व्यवहार होने 


पर भी भुवन सत्‌ नहीं है, जिस प्रकार मिथ्या कनक द्वारा कार्ये ब्यवहार 
देखा जाता है, बेद कर्मफल प्रतिपादन पर नहीं है, किन्तु परमानन्द सत्‌ 
बस्तु प्रतिपादन पर है, तुम्हारे सुन्दर चरण को आनन्द से मैं वन्दना 
करता हूँ । हे इन्दिरानुत हरे ! शरणागत, मुझ को त्याग न करो ॥३६॥ 
श्रुतिरूपा विचारमवताय्ये शुद्धभाव पदवीं शुद्धरसमय श्रीकृष्ण 
स्वरूपं च निरूपयन्त्य आहुः-सतः सर्वोत्कृष्टात्‌ श्रीकृष्ण स्वरूपादुत्थित 
मिदं नानाविधमेकान्तिकं प्रेम तत्तदद्‌भुतलीला जातं च परमाइचर्य 
परमानन्द साम्राज्य रस से अभृतत्वेनानुभूयमानं सवं सदव परमोत्कृष्ट 
मेव।न तत्र विशेषोऽस्तीति चेत्‌ (४६-१०) या निवृ'ति स्तनुश्ुतामु' 
(भा? ३।१५।४३) तस्यारविन्दनयनस्य' (१०।८७।२०) न परिल्यषन्ति 
केचित्‌’ इत्यादिना ब्रह्मा स्वरूपाद्‌ भगवत्‌ स्वरूपमात्रस्युत्कृष्टं निर्णीतम्‌ । 
(भा० १।३।२८) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” इति च क्कुष्णस्य भगवत्‌ 


''स्वरूपमात्रात्‌ उत्कृष्टत्तोक्तिः सर्वोत्कृष्ट परमानन्दघन विग्नहत्वप्रतिपादिका 


१६४ क श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 


कुष्णेति समाख्या च (भा० १।८।२०) तथा परमहंसानां मुनीनाम्‌” 
इत्यादिना च तस्य महाप्रेम शक्ति प्रधानत्वं वामनत्त नारायणत्वाद्यृक्तिः 
कृष्णे सर्वाशानां सत्त्त्रात्‌, समस्त भगवत्‌ स्तररूपाश्चयत्वाश्च, वत्सहरणे 
ब्रह्माणं प्रत्यनन्त ब्रह्माण्ड बेकुण्ठतन्नाथादि प्रकटीकरणात्‌ । एवं सर्वोत्कृष्टस्य 
श्रीकृष्णख्य चिदचिन्मय समस्ताश्रयस्थ लीला जातं सर्वंसबेविधश्व 
तदेकान्त प्रेम उत्कृष्टमेव, न कुत्रापि विशेषः, असत्ता अविद्यमानता च-- 
कस्यापि नास्वीतिचेत्‌, ननु तकेहतं यदि सवं श्रीकृष्णस्य लीला प्रेमादि 
समं स्थात्तहि पूर्वापरव्याघातः ? (भा० १।९।२०) प्रकृतिमगनकिल 
यस्य गोपबध्वः, (भा० १०।६।२०) नेमं विरिच्चोन भवो न श्रीरप्यङ्ग- 
संश्रया’ (भा० १०।६।२१) नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिवासुतः, 
(भा० १२-१२-१) ध्त्थं सत । ब्रह्मसुखानुभूत्या (भा० १०।४७।५०) 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः (१०।३०।२६) याव्‌ ब्रह्मा शो 
रमादेवी देखुर्मृच्नेचचनुत्तये (भा० १०।१४।३४) तद्‌ भूरि भाग्यमिह जन्म 
किमप्पटव्यास्‌ (मा० १०।३७।११) आसामहो चरशरेशु जुषामहं स्याम्‌ । 
एवं समोक्तर्षे उक्तर्षतारतम्य ब्याघातः। व्यभिचरति क्वच 
कृष्णलो लात्वेन कृष्णप्रिमत्वेनेव समोत्कर्षवत्त्वं व्यभिचारि = 
(भा० ३।२।२५) दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि, (भा० १०।४८।८) 
दु्भेगेदमयाचत' इत्यादि । (भा० १०।४७।६०) नायं श्रियः इत्यादिना 
(भा० १०।४७।६१) आगामहा, (भा० १०।४७।२७) विरहेण महाभाग 
मह्वास्मेऽनुग्रहः कृतः, इत्यादिना च ब्रजसुन्दय्येपेक्षयाऽन्यल् कृष्ण प्रेम्णो 
लघुत्याक्त'. । कवच गृषा व्रज भातोदये द्वारकाभावस्य निवृत्तः, शुद्धप्रेम 
सुख समुद्धचनुभवे भिश्रप्रेम सुखस्य पूबमनुभुतस्याप्यस्य स्तुष्णत्वात्‌ म हति 
सुखाणंवे मग्नस्य सुखान्तरमपि किमप्यस्नीति हृदयेऽनुदयात्‌ शुद्धमिश्च 
समस्त कृष्ण प्रेमानन्दानां चाभिभावकं श्रीराधारसाविष्टादस्थ तत्‌ प्रेमसुख 

. साम्राज्य चमत्कारः तत्रत्य प्रेमसुखे वस्तु बुद्धघभाआत्‌ उभयस्य श्रीराघा ~ 
कुष्णाख्पस्प पुरण महाव्रेम म यनवर्किशो रमिथुनस्य युक्‌ योगो यल प्रेमसुख 
तदुभयविषयप्रेमोद्भूनसुखसाम्राज्य महाचमत्कार प्रवाह इत्यर्थः। स 
न-तथा मृषा इत्यर्थः तर्दाभभावकतदतिशायित्रेमसुखान्तराभावात्‌ । ननु 
तत्तद्‌ भक्ता अगि तत्र तत्र सर्वोत्तमत्वेन स्तूयन्ते ? सत्यमु । ब्यबद्वृतये तेषां 


कि 


अ धृतिस्वुवि-व्याख्या ॐ १९५ 
तेषां भक्तानां परमप्रेमास्पदत्वेन तत्र तत्व कृष्णावस्थया व्यवहाराय 
विकल्पो विविधः पक्षः, विविधा कल्पना वा, विशिष्टतया कल्पन वा 
इमेव । अन्वपरम्परया परमोत्कष विना आदशिन्या परम्परया, केनचित्‌ 
किख्वित्‌ . सर्वोत्तमत्वेन बोधितमू, केनचित्‌ किञ्चिदेकेन कहद 
बोघितोऽपरेण करिचदित्येवमु । ननु निर्मूल परम्परा मात्रेण कथं तत्र त्र 
निर्भेरस्यात्‌ ? तत्राह तब भारती वेदलक्षणा भ्रमयति उक्थजड़ान्‌ कर्म 
जड़ान्‌ प्राचीन कर्मभिः कृत्वा जडान्‌, परमप्रेमरसोतृकर्षसीम्नि बुद्धि 
जाड्यवत इत्यर्थः । ननु नाहं वेदकर्ता, कथंमम भारतीत्युक्तम्‌ ? 
उरूवृत्तिभिः उरूणां श्रीनारायणादीनां वर्तनात्‌ त्वच्छक्तथेव वेदकत्त णा- 
मपि वेद कत्तै त्व मतस्तवेव भारतीति ॥३६॥ 


नित्य गोप्यस्तु आहु:--सतः साधोः सन्नायकस्य | राधागुणमाधुरी 
गम्यगभिज्ञातया, व्रजनागर्य्येन्तरसङ्ग प्रसङ्ग रहितस्य इदमुत्थितमस्यै 
राधाये एतदर्थ मेवोत्थानं समुद्योगः सत्‌ . सदा . वत्तेमानम्‌ः नत्वन्या 
सङ्गाथमिदंशय्यात उत्थानं वा, सत उत्कृष्टमू । अत्रेवोत्थानावस्थानात्‌ 
स्त्रशृहे गोप्यन्त रोह शेन वाऽगमनाए्‌ । अन्यासख्याह ननु चेदित्थं वदसि, 
तहि तकहतं त्वदवचनम्‌, महाविदग्धरूपशीलादि सम्पन्नेकान्तानुरामि 
गोपसी मन्मिनीमण्डले कृष्म ङ्गाशाग्रहगृहीतयातिनिरस्तत्नपा धेय्य 
ब्रजवनवीथिषु निशिदिवासअरण परे राधाद्यासक्तस्यापि त्वद्‌ 
बन्घोस्तकित एवान्यास ङ्गः, कथं तद्राहित्यंस्यादिति भावः। उत्थायात्रेवाव- 
स्थानं चानया सह विहारप्रवाहेण नैव सम्भवति, कृष्णगतजीवनानां तेषां 
न तद्‌ दशेनादि विना जीवितानुपपत्तेः। कवच मृषेव एतदन्यास ङ्ग राहित्य- 
मन्यत्रायमन बहुशोऽनुभूय मानत्वात्‌ । पुर्वेवादिन्याह उभययुक्‌ उभयस्य, 
राधा कृष्णामिधयौरश्यामनवनागरमिथुनस्य योगस्तथा न भवति, 
महा प्रगाढतरप्रेमरज्जुभिरन्योन्य संस्यूत भात्मानावतो नान्यापेक्षी 
स्वप्नेऽपीति भाव: । प्रत्यक्षविरोध इति चेत्तत्राह ब्यवहृत येऽन्ये व्येव हार 
मात्ार्थमु, नतु प्रेममहाविलासार्थविविधकल्पनमिश्मेव । तत्र हेतुः 
भन्वपरम्परया श्रीकृष्णस्य राधेक रसमम्नतायामन्धा ये तेषां ज्ञान 


परम्परया । अयं भाव:-श्रीकृष्णचन्द्र: सदा राधासङ्गचेव, अन्येषामपि 


१६६ के श्चतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

ब्रेमवतां भावनावशात्‌ कस्यचित्‌ अवस्थाया स्तत्र तत्राविर्भावेन ततद्‌ 
व्यवहार सम्पत्तेः, स्वरूपेण तु श्रीकृष्ण: श्री राधा नित्यस ङ्गमेव अन्धयति 
जनानु या परम्परा कृष्णस्य स्वभाविकी अवस्था परम्परा तयेति । 
एतञ्चानुभवसिद्धमेव, पित्रोमिकटे बाल्योचित्तवृत्तिमाचरन्नेव अन्यतो 
महानागर लीलां रचयन्‌, यतो बहुशो दृष्ट: । योगमाया भगवती हि 
श्रीकृष्णहितायंव तथा देव्या सर्जेसमाधानात्‌ रासोऽपि तथेव निर्वाहितः। 
अन्यास ङ्गिरूपाविर्भावनेन च तथेव राधाया मानादिजननेन कृषणस्य 
भारती इतः कृष्णं प्राप्नुवतः परम प्रेमास्पदतया जानतो वा उकथे सेवने 
राधायाः प्राणभृते कृष्णे जड़ान्‌ तद्‌ विषयेऽज्ञान्‌ अमयति, मदेकासक्त इति 
भ्रान्तिभाज: करोति। यद्वा, भा भानं तत्तत्‌ सुहृदादीनामु प्रस्माकमेवाति 
प्रीतिबन्धकरः कृष्णः। इति यत्‌ प्रतिभानं तया या रति स्तामितः प्राप्तः । 
अन्यग्रोपीनां भानेन राधात्यक्त वा इदानीमस्मावू प्राप्त इति बुद्धघा रति 
रतिक्रीडाँ प्राप्त: । वस्तुतो राधार्साङ्ग रूपो नेवान्या गोचर इति ॥३६॥ 


थुतिरूपा गोपी कहती है- विचार को उठाते हुये शुद्धभाव पदवी 
-को एवं शुद्धरसमय श्रीकृष्ण स्वरूप का निरूपण करते हुये कहती है, 
सतं:, सर्वोत्कृष्ट श्रीकृष्ण स्वरूप से उत्थित नानाविध ऐकान्तिक प्रेम, उस 
लौंला से उद्भूत आस्त्रादन तथा परम आश्चर्य, परम नन्द साम्राज्य 
रसपूर्ण अनुभव सकल, 'सदेव” परमोत्कृष्ट ही है। वहाँ पर विशेष नहीं 
है, ऐसा यदि कही ती, भागवत के (४।६।१०) में वणित है, तुम्हारे चरण 
कमर्ल के ध्यान से और तुम्हारे भक्त तुम्हारी कथा श्रवण से जो आनन्द 
होता है, वह आनन्द मुक्ति में ब्रह्मस्वरूप होने पर भी नहीं है। 
(३१५४३) में ज्ञानी गुर सनकादि वा आकर्षण श्रीचरण तुलसी बी 
सौरभ से ही हुआ, (१०।८७।२१) में तो अंपवर्ग को न चाहने का सम्वाद 
ही है, इस ब्रह्मस्वरूप से समस्त भगवत्‌ स्वरूप का उत्कर्ष प्रदर्शित हुआ 
है । (१३।२५) में 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं उक्ति तै: भगवत्‌ स्वरूप मात्र 
से श्रीकृष्ण का उत्क्षे' एवं सर्वोत्कृष्टत्व परमानन्द घन विग्रहत्व 
प्रतिपादिका समास्या श्रीकृष्ण नाम ही है । (१।८।२०) के द्वारा परमहंस 
अंमलात्मा मुनियों को भॅक्तिधोग प्रदान करने के लिए आपका आगमन 


= 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ १६७ 
है, इस कथन से महाप्रेम शक्ति प्रधान श्रीकृष्ण हैं, यह सूचित हुआ है, ' 
उनको वामन नारायण शब्द से भी कहा जाता है, कारण आप अंशी 
होने के कारण समस्त अंशों की विद्यमानता आपमें होती है. समस्त 
भगवत्‌ का एकमात्र आश्रय भी आप हैं। वत्स हरण लीता में ब्रह्मा को 
अनन्त ब्रह्माण्ड वेकुण्ठ उनके अधिकारी को भी आपने दिखलाया है, एवं 
सर्वोत्कृष्ट की लीला भी दिखलाई गई है। 


'ननु तकंहतं' श्रीकृष्ण के सब लीला प्रेमादि में यदि समता हो तो, 
पूर्वापर को हानि होगी, (भा० १।६।४०) में गोपबघूओं ने जिसकी प्रकृति 
को जाना है, (भा० १०।९।२०) में मिरिव्चि, भव, लक्ष्मी भी गोपियों के 
समान प्रसन्नता लाभ करने में असमर्थ है। (१०।६।२०) में गोपिका सुत 
भगवान्‌ भक्तिमान्‌ के लिए जिस प्रकार सुलभ हैं, दूसरे के लिए उस 
प्रकार सुलभ नहीं है । (१०।१२।२१ में पुण्यवान्‌ ब्रजवासीगण परब्रह्म के 
साथ खेलते हें । (१०।२७।६०) में गोपियों की असमो द्धे व प्रसन्नता प्राप्ति 
वणित है, (१०।३०।२३) में ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी के वन्दित चरण की 
अनावाप प्राप्ति द्वारा गोपी सौभाग्य का वरान है । (१०।१४।३४, १०।४७। 
५१) व्रजवासि के चरणरेणु की प्रार्थना से सम. उत्कर्ष तारतम्य की हानि 
होगी, कहीं पर व्यभिचार भी है, वह कृष्ण लीला रूप से. और श्रीकृष्ण 
प्रेम के कारण ही सम, उत्कर्ष प्रभृति का प्रकाश होता है, (३।२।८, १०। 
४७।६०, १०।४७।६१, १०।४७।२७) में गोपियों की भ्रपेक्षा सबको भाग्यहीन 
कहकर ब्रजसुन्दरी' की. अपेक्षा सर्वत्व कृष्ण प्रीति का लघुत्व प्रदशन हुआ 
है, 'क्वच मृषा' व्रजभाव का उदय होने पर द्वारका भाव निवृत्त हो जाता 
है, शुद्धप्रेम सुख समृद्धि का अनुभव से पूर्वे अनुभूत मिश्च प्रेम सुख का 
अनुभव असत्‌ के समान प्रतीत होता है । सुगभीर सुखाराँब में निमज्जित 
होने पर और भी कुछ सुखानुभव है ? इस प्रकार अनुसन्धान हृदय में 
होता ही नहीं है, इस प्रकार शुद्ध मिश्च समस्त कृष्ण प्रेमानन्द को 
अभिभूत करने वाला एकमात्र पदाथ है, श्रीराधारसाविष्ट निरत उस प्रेम 
सुख साम्राज्य का. चमत्कार उस प्रेम सुख में वस्तु बुद्धि नहीं रहती है । 
उभय का श्रीराधा कृष्ण नामक पूर्ण महाप्रेमतय नवकिशोरयुगल का 


१६८ के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
जिस प्रेम सुख में योग है, उस प्रेम में परस्पर ही परस्पर का विषयाश्रय 
हैं, एवं उस प्रेम से ही उद्भूत सुख साम्राज्य का महा चमत्कार प्रवाह 
होता है, वह उप प्रकार मिथ्या नहीं है, उसको अभिभव करने बाला, 
उससे भी चमत्कार पूर्ण प्रेम सुखान्तर है-ही नहीं। भक्तगण भी तो 
सर्वोत्तम रूप से स्तुति योग्य होते हैं ? सत्य है। व्यवहृतये, उन~उन 
भक्तों का परम प्रेमास्पद कृष्ण हैं, इस प्रकार कृष्ण की अवस्था को 
व्यवहार में लाने के लिए है, विकल्प” विविध पक्ष, विविध कल्पना होती 
रहती है, विशिष्ट रूप से भक्तों की वर्णाना करना तो हृष्ट ही है। अन्ध 
परम्परया, परमोत्कर्ष के बिना ही आदर्श परम्परा से, किसी ने किसी को 
कुछ सर्वोत्तम रूप से कहा, किसी ने किसी से कुछ समझा वह भी उसको 
कुछ समझाया, इस प्रकार मुलहीन परम्परा से ही सब चलते हैं, शबा 
हो सकती है कि-निर्मूल परम्परा मात्र से निर्भर केसे होगा ? उत्तर में 
कहते हैं-तुम्हारी भारती वेद स्त्रूपशास्त्र उक्‌थ जड़, काम्य कमे से 
जड़मति, पहले कर्माम्पास करके ही जड़मति को प्राप्त करते हैं, इससे 
परम प्रेमरस की उत्कर्ष सीमा में अवगाहन करने के लिए बुद्धि जड़ हो 
जाती है, मैं तो वेदकर्ता ही नहीं हूँ, और मेरी भारती केसे होगी ? उरु 
वृत्तिभि:--श्रीनारायण प्रभृति वेदों का प्रवत्तेक हैं, किन्तु तुम्हारी शक्ति 
से ही वे सब वेद का प्रवर्तक होते हैं, अतएव भारती तुम्हारी ही है ॥३६ 


नित्यगोपी कहती हैं -सत्‌, साधु, सत्‌ नायक, राधागुण माधुरी में 
सम्यक्‌ रूप से अभिज्ञ होने के कारण अन्य व्रजनागरी का सङ्ग रहित 
है, अतः इदमुत्थितम्‌, उस राधा के लिए ही उत्थान सम्यक्‌ रूप से 
उद्योग प्रयत्न सत्‌ सदा तुम्हारे में वत्तेमान है। अन्य गोपी सद्ध के लिए 
शय्या से नहीं उठते हो, यह सत्‌ हैं, उत्कृष्ट है, शय्या से उठकर यहाँ 
पर ही अवस्थान करते हो, निज गृह में अन्य गोपी के उद्देश से नहीं 
जाते हो । अन्य सखी बोलती हैं--यदि तुम कृष्ण को बेसी कहोगी तो 
तुम्हारा कहना तक॑ सिद्ध नहीं होगा। ब्रज में महाविदग्ध, रूप शीलादि 
सम्पन्न एकान्त अनुरागी पूर्ण गोप सीमन्तिनीगण हैं, वे सब कृष्ण सङ्क 
लाभ की आशा से वह ग्रह ग्रस्त की भांति ध्यं लज्जा को छोड़कर 


ॐ श्रुतिस्तुति व्याख्या ऋ १९९ 


ब्रज के कानन में दिन रात भ्रमण करती रहती हैं, तुम्हारे बन्धु श्रीकृष्ण 
हैं, और राधा में आसक्त भी हैं, किन्तु अन्य गोपी का सड्भ तो तकेसे 
सिद्ध हुआ है, कैसे कहती. कृष्ण का सङ्क दूसरे के साथ नहीं है ? उठकर 
वहाँ पर ही रहना राधा के साथ विहार प्रवाह में आप्लुत होते रहना 
कैसे सम्भव होगा? कृष्णगत जीवन गोपसीमन्तिनीगण कृष्णदर्शन 
स्पशे प्रभुति के बिना जीवित रह नहीं सकती। श्रतएव अन्य सद्ध 
राहित्य अन्यक्ष न जाता, कहना सबैथा मिथ्या ही है, अनेक प्रकार से 
अनेकों ने अनुभव भी किया है, पूर्ववादि गोपी कहती है--राघा कृष्ण 
नामक गौरध्याम नवनागर मिथुन का योग उस प्रकार नहीं होता है, 
महाप्रगाढतर प्रेमरज्जु से अन्योन्य गृँथे हुए रहते हैं, स्वप्न में भी दूसरे 
की अपेक्षा नहीं होती है। यदि कहो कि, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है ? तो 
कहती हैं, अपर के साथ केवल व्यवहार निष्पन्न के लिए ही होते हैं, 
किन्तु महाप्रेम बिलास के लिए नहीं, अतः अनेक प्रकार कल्पना तो इष्ट 
ही है, उसमें हेतु यह है अन्ध परम्परा, श्रीकृष्णचन्द्र राधारससुधानिधि 
में मग्न हैं, किन्तु जो लोक उसमे अन्ध हैं, उसकी ज्ञानपरम्परा से ही 
बंसी प्रतीति होती है, कहने का तात्पर्य यह है- श्रीकृष्णचन्द्र सदा राधा 
सङ्गी ही है, अपर प्रेम वाले के पास उसकी भावनानुसार कभी कुछ 
अवस्था होती तो है, उससे व्यवहार निष्पन्न भी होता है, बिन्तु 
स्वरूप सेनो श्रीकृष्ण सवदा श्रीराधा सङ्गी ही है, जो परम्परा जन 
समुदय को अन्ध बना देती है, उसको अन्ध परम्परा कही जाती है, वह 
कृष्ण की स्वाभाविकी अवस्था परम्परा है। उससे ही बेसी प्रतीति होती 
है । यह अनुभव मिद्ध भी है, माता-पिता के निकट तो कृष्या बाल्यलीला 
प्रकट करते रहते हैं, उसी समय अन्यत्र महानागर लीला की भी रचना 
करते रहते हैं, इसको अनेकों ने अनेक प्रकार से देखा भी है, योगमाया 
भगवती श्रीकृष्ण के हित के लिए व्रज में आविर्भूत होकर सब समाधान 
करती रहती है, रास का समस्त समाधान भी उन्होंने ही किया है। 
अपर की आसक्ति का जब कृष्ण में आविर्भाव कराया जाता है, तो उससे 
_श्रीरावा में मान उत्पन्न हो जाता है, और श्रीकृष्ण का रमोल्लाम भी 
होता है, उनकी बात है कि कृष्ण उन सबमें आसक्त हैं। वह भ्रम है। 


२०० ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 

कृष्णा का कथन भी उस प्रकार ही है, कृषण की भारती उन सबको भ्रम 
में डाल देती है । जो गोपी अपने प्रति कृष्ण की प्रेमी जानकर कृष्ण की 
सेवा में रत हो जाती है, वह राधा के प्राण सवेस्व श्रीकृष्ण के विषय में 
अज्ञ हो जाती है, भ्रम में पड़ जाती है, मेरे में आसक्त है कृष्ण, इस 
प्रकार धारणा कृष्ण की भारती ही करा देती है । यद्दा मा, मान उनके -. 
सुहृदों का ज्ञान, हमारी प्रीतिवश कृष्ण हैं, इस प्रकार धारणा से प्रेरित 
होकर कृष्ण की रति में प्रवृत्त होना और अन्य गोपी का मान होने से 
ही राधा को छोड़कर हमारे पास कृष्णा आ जाते हैं, इस प्रकार बुद्धि से 
प्रेरित होकर रति क्रीड़ा को प्राप्त करना है। वस्तुः श्रीकृष्ण का राधा 
सङ्गि, अगर के लिए सवेथा अगोचर है ॥३६॥ 

न यदिदमग्रआस न भविष्यदतो निधना, 

दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषेकरसे । ` 

अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पप्थे, 

"बितथमनो विलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥ , 

: सान्त्रयव्याख्या 
(यत्‌ (यस्मात्‌) इदं (विश्व) अग्रे (सृष्टेः पूव) न आस (नासीत्‌) 
गिधनात्‌ (प्रलयात) अनु (अनन्तरं) न भविष्यत (न भविष्यति) अतः 
(अस्मात्‌ कारणात) अन्तरा (मध्ये) एकरसे (वे वले) त्वयि मृषा (म्थ्यिः 
रूप एवं) प्रिभाति मितं (निश्चित) अतः (यतः एबं अस्गत्‌ हेतोः) द्रविण 
जाति विङल्पपथेः (द्रि जातीनां द्रत्यमाश्राणां मृल्लोहकाए्णायस- 
रूपाणां व्रिकल्पा भेदाः, घटादयः तेषां. पन्थानः मार्गाः प्रकारा इट. थः त) 
उपमीयते (महशतया निषूपयते) इति (एवं ये) वितथमनोविलासं 
(तित्थं मिथ्याभूतं मनोविलासं) ऋतं (सत्यं) अवयन्ति (जानन्ति, ते) « 
अबुधाः (अज्ञाः) ॥३७॥ ` , 
भीसनातन सम्मता ब्याख्या - शिशुपाल दन्तवक्र कृतं इदं दौरात्म्यं 

न वास्तवं स्थादित्याहुः) यत्‌ (यस्मात्‌) इदं (दौरात्म्यं) अग्रे (जय- विजय 
देहस्थिति काले इत्यर्थः) न आस (नासीत्‌) निधनात्‌ (दृश्यमान क्षत्रदेह 


का 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या % २०१ 
नाशात्‌) अनु (ग्रन्तर) न भविष्यत्‌ (भविष्यति) अतः अन्तरा, (मध्ये एव 
तयोः दीरात्भ्यं) एकरसे (कदापि अव्यभिचारिणी परमानुग्रहैकरसे) त्वयि 
मृषा विभाति मितं (इतिज्ञातं) अतः (यतः एवं अस्मात्‌ कारणात्‌) द्रविण 
जातयः स्वर्णेरूप्यादय: तासां विकल्पाः भेदाः कटककुण्डलादयः तेषांपथिभिः 
प्रकारे:) उपमीयते, इति (एव ये शार्वादयः) वितथ मनो विलासं (ब्रह्म 
शापेन कृत्रिमतया मनसि प्रकटितं त्वयि द्वेषरूपं दौरात्म्यं) ऋतं (सत्यं) 
भवयन्ति (जानन्ति ते) अबुधाः (मुर्खा एव) ॥३७॥। 


यत्‌==5जिस कारण, इदम्‌ =यह विश्व, अग्रे-सृष्टि के पहले, न 
आस--नहीं था, निधनात्‌ अनु न भविष्यत्‌ ==प्रलय के बाद भी नहीं 
रहेगा, अतः अतएव, अन्तरा=मध्ये, एकरसे त्वयि=केवन आप में, 
'मृषा विभाति=मिथ्या रूप से भान होता है, अतः द्रविण जाति. विकल्प 
प्थेः==अ्तएव यह विश्व मृत्तिका लीहादि द्रव्य मात्र के घट कुण्डलादि 
भेद प्रकार के, उपमीयते सहश निरूपित होता है, ये वितथ 
मनोतिलासमू= जो लोक वितथ मनोविलास मिथ्याभूत मनोविलास को 
स॒त्य मानता है। 


धीसनातन सम्मत व्याख्या - शिशुपाल दन्तवक्र कृत दौरात्म्य 
वास्तव नहीं है, कारण यह दौरात्म्य जय विजय के देह की स्थिति काल 
में नहीं था, शिशुपाल दन्तवक्र के देह नाश के बाद भी नहीं रहेगा, केबल 
मध्य समय में मिथ्माभूत दोनों का दौरात्म्य एक रस आपे प्रकाश प्राप्त 
होता है, यह सुस्पष्ट है, इसलिए सुवणं रीप्यादिका भेद प्रकार (अर्थात्‌ 
कुण्डलवलयादि) द्वारा उपमा दी जा सकती. है, णाल्व प्रभृति इस 
मिथ्याभूत मनोविलास को सत्य मानते हैं, वे सब अज्ञ हैं ॥३७॥ 

प्रपश्च उत्पत्तिशील है, चतुर्विंश श्र॒त्यभिमानिनी देवता स्तुति करते 
हैं, श्रृति--(१) यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते । (२) नेह नानास्ति 
किचन यत्‌ = का रण, इदमु-- यह विश्व, अग्रे=सृष्टि के पहले, न श्रास = 
नहीं था। श्रुति 

(१) सदेव सौम्य इदम्‌ भग्र आसीत्‌ (२) आत्मा इदमु एक एव अग्र 


२०२ ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या अ 
आसीत्‌? निधनात्‌ अनु=प्रलय के पश्चात्‌, न भविष्यत्‌ = यह्‌ विश्व नहीं 
रहेगा । 


श्रृति-(१) न असत्‌ आपीत्‌ न सत्‌ आसीत्‌ तदानीम्‌ सृष्टि के पूर्व 
यह जगत्‌ अखण्डेक रस जगत्‌ का अधिष्ठान रूप स्वरूप भुत वास्तव पदार्थ 

पे था | आत्मा का कार्यभूत नाम रूपात्मक जगत्‌ नहीं था, प्रलयान्तर ~ 
सृष्टि के पूर्व 'असत्‌' अर्थात्‌ कारण भो नहीं था, “सत्‌? अर्थात्‌ कार्ये भी 
था, अत: एक रस आपमें मिथ्या रूप से प्रतीत होता है। जिस प्रकार 
कारण मृदादि सत्य हैं, . कार्यं घटादि नामधेय मात्रता हैं, उस प्रकार 
आकाशादि की नाम मात्रता हैं, ब्रह्म ही सत्य हैं । 


(१) यथा सोम्येकेन मृत्‌ पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं भवति । 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । यथा एकेन लोहमणिना 
सर्व लौहमयं विज्ञातं स्थात्‌ यथा एकेन नखनिङृ्तनेन सर्व का्ध्णायसम्‌। 


स्वामिचरण के मत में- 
मुकुट कुण्डल कडू'ण किङ्किणी परिणतं कनकं परमार्थतः । 
महदहङ्कृति खप्रमुखम्‌ तथा नृहरे न परं परमार्थतः ॥ 


हे नृहरे ! मुकुट कुण्डल कुण किकिणी में परिणत पदार्थ परमार्थत 
कनक है, उस प्रकार महत्‌ अहङ्कृति आकाश प्रमुख पदार्थ जगत्‌ नहीं 
है, किन्तु परमार्थ परब्रह्म ही है ॥३७।। 

श्रुतिरूपा आहुः--यत्‌ रत्यादि प्रसिद्धमिदमनुभवसिद्धस्‌ इदम्‌ 
भगवत्‌ स्तरूपजातम्‌ नारायणादि बड़े पूर्व प्रकृत्याविर्भावान्न आस, प्रकटं 
नासीत्‌, निधनात्‌ प्रकृत्यन्तलयादनु चन भविष्यन्ति, प्रकटरूपेण न 
स्थास्पति अन्तरामध्येमितं प्रकटतया ज्ञातं प्रमाण ज्ञानेन महापूर्णं 
ब्रह्मानन्द घनतया यथा स्त्रानुभवात्‌ सर्वं त्वथिविभाति, हृदि वहिर्वा ` 
भासमाने सति मृषामिथ्येव भवति । त्वयि कथम्भूते ? एको मुर्योरसो 
यस्य, एक एव रसो यस्येति वा, महासुखसामञ्राज्य सिन्धुकोटि प्रतिपादन 
निस्यन्दि परममधुर पदारविन्दे त्वयि समनुभुयमानेऽन्यत्रसुख बुद्धघतु- 
दयान्महासुखमयत्वेन ज्ञानस्य प्राक्तनस्य बाधात्‌ । अतो द्रविण जातीनां 


ॐ श्रृतिस्तुति-व्याच्या ॐ २०३ 
द्रव्यजातींनां ये विकल्पा विविध प्रकारास्त एव पन्थानो ज्ञानोपायास्ते 
भेगवत्स्वरूपमधि तारतम्येनानुमीयते, यथा सुवर्णादेः कुण्डलाद्या विकल्पा 
बहवो भवन्ति, यथा वा रसानां विविधाः प्रकाराः यथा ग दुग्धादेविकृति 
भेदास्तारतम्येन रमगीयता चमत्कारं विभ्रति। महाचमत्कारविकल्प 
विशेष चानुभूते पूवंगृहीतरूपं मिथ्येव भवति, सर्वोत्तमेन बाधितत्वात्‌ । 
- एवं भगवत्स्वरूपानन्दादि चमत्कारः परमतया पूर्वगृहीतोऽपित्वदानन्दादि 
चमत्क्ारानुभवेन बाधितो भवतीत्यर्थः । भअबुधास्त्वद्रूपास्वादरहिता 
वितथं मिथ्येव मनोबिलासमात्रं सर्वोत्तमत्वेन ज्ञातं स्वरूपमित्यर्थः, ऋतं 
यथाथेमित्यवयन्ति सर्वोत्तमत्वेन जायमानां बुद्धि यथार्था मन्यन्त 
इति ॥३७॥ 

नित्य गोप्यस्तु - कृष्णे स्वाधीनतां राधायाश्चातिस्नेह व्यञ्जयन्त्य 
आहुः, यदिदं तवान्यगोपीभिविहरणादि, तदग्रे राधापरिचयानन्तरं राधा 
सङ्गात्‌ पूर्वनास । राधारूपमाधुरी चमत्कारानुभवानन्तरं तुच्छ तुच्छवत्‌ 
हृत्वा समस्त व्रजवरसुन्दरीणामुपसक्नानामपि दर्शनादित्यागान्‌ । अतोऽनु, 
भतः पश्चादपि न भविष्यति । निधनं स्व भङ्गाभावेमरणां दृष्टापि नियतं 
धनं स्वेस्त्रभूतस्त्वं यस्य ताहश परमानुरागि गोपीजनं प्राप्यापि यञ्चान्तरा 
मितं ज्ञातमस्माभिरन्यया विहरणं त्वयि तन्मृषा तितिक्षया अस्माक- 
मुपेक्षयेव । कथम्भूतेत्वयि ? एकं राधासङ्ग सुखमेव रसयति, अन्यत्तकृष्ण: 
सुखबुद्धधा न प्रवत्तंते, किन्त्वनुरोधादेव । भवतु तावता किमित्युपेक्षित- 
मासीत्‌ । अतः परमन्यया आलापोऽपि हक्पातोऽपि कत्तु न दातव्यः, 
सन्ततमस्मत्‌ घ्राणसखी सविध एव त्वं स्थापनीयः, मनागपि नास्यास्त्वद्‌ 
बिच्छेद दुःखं सोढ़, शक्नुमः इति भावः। अतो यतः श्रीराधायामेव 
तवाद्यासक्ति रन्यत्रासक्तथभिनयमात्रमु न वस्तुतः । ततो द्रविण जाति 
विकल्प पथेरुपमीयते, विकारो मिथ्या मृदाद्यबसत्यं यथा तथाऽन्यासक्ति 
मिथ्या राधासक्तिरेव वास्तवीति। अबुधा गोप्यो वितथं मनोविलास 
मात्रमृतमित्यवयन्ति, कृष्णस्य कपटप्रीत्यतिशयब्यञ्जनेन कृष्णेऽस्मा- 
स्वत्यासक्त इति यो मनोविलासो मनः कल्पनं तदेव सत्यमवयन्ति । 
इदानीमस्माभिरन्या प्रसङ्गोऽपि निषेध्यस्तदा तासां भ्रमो गमिष्यति 
कृऽणोऽस्मद्‌ वशवर्त्तीति ॥३७॥ 


२०४ श॑ अतिस्तुंति-व्याख्या श्र 
अं तिरूंपा गोंपी केहुतीं--श्रुतिं में वणित है, वह अनुभव सिद्ध है । 
यह भगवत्‌ स्वरूपे जात श्रीनारायणादि प्रकृति आविर्भाध के पहले प्रकट 
नहीं थे । प्रकूंति का आत्पन्तिकलयं होने के बाद भी नहीं होगा प्रकट रूप 
में नहीं रहेंगे। अन्तरा मध्य में, प्रकट रूप में ज्ञात होते हैं, प्रमाण ज्ञान 
से महापूर्ण ब्रह्मानन्दघन से जो अनुभूत होते हैं, वे सब आपमें ही शोभित 


होते हैं। आप किस प्रकार हाते हैं, जसका मुश्यरस एक ही है, एक ही 7 


रस जिनका है, महासुख साम्राज्य सिन्ब्रुकोटि प्रतिपादन निस्यन्दि 
परम मधुर पदारविन्द आएका है, आपकी अनुभूति सम्यक्‌ रूप से होने 
पर अन्यत्र सुख बुद्धि का उदय होता ही नहीं, महाधुखमय ज्ञान प्राक्तन 
ज्ञान का बावक हाता है। 
अतएव द्रब्य जाति के जो विविध प्रकार होते हैं, वह ज्ञान प्राप्त 
करने का उपाय है, उससे ही भगवत्‌ स्वरूप को भी तारतम्य से जान 
सकते हैं । उससे ही अनुमान होता हे, जिस प्रकार सुवर्णादि के कुण्डल 
प्रभति अनेक प्रकार हाते हैं, जिस प्रकार रस के अनेक प्रकार हाते हैं, 
जिस दुग्ध का विकार से अनेक पदार्थ बनते हैं, वे सब ही मूल से 
तरतमता से रमणीय एवं चमत्कार पूणं होते हैं। महा चमत्कार पुणा 
विकल्प विशेष का अनुभव से पूवं गृहीत रूप मिथ्या होता है, सर्वोत्तम 
ज्ञान ही उसका बाधक बनता है। इस प्रकार भगवत्‌ स्वरूपानन्दादि 
चमत्कार परम तो है, प्रथम उम प्रकार से गृहीत भी हुआ है, आपके 
भ्रातन्दादि चमस्कारानुभत्र से वह ज्ञान बाधित होता है। अबुधगण 
आस्त्रादन करने में अममथ हते हैं, और आप सर्वोत्तम स्वरूप होने पर 
भी सब आपकी मिथ्या, मनोविलास मात्र मानते हैं, और सर्वोत्तम रूप 
सङ्जात बुद्धि को ऋत यथार्थ मानते हैं ॥३७॥ 
नित्यगोपौ कहती हैं -श्रीकृषण में स्वाधीनता एवं श्रीराधा में अति 

स्तेहशीलता है, उसको वर्णन करती हुई कहती है, यह जो अन्ये गोषियों 
के साथ तुम्हारे विहारादि हैं, वह सब राधा परिचय के पश्चात्‌ ही हुआ 
है, राधा के साथ होने के पहले नहीं था, राधा रूप गुण माधुरी चमत्कार 
का अनुभव के अनन्तर उसको तुच्छ की भाँति मानकर समस्त ब्रजसुन्दरी 


# थुतिस्तृति-व्याख्या # २०५ 
गण स्वयं आकर सेवा के लिए उपस्थित होने पर भी उन सबका दर्शन 
करना भी कृष्ण ने छोड़ दिया था, अतः अनु, पश्चात्‌ अन्य गोपी का 
सङ्ग होना सम्भव ही नहीं है । निधन-सङ्ग के अभाव से मरणा होगा, 
जानकर भी नियत घन सववस्व भूत तुम हो, उस प्रकार परमानुरागि 
गोपीजन प्राप्त होने पर भी मैं सब जानती हुँ कि कृष्ण अपर गोपी के 
साथ सद्ध करता है, यह मिथ्या है, कारण सहन शक्ति के द्वारा ही हम 
सब उपेक्षित रहती हूँ। तुम किस प्रकार हो ? एक राधा सङ्ग सुख के 
लिए ही राधा रस सुधामियि में निमज्जित होकर रहते हो । 


अन्यत्र कृष्ण, सुख बुद्धि से प्रवृत्त नहीं होते हैं, किन्तु अभुरोध से ही 
प्रवृत्त होते हैं । हो, उससे क्या होगा ? इम प्रकार उपेक्षित ही होती है । 
अतएव अन्य के साथ आलाप हकपात करने के लिए भी समय नहीं दिया 
जाता है । निरन्तर हमारी प्राण सखी के पाम ही तुम्हें रखना है। हम: 
सब ईषद्‌ भी तुम दोनों का विच्छेद सहेन कर नहीं पाती हैं। अतः जिस 
कारण से श्रीरावा में तुम्हारी आद्या भासक्ति है, अन्यक्ष आसक्ति का. 
अभिनय मात्र है । वस्तु नहीं है, अतएव जिस प्रकार मृत्तिका प्रभृति का 
विकार मिथ्या है, ओर मृत्तिका सत्यं है, उस प्रकार अन्यासक्ति झी मिथ्या 
है, राधा आसक्ति ही वास्तविकी है, अविवेकी गोपीगण वितथं, 
मिथ्या मनोविलाम मात्र ही जानती हैं, श्रीकृष्ण कपट प्रीति का प्रदर्शन 
अतिशय रूप से कराते हैं, उसको ही हमारे प्रति कृष्ण अति प्रीत हैं, इस 
प्रकार मानकर मनोत्रिलास, मन: कल्पन को ही सत्य मान लेती है, इस 
समय हम लोकों ने अन्य सङ्ग छोड़कर आई हुँ । इस प्रकार गोपी हृदय 
में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और गोपीगण मानती है कि कृष्ण तुम्हारे 
वशवत्ति हैं ॥३७॥ 


स यदजयात्वजामनुशयौत गुणांश्च जुषन्‌, 
भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः । 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो, 
महसि सहोयसेऽएगृणितेऽपरिमेयभगः ॥३८॥ 


२०६ ॐ श्रुतिस्तृति-व्याख्या श्र 
सान्वयव्याख्या 


स (जीवः) तु यत्‌ (यस्मात्‌) अजया (मायया) अजां (अविश) 
अनुशयीत (आलिङ्गेत, तस्मात्‌) गुणान्‌ (देहेन्द्रियादीन्‌) तदनु (तस्पश्चात्‌) 
सरूपतां (तद्धे योगं) च जुषन्‌ (सेवमानः) भ्रपेतभगः (पिहितानन्दादि 
गुणः च सन्‌) मृत्युं (मरणधमि संसारं) भजत्ति (प्राप्नोति) अहिः (सपंः) 
तरचं इव आत्तभगः (नित्यप्राप्तेश्वयेः (त्वं उत (तु) तां (अजां) जहासि, 
(कृतः) अपरिमेयभगः (अपरिमितेश्वयेः च त्वं} अष्ट गुणिते (अणिमादष्ट 
विभुतिः भूतिः)महमि (पर मेश्वय्ये) महीय से (पूज्यते विराजसे इत्यर्थः ॥ ३८ 

श्रीसनातन सम्क्ता व्यार्या- (ननु भवतु तयोः संसारित्वस्य 
मिथ्यात्वं निद्रादिरूपं प्रापञ्चिक जीवावस्थां भजतो मे जीवनिविशेषत्वेन 
कथं संसारित्वाभाव इत्याशद्भुघ साधारण जीदस्येव दु खभरस्य अविच्छेद 
वर्णयन्त्यः श्रीभगवतो नित्यनिर्भेर परमानन्दास्वादमाहुः) सः (जीव) तु 
यत्त (यस्मात्‌) अजया भविद्यया अजां (अजाकार्यभूतां निद्रां) अनुशयीत 
(आलिङ्गेत, तस्मात) गुणाम्‌ (निद्रासम्बन्धि विषयान्‌) स रूपतां सुरनर 
तियेक्‌ समान रूपता च) जुषन्‌ (भजध) अपेत भगः सवंथाविस्मृत निज 
(साध्यसाधनभावः सम्‌) तदनु मृत्यु (मृत्युतुल्या सुषुप्तिमपि) भजति, अहिः 
(सर्पैः) त्वचं इव आत्तभगः (यीगनिद्राणामपि प्रव टितपरमश्व्येः) त्वं उत 
(तु) तां (अजां) जहासि (दूरतः परिहरसि, जीववत्‌ रजः कार्यभूता निद्रा 
नास्त्येव किन्तु विशेष विलामभूता निद्रा तवास्ति इत्र थः यतः) अष्टगुणिते 
(अष्टाभिः मुख्यभताभिः प्रेयसीभिः गुणिते परिशीलिते महसि रासादि रूपे 
महोत्मवे) अपरिमेयभगः (युगपत्‌ सवब्रजसुन्दरीगणपाइवँबत्तित्वात्‌ 
अप्रकटित पूर्वाणां सवंगुणरूपमाधुरीविशेषाणां प्राक्ट्याञ्च परमादभूत 
स्वरूप: सन्‌ महीयसे त्रिराजसे इत्यर्थः ॥३८॥ 

जीव मायामुग्धहोकर अविद्या को आलिङ्गन करता है, इसलिए 
देहान्द्रियादि का भजन कर भक्तियोग का आचरण नहीं करता है, 
आनन्दादि गुण को आच्छादित कर मरण धमि संसार को प्राप्तकर लेता 
है, किन्तु सपं जिस प्रकार निज त्वक्‌ को परित्याग करता है, उस प्रकार 
आप नित्य प्राप्त ऐश्वर्य हैं, आप उक्त अविद्या को परित्याग करते हैं। आप 


के श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ २०७ 
माया परतन्त्र नहीं हैं। कारण अपरिमितेश्वयंशाली आप अणिमादि अष्ट 
विशिष्ट परमेश्वर्यं में विराजित हैं ॥३५॥ 

श्रीसनातन सम्मत व्याख्या- है श्रुतिगण, तुम सबने शिशुपाल 
दन्तवक्र का संमारित्व होना मिथ्या कहा है, सत्य है, किन्तु निद्रादि रूप 
प्रापच्चिक जीवावस्या भजन परायण मेरा जीवसाम्य हेतु संसारित्व का 
अभाव केसे होगा कहो ? श्रीकृष्ण की वेसी आशङ्का मन में करके श्रृति 
गण साधारण जीव ही दुःखकर कर्माबद्ध हैं, इसको वर्णन कर श्रीभगवान्‌ 
नित्य निर्भेर परमानन्दास्वादनशील हैं, इस विषय की वर्णना करती 
हैं-जीव अविद्या मुग्ध होकर अविद्या कार्यभूत निद्रा को अवलम्बन 
करता है, इसलिए निद्रा सम्बन्धी विषय एवं सरूपता का भजन कर निज 
साध्य साधन भावको भूल जाता है, और मृत्युतुल्य सुषुप्ति को प्राप्त 
करता है, किन्तु सर्प जिस प्रकार निज त्वक्‌ को परित्याग करता है, उस 
प्रकार आप भी योगनिद्रा में भी ऐश्वर्य को प्रकट कर निद्रा को परित्याग 
करते हैं । अर्थात्‌ जीव की भाँति रजोगुण युक्ता निद्रा आफ्नै नहीं है-- 
कारण मुख्यभूत अष्ट प्रेयसी परिशीलित रामादि रूप महोत्सव में 
अपरिमेयभग (अर्थात्‌ युगपत्‌ सवंब्रजसुन्दरीगण के समीप में अवस्थित 
होने के कारण एवं अप्रकटित पूर्व सर्वेरूप गुण माधुरी विशेष को प्राकट्य 
के कारण परमादुभुत स्वरूप) होकर विराजित हैं ॥३४॥। 

ईश्वर एवं जीव सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, पद्॑चविश श्रृत्यभिमानिनी 
देवता स्तुति करते हैं, भेद वाचक श्रुति, (१) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषष्वजाते तयोः अन्यः पिष्पलं स्वादु अत्ति अनहननु अन्यः 
अभिचाकशीति । 

(१) भजाम्‌ एकाम्‌ लोहित शुक्लक्कृष्णामु ॥ 

स्वामिचरण के मत में- 
नृत्यन्तो तव वीक्षाणाङ्गनगता कालस्वभावादिभिः, 


भावान्‌ सत्य रजः तमोगुणमयान्‌ उन्मीलयन्ती बहून्‌ । 
सामाक्कम्यपदा शिरस्यतिभरं संमदंयन्त्यातुरं, 
माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वमेव तां वारय ॥ 


२०८ क श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 
हे नृहरे ! आपकी शरण ग्रहण किया, माया निवारण करो । आपकी 
ईक्षया शक्ति से सामर्थ्यंवती होकर माया अनेकविध कार्य करती रहती 
है, काल स्वभावादि द्वारा शान्त और मूढ़ लक्षण गुणमय भाव प्रकाश 
करती है, वह माया पैर से मेरे मस्तक को आक्रमण कर अत्यन्त मदेन 
कर रही है, आपकी माया है, आप इसको निवारण करो, अपर कोई भी 

. व्यक्ति इसको निवारण नहीं कर सकता है ॥३८॥ 


श्रू तिरूपा आहुः - श्रीकृष्णस्य नारायणादुत्कषं श्रीकृष्णस्य च 
सर्ववस्थातः श्रीराधारसाविद्टावस्थाया उत्कर्षं वर्णयन्त्य आहुः, स 
नारायणो यद्‌ यस्मान्‌ अजया स्त्र परशक्ति मायया अजां जडत्रिगुण प्रकृति 
रूपा मनुशयीत आलिङ्केत्‌ ततो गुणानु समष्टि व्यष्टि देहान्‌ रवतिमितान्‌ 
जुषन्‌ सेत्रमान आहार्यामिमानं कुर्वेन्‌ सरूपतां भजति, प्राकृत कत्तृ त्वादि 
रहितोऽपि तद्‌ वानिव भवति । अपेतभग उपाधि संसग दोषानभिव्यज्य- 
मान निजमदैश्वर्यः । जीवा प्रथान्ये समष्टि व्यष्टि देहा अविद्याऽभिमानि- 

` नस्तदनु मृत्युं संसारं भजति, प्राकृत घर्मेए तद्वानिव भवति, इत्यर्थः 
त्वन्तु तामजां मायां जहामि, मायामधिष्ठाय सृष्ट्यादि न करोषि, सृशानां 
च परिपालनं नितग्रहानुग्रहादि वेयग्यु रूप संसार वानिव न भवसीति। 
अहिरिव त्वचं सापिमाया त्वदाश्रितेव,तथापि,सख्यान्न तां त्वामधितिष्ठसि, 
किन्तु नारायण रूपेणेव आत्तं गृहीतमेशव्यं येन, ऐश्वर्याभिव्यक्तिस्तव 
सर्वोगाधिरहितस्य नास्तीति भाव: । आत्तं स्त्रीकृतं भ्रमं भजनमेव येन, 
नतु सृष्ट्यादि तथापि अष्टाभिर्नायिका भी राधा चन्द्रावली ललिता 
विशाखा श्यामा पद्मा भद्रा शेब्याभिर्गुणितेनऽप्रधानीकृते स्वाथत्तीकृते 
महमि परम महोत्सव रूपे विलासे महीयसे विराजसे । महाज्योतिमंय 
विग्रहे वा महामहोत्सवमये बृन्दावने वा । एवं महारससाम्राज्यसार 
महार्णेवमग्नोऽपि त्तमपरिमेयभगो अपरिमितेश्वर्यनिधिः । त्वदेशवर्या- 
पेक्षया । त्वत्‌ स्तररूपान्तरेषु त्त्रदवस्थान्तरेषु वा ऐश्वर्य परिमितमेबेति 
भावः। यद्वा परितो मा शोभा मघुररसमम्पत्तिर्वा यस्या. सर्वासु 
गोपसुन्दरीषु रमादिदिव्यरमणीवृन्दमृग्यनखमणीरामणीयबसु यस्या 
एव प्रेमरूपरस बेदब्ध्याद्चंशाः असुताः सा श्रीराधेव पूर्णं महानुराग 


4 


के श्रृतिस्तुति-व्याख्या अ २०९ 
रूरतिलावादिनिधिस्तस्या इ: कामः तं याति प्राप्नोति भगं भजनीय गुण 
धामवपुर्यऱ्य,आ ।रिमेय श्रीरितिवा । अरिमिता इ: शोभा इ: काम कृष्ण 
बिषयो वा यस्यास्तां राधां याति भग सर्वरमेश्वर्यं यस्य राधाया हृत 
मित्यर्थः । इत्थं वा श्रुत्युक्ति--स भगवान्‌ अजया अजां निजश क्ति 
लक्ष्मी हक्मिण्यादि रूपाम्‌ अनुशपीव वर्तते, माययेत्र तद्‌ गुणांश्च शब्दस्पश 
रूपादीन्‌ जुषन्‌ सेवमानो भवति,माययव सरूपताच भजति,तद्वदत्यासक्तो 
भवतीत्यर्थः । (भा० १।१।४० ) त॑ मेनिरेऽत्रला मोढ्यात्‌ स्त्रैण पाश्व गतं 
रह: ? ( भा० १११३७ ) कुहकेनंशेकरुः इत्यायुक्ते : । माययैत्रापेतैश्वय्थों 
भवतीति तदधीनो भवति । वस्तुतः सर्वात्म पर ब्रह्मानन्दानुभव मग्नस्या 
न्यासक्तत्वादिनां न सम्भवतीति । त्वं तु तां मायां जहासि. सान्द्रानन्द 
महारस साञ्नाज्यसाराकरविशुद्ध प्रेम शक्ताचक ब्रिलासितय ए स्वप्रेम 
शक्तचुपजीविनी तां मायां फल्गुतथा त्यजसि, तेन स्वाभाविव एव तव 
आसक्तथादि रित्यथः । अष्ट नायिका गुण भुतोक्ृते म हसि स्वरूपे महीयसे । 
आत्त विशिष्ट इवर्य श्री कामादिः, तत्रापि विशेषम ह- परितो मा यस्याः 

पसा राधा तदू विषयेण इना वामेन अत्युद्रिक्त नापरिमेय भगो निज महा 
महैश्वर्ये अपि अहष्टिरित्यरथेः । ऐश्वर्य निमिषाद्ध मपि राधा सङ्गति त्याग 
सामर्थ्य तद्रहितः, अन्यास ङ्गतिस्तु तदैव त्य क्त शक्यते; राधारसाङृष्टतया 
न विद्यते अन्या भजनं वा स्वारसिक यस्य कामो वा अन्यस्यामिति ॥३८॥ 
नित्यगोव्यस्तु आहुः-यद्‌ यो भ वान्‌ मायया अजां लज्जा भयादिकं 
क्षिपति, स्वयमेव कामोम्मत्ततां गच्छति, सबिध प्राप्नाति देवाद्‌ 
वनवीथ्यादी निरन्तरं भ्रमन्ती जानाति च तमेव नान्यस स्वदेहगेहाविकं 
किमपि, तां गोपाङ्गनानाम्‌, अजया मायया कपट प्रेमा वेशेनानुवत्तते, तद्‌ 
गुणांश्च शब्दस्पर्शादीन्‌ सेवते, माथयेव च तद्वद्‌ तदासक्तो भवति। 
भपेत भगश्च तन्निधान त्यागासमर्थ इव च भवति, स एव त्वं मायां कपटं 
जहासि, अहिरिव त्वचमु, त्यक्तायामपि मायायां क दाचिदपि वत्त॑से रस 
पोषाथमेव, अन्यया मिलनवि इम्वनमात्र कृत्वा न मया कदापि क्रोडित- 
मित्यादि मायां करोषि, श्रीराधाया वा म नादिकमुतुपादयितु' 
किकत्तंव्यमु ? मय्याबाल्यमत्यन्तानुरागिणीनां समाधानार्थ पित्रो: 


२१० अ श्रुतिस्तृति-व्याख्या # 

प्राणवयस्यानां च मदेक जीवानानां निवृत्ये व्रजे गमनमपेक्षितम्‌ । मम 
तत्र न मनः खेदनीयमत्यचिरेणागन्तव्य मित्याद्यपेक्षा भावेर्शप तदुपन्यास 
कपटं वा कदाचिदवलम्वसे इत्येव दृष्टाशयः अष्टाभिमु ख्याभि गु णिते 
विहारादिभिगभ्यस्तेऽपि महमि तव वपुसि त्व परमि राधा तत वामनेंब 
अभगः किमपि चेष्टितुमनीश्चरः अश्रीको वा निमिष विरहेण परमम्लानः 
अभमदीपि निजवपूर्गच्छतीति वा। आत्तभगोऽपि परमेश्वये परम श्री 
सम्पन्नोऽपीति ॥३८॥ 

श्रुतिरूपागीपी कहती है--श्रीकृष्ण बा नारायण से उत्कर्षं प्रति 
पादन करती है,एवं श्रीकृष्ण की निखिल अवस्था से भी श्री राधारसावि 
अवस्था का उत्कर्ष है,इसको विशद रूप से वर्णन करने के लिए व.हती है, 
वह नारायण स्वपर शक्ति जडत्रिगुण प्रकृति रूप को आलिङ्गन करके 
शयन करते हैं, तव गुण रूप समि व्यष्टि देह समूह को निजनिर्म्मित हाने 
पर भी कृत्रिम अभिमान को प्राप्त करते हैं, प्राकृत कत्तृत्वादि दोष रहित 
होने पर भी प्राकृत दाष युक्त के समान हा जाते है, अपेतभग, उपाधि 
संसर्गं दोष से आवृत हो जाताहै, निज म ह्वय, समष्टि देह युक्तको जीव 
कहा जाताहै, वह नारायण से भिन्न है, अविद्या से अभिमानी होकर 
संसार को प्राप्त कर लेता है, प्राकृत धर्म से ग्रस्त होकर उसके समान हा 
जाता हैं, तुम तो उस माया को परित्याग करते हो, माया को भवलम्बन 
कर सृष्ट्यादि नहीं करते हो, सृष्ट पदाथोंका पालन अनुग्रह निग्रहादि रूप 
व्यग्रता युक्त ब्यक्ति के समान नहीं हाते हो, अहिरिवत्वच, संपकोत्वक्‌की 
भाँत्ति मायाभी तुम्हारी आशत है। तथापि सख्य के लिए भी उसका 
सङ्गनहीं करते हो, किन्तु नारायण रूप से ही उस ऐश्वर्य को सफल करते 
हो, सर्वोपाधिमुक्त तुम हो, तुम्हारी ऐश्वयं को अभिव्यक्ति नहीं होता है, 
तुम तो भजन को ही स्वीकार करते हो, सृष्ट्यादि कार्य को नहीं । तथापि 
अष्ट नायिका राधा, चन्द्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामा, पद्मा, भद्रा, 
हव्या, के द्वारा वशीभूत होकर परम महोत्सव रूप बिलास में विराजित 
होते हो, महाज्योतिमेय विग्रह में अथवा महामहोत्सवमय श्रीवृन्दावन 
में विलास करते रहते हो। इस प्रकार महारस साम्राज्य सार महार्णव 


# शृतिस्तृति-व्याख्या अ २११ 
में मग्न होकर भी तुम अपरिमित ऐश्वयं निधि हो, तुम्हारे ऐश्वर्य की 
अपेक्षा तुम्हारे स्वरूपान्तर में तुम्हारे अवस्थान्तर में जो ऐश्वय है, बह्‌ 
ऐश्वर्य परिमित है, अथवा, परितो सबं प्रकार से मा शोभा, मधुर सम्पत्ति 
जिसकी है, एवं सकल गोप सुन्दरी में रमादि दिव्य रमणीबृन्द अन्वेषणीय 
नखमणि की रमणीयता है जिसकी, ऐसी श्रीराधा है । उन से ही सर्वत्र 
प्रेम रूप रस वेदग्ध्यादि के अंश स मूह भ्रसृत हाते रहते हैं, वह श्रीराधा 
ही पूर्णमहानुराग रूप विलासादि निधि हैं। उनका इ: काम, को तुम प्राप्त 
करते हा, अतएव तुम्हारी वपु भजनीय गुण धामवपु है और भपरिमेय 
श्रीयुक्त भी है, अपरिमा अपरिमिता इः, शोभा इःकाम, प्रभृति सकल 
की कृष्ण सेवा में नियुक्त है, ऐसी राधा रूपा सम्पत्ति का उपभोग भी 
सम्पत्तिश्रीराधा तुमही करते हो ॥ 

श्रुति---भी इस प्रकार ही व हती है, वह भगवान्‌ अजया निज 
शक्ति लक्ष्मी रुक्मिणी को लेकर रहते है । माया द्वारा उसके गुणा शब्द 
स्पर्श रूपादि का सेवन भी करते हैं, माया से सरूपला को प्राप्त करते हैं, 
उस के समान आसक्त भी होते हैं, (भा० १।११।४०) में वर्णित है, स्त्रीगण 
` श्री३ष्ण को स्त्रेण मानती थीं ।(१।१ १।७७) में वर्णित है कि स्त्रीगण हाव 
भाव से भी श्रीकृष्ण को चञ्चल करने में समर्थ नहीं हुई। माया से 
भाच्छादित ऐश्वयं होकर उन सब के वशीभूत हो जाते हैं, वस्तुत,सर्वात्म 
_अह्यानस्तानुभव मग्न को अन्यत्न आसक्तिः हो ही नहीं सकती है, तुम 
तो उस माया को परित्याग करते हो तुम तो सान्द्रानन्द महारस साम्राज्य 
सार का आकर रूप विशुद्ध प्रेम शक्ति में ही एकमात्र विलसित होते हो 
अतएव उस निज प्रेम शक्ति के अवलम्बन से ही जो जीवित रहती है, 
ऐसी माया को तुच्छ मानकर तुम परित्याग करते हो, इससे प्रतीत 
होता है, कि तुम्हारी आसक्ति भी स्वाभाविबी है, अष्ट नायिकाको भी 
गौण करके तिज परमानन्द राधारससुधानिधि में ग्ग्न रहते हो, कारण 
उस में ही तुम्हें पर्याप्त विशिष्ट ऐश्वयं कामादि सुख मिलता है । 
जो उसमें भी विशेष है, उसको कहती है ।--परितो सबै प्रकार से, 
मा शोभा है, जिस कृष्ण की वह ही श्रीराधा है, उसकी इच्छा अतिशय 


२१२ अ श्रृतिस्तुति-व्यख्या ई 

उद्रिक्त होकर तुम्हारे में रहती है, निज महाम हैश्वय॑ पूर्ण होने पर भी 
उस ऐश्वर्य के प्रति तुम्हारी हि नहों है, ऐश्वर्य बह है, जिसका सङ्गका 
निमिषार्धं काल के लिए भी त्याग करना असम्भव है, ऐसी सङ्गति 
एकमात्र श्रीराधा सङ्गति है, अन्य की सङ्गति को तो उस समय में छोड़ 
सकते हो, राधारसाकृष्ट होनेके वारण अन्यवा भजन सद्ध तुम्हारे पास 
आता ही नहीं है, अपर में स्वारसिकी इच्छा नहीं रहती है ॥३८॥ 
नित्यगोपी कहती है- आप तो माया से लज्जाभय प्र भृति बो छोड़ देते हो, 
स्वयं ही कामोन्मत्ता को प्राप्त कर लेते हो,समीप को प्राप्त भी करलेते हो, 
यह भी देव से ही होता है, वनवीथि प्रभृति में भ्रमण करनेवाली गोपी 
भ्रापका प्राप्त वर लेती हैं. आप को ही बह जानटी है, निज देह गृह आदि 
कुछ भी नहीं जानती है, मोपाङ्कना तो ऐसी है, आप तो कपट प्रेमावेश 
से ही उसका अनुवत्तन करते हा, गागा से ही उस के समान आसक्ति का 
प्रकट करते हो, अपेतभग, उसके सन्निधि को छोड़ना आप के लिए 
असम्भव है, जिस प्रकार असमर्थ व्यक्ति किसी का सामीप्य त्याग करने 
में असमर्थे है, उस प्रकार आप स्वतन्त्र होकर भी सत्य ही पराधीन 
होते हो, ऐसा आप कपट को परित्गग करते हा, जिस प्रकार सपं अपना 
कञ्चुक को परित्याग वरता है। परित्यक्त माया के साथ भी कभी ' 
ब्यवहार करते हो, वह भी केवल रम पोषण के लिए होता है। अपर के 
साथ मिलन विडम्बन मात्र दिखाव र मैंने किसी के साथ रति क्रीडा नहीं 
की इस प्रकार गाशा करते हो, श्री राधिका का मान उत्पन्न कराने के लिए 
ही वेसा करते हो, कारण कया है ? मेरे प्रति आबाल्य अत्यन्त बिशुद्ध 
अनुरागवतीयों की समस्या समाधान के लिए, पिता माता का सन्तोष 
प्रदान करने के लिए मैं जीवन सर्वस्व हूँ,वेसे भाण वयस्यों को आनन्दित 
करने के लिए ब्रज को जाना आपेक्षिक है, उस समय “मेरे लिए चिन्ता 
न करो, मैं सत्वर ही आऊ गा” इस प्रकार कहने वी आवश्यकता न होने 
पर भी कहते हो, कदाचित्‌ कपट का भी सहारा लेते ही हो, इस प्रकार 
भभिप्राय देखने में आया है । मुख्य आठ महिषीयों से विहार एव आयास 
को प्राप्त करके भी महत्त्वपूर्ण विग्रह में अवस्थित होकर भी परिमा राधा 


# श्रुतिस्तुति-व्यास्या ऋ २१३ 
को सङ्गति के लिए व्यग्र सदा ही रहते हो, और अष्ट महिषीयों के साथ 
कुछ भी व्यवहार नहीं कर पाते हो, निमेष मात्र विरह से परमम्लान हब 
जाते हो, शरीर ही छुट जाय बेसी ही अवस्था होव.र रहती है, आप 
आत्त भगो हो परमंव्वर्य परम श्रीसम्पन्न होकर भी श्रीराधा की स्मृति 
विभोर हो जाते हो ॥३८॥ 

यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 

दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृत कण्ठमणिः । 

असुतृप योगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगव 

अनपगतान्तकादनधिरूढ़ पदाद्‌ भवतः ॥। ३८॥ 

सान्वयव्याख्या 
भगवन्‌ यतयः यदि हृदि ( हृदये स्थिताः ) कामजटाः (कामस्यजटाः 
मूलानि वासनाः इत्यर्थः ) न समुद्धरन्ति (नोत्पाटपन्ति न परिहरन्ति 
इत्यर्थः तदा ) अस्मृतकण्ठम णि: अस्मृतः यः कण्ठमणिः तत्तुल्यः यथा कण्ठे 
वत्तैमानो$पि मणिः अस्मृत इचेत्‌ तदा अप्राप्त इव भवति तद्वदित्यर्थः, त्वं 
. असतां (एतेषां अपकव योगीनां) हृदिगतः (स्थितः सन्‌ अपि) दुरधिगमः 
(दुष्प्राप्यः भवसि) (कि) असुतृपयोगिनां (इन्दरिय त्पेण पराणां छद्म 
योगीनां) अनप गतान्तकात (अनपगत: यः अन्तक; लोका राधनादि क्लेशः 
घनाज्जेनादि क्लेशःभोग वेभव प्राकट्य भय रूपः मृत्युरित्यर्थः, तस्मात्‌ 
तथा अनघिरूढ़ पदाद्‌ भवत: (त्वत स्वरूप प्राप््थभावात अविद्या 
विषयत्वेन प्राप्त निज घर्मातिक्रम निबन्धन दण्ड रूप नरक प्राप्तेः त्वत्तः 
इत्यर्थः) उभयतः (इह अमुत्र) अपि (च) असुखं (दु:खं भवेत्‌) ।।३९॥ 
भोसनातनसम्मता व्याख्या- (माधारण्येनाविद्याभाजः दुःख मुक्तवा 

तत्रेव दाम्मिकानां गति आाहुः)-यतयः (परित्यक्तदारादिकाः जना भ्रपि) 
यदि कामजटाः (कामस्य मन्मथस्य जटाः दुःसंस्कारान) न समुद्धरन्ति 
(गोकुल लीला श्रवण कोत्तंन रूपया न तद्‌ भक्ता निरस्यन्ति;तदा अस्पृत 
कण्ठ मणिः (अस्मृतः यः कण्ठ मणि: तत्तुल्य इत्थथे: त्व) असतां(एतेषां 
असाधूनां) हृदि गतः ( स्थितः सन्‌ अपि ) दुरधिगमः ( दुर्बोधः भवसि ) 


२१४ ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्ता ऋ 

किञ्च भगवन्‌ ! असृतृप योगिनां ( जिह्वातपंणार्थं प्रकटित दम्भयोगानां 
इत्यर्थः ) भनपगतान्तकात्‌ ( उपस्थित कृतान्तात्‌ तथा ) अमुधिरूढ़ पदात्‌ 
( अज्ञातदुःख स्वरूपात ) भवतः ( संसारात्‌ ) उभय्तः (इह परत्र) अपि 
(च) अमुखं ( दुःखं भवेत्‌ ) ॥३९॥ 

हे भगवत्‌ ! यतिगण यदि हृदयस्थित काम वासना को परित्याग 
नहीं करते हैं तब मणि कण्ठदेश में रहने पर भी विस्मृत होनेपर वह अप्राप्त 
वत्‌ होती है,तद्र प आप उक्त अपक्व यतिगण के हृदय स्थित होवर भी 
दुष्प्राप्य होते हैं,और इन्द्रिय तर्पण परायण छद्मयोगि गण को इस जगत 
में अनिवृत्त अन्तक, अर्थात्‌ लोकाराधानादि बलेश, धनज दिवले श, 
भोग वेभव घ्रात ठ्यमय रूप मृत्यु से दुःख उत्"न्न हाता है, एव इस 
निमित्त परलोक में भी अविद्या विषयत्व हेतु कत्तव्य निज धर्मातिक्रम 
निबन्धन दण्ड रूप नरक शी लाभ होता है, सह सब आपसे ही 
मिलते हैं ॥३६ 

श्रीसनातनसम्मतव्याख्या--साधारण रूप से मायामुग्ध जीव के दु:ख 
को कहकर श्रृतिगण दाम्भिकों के परिणाम का वर्णन ब रते हैं--जनगण 
पुत्रकलत्रादि को परित्याग करके यति होवर भी यदि कामदु:संस्कार को 
गोकुल लीला श्रवण कोत्तेन रूप भक्ति द्वारा विदूरित नही कर सकते हैं, 
तब विस्मृत कण्ठमणि के समान आप उस असतों के हृदय में आत्मरूप 
में स्थित हाने पर भी उसके लिए दुर्बोध ही होते हैं, और भगवन ! रसना 
तपंणा् प्रव टित दम्भयुक्त व्यत्तिगण को इस जगत म मृत्यु से दुःख 
मिलता है,एवं पर काल में अज्ञात दुःखरूप ससार से दुःख मिलता है ॥३९ 

छद्यवेशी मन्न्दाणी का उभयत्र ही दःख है,पड्विश श्रुत्यभिभानिनी 
देवता स्तृति बरतो हैं। उपरोक्त साधन बद्म्ब द्वारा जो जन भगवान 
का भजन बरत है, बह मृत्यु रूप संसारबोपारवर लेता है, भक्ति 
विमुख व्यक्तिगण ससरण करते हैं, सम्प्रति जो लोक व्षिरसद्ध को 
त्यागकर भजन मार्गे मे प्रवृत्त होता है, और काम भोग वरता रहता है, 
उसको भगवत्‌ प्राप्ति नहीं होती है, इस जगत्‌ में सुखी नहीं होता है, 
और कुयोनि प्राप्त होता है । 


ऋ श्रृतिस्तुति-व्याख्या ऋ २१५ 
श्रृतिः— 
कामात्‌ यः कामयते मग्यसानः स कामभिः जायते तत्र तत्र । 


पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तु इह एव स्वं प्रविलीयन्त कामः ॥ 

हष्टाहृष्ट विषय की जो इच्छा करता है, कामगुण बी चिन्ता से वह 

काम के साथ जन्म ग्रहण करता है। काम जिस जिस विषय को प्राप्त 

करने के लिए पुरुष को नियुक्त करता है, उस उस इष्ट विषयक काम द्वारा 

वेष्टित होकर पुरुष जन्मलाभ करता है। प्राप्ठात्म तत्व क सब काम 

यहाँपर ही लय हो जाते हैँ, कारण परमाथ तत्व विज्ञान हेतु वह पर्याप्त 
काम होता है। गीतोपनिषत्‌ का संवाद यह है।- 


(२)आपुर्यंमानमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्ररिशिन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


नाना नदनदी द्वारा परिपूर्यमान, अनतिक्रान्त मर्यादा सभुद्र में 
जिस प्रकार चतुदिक से आकर जलराशि में प्रविष्ट होते हैं किन्तु उससे 
समुद्र का विकार उत्पन्न नहीं होता है। उस प्रकार समस्त काम प्रविष्ट 
होने पर भी मुनि का हृदय विकार ग्रस्त नहीं होता है, कामकामी वह 
मुनि शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है । 

(३) आत्मानञ्चेत्‌ विजानोयादयमस्मीति पुरुषः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 

सच्चिदानन्द परमात्मा देहादि से अतिरिक्त हैं, उनका जिन्होंने जान 
लिया है वह व्यक्ति आत्मा व्यतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को इच्छाकर 
आत्मा व्यतिरिक्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न परायण हाने पर वह 
व्यक्ति शरीर उपाधि कृत सुख राग दु:ख द्वेष भय मान अपमानादि के 
द्वारा संतप्त ही होगा अर्थात्‌ भ्रष्ट होगा। अतएव लोकाराधन 
धना्ज्जनादिक्लेश, एवं भोग वैभव प्राकट्य के भय से कुयोगी इहलोक 
परलोक में दु:खी होता है । स्वामिचरण कहते हैं-- 


२१६ # श्रुतिस्तुति-व्याख्या % 
दम्भ'यासमिषेण वडितजनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्मुह्यन्तमहनिशं विरचितोद्‌ योगक्लमंराकुलम्‌ । 
आज्ञालङ्टिनमज्ञजनतासम्मानना सम्मदं 
दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो! पाहि माम्‌ ॥ 


( १)दम्भपूर्वकसन्न्यास के छल से लोक वञ्चना कर रहा हूँ । 
(२) भाग के लिए ही चिन्तातुर हूँ । ( ३) निरन्तर दिन रात सम्मोह 
को प्राप्त कर रहा हूँ। (४ )मठादि निमाण हेत्‌ धनाहरण परिश्रम से 
अवश हूँ । ( ५) अतएव मैं अतिजज्ञ हूँ। (६) अतएव आप की आज्ञा 
का लङ्कन कर ही मन्न्यास ग्रहण किया है एवं सन्न्यास धमे को छोड़कर 
भोग के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए ही आज्ञा का लङ्कन कर रहा हूँ । 
(७ )अज्ञ जनता प्रदत्त सम्मान प्राप्त मद से मत्त हूँ हे दीनजन प्राप्य ! 
दयानिघि ! परमानन्द प्रभो ! मेरो रक्षा करो ॥३६॥ 


श्रुतिरूपा आहुः-यतयो भगवञ्वरणारविन्द प्राप्तय एव यत्नपरा 
अपि यदि हृदि स्थितामि कामजटाः कामस्य मूलानि मम्यगुद्ध रन्ति उत्पाट- 
यन्ति तदा देषामभतामनृत्कृष्ट भक्तानां हुदिगतोऽपि आपाततः शास्त्र 
श्रवणेन भाव विकार चमत्कार दर्शनेन च ह्ृद्यायाते अपि दूरघिपमो 
दुष्प्रापः, सम्यगननुभत्र एवाप्राप्तिः, भ्रस्मृत कण्ठगतमणिवदज्ञानामेक- 
स्मिन्नभिमतार्थे प्राम एव चित्त त्रिश्रामात्‌ कामनिवृत्तिः परम सुख 
विचारकाणां तु ब्रह्म सुख प्राप्तयापि तत उत्कर्षः लोचने भगवत सुखे 
कामो जायते, तत्रापि स्वरूप विशेषे चमतकार विशेषालोचनात्तत्र कामो 
भवति, सुखचमत्कार परमावधि चित्तविश्रामे पुनः सुखान्तर कामानुदय, 
ततश्च विचार्य विचार्य यतमानाः परमविचारेण परम चमत्कार सर्वस्व 
रूपोत्तम सुखेक परमाशाबन्धेन सुखान्तर काम विच्छेदं यदि न कुर्वन्ति, 
तदा त्वं तेषामुत्कृष्ट विचारादि रहितापुत्कृष्टतमस्त्वत्‌ सुखाभिमान 
निवेशाभावाच्छुद्धमहाभावाभावेन दुष्प्राप एव त्वरम्‌ । सृष्ठ तृप्यन्ति श्रीराघा 
रति लम्पट विशुद्धम हाप्रेमसुखेन परम सुखिनो भवन्ति न ये येषां योमिनां 


ऋ श्रतिस्तुति-व्याख्या अ २१७ 


भाव योगिनां उभयतोऽमखं सुखाभावः। भवतोऽनपगता कदापि न 

वियुक्ता या श्रीराधा तामन्तयति बन्धयति महः नेह २ञजुभिर्येस्त देकान्त- 

प्रियसलीजनः राधा बन्धको वा यः स्नेहानुब'ध सखीनां तत: भवतो वा | 

अनधिरूढ़ मन्ये विशुद्ध मद्वाप्रेमवद्भिरपि न प्राप्तं यत्‌ स्वरूपं श्रीराधा 

सहित मधुरमधुरान्मदम्दन केलि विलासः क्तम्‌ ततश्च न सुखमिति ॥ 

० नित्यगोप्यस्तु आहुः--यतया भवत्‌ सद्भाथ प्रयत्नवत्यो गोप्यः, 

यदि हृदिस्थिता: कामजटा: काम वासना न समुद्धरन्ति श्रीकृष्ण रू ङ्ग = 

भिलाषं न दुरीकरु्वन्तीत्यथेः तदा तासामसतां न विद्यते सत्‌ उत्कृष्टं 

राधेकान्तसख्येन आनुर्षाङ्ग केणापि स्व तत्‌ सङ्ग "सङ्गे" रहितेन छ द् प्रेम 

वस्तु यासां तामाम्‌ हृदि वक्षमि गतोऽपि दुरधिगमः सम्यगनुभवगोचरो न 

भवसि, यथा कश्चित्‌ स्व कण्ठगतमपि मा महाहेँ बहुगुणवत्त्वेन श्रतं 

न स्मरन्तः सम्यग्‌ यथा नानु भवन्ति गुण स्मृत्येव हि सुखं विशेषोव्य: 

राधासङ्ग सुरतरङ्ग तरङ्गिणं सकल सीन्दर्यादिगुण परम चपत्कारवन्तं 

_ श्रुत्वापि विस्मृत्य स्व सङ्गतमेव रोचयन्त्यः सम्यक्‌ तं नानृभवन्ति। 

` असुतृपः स्वेद्धियतृमिपरा योगिनः संग गिणो यासां कृष्णस ङ्ग कामुकीनां 

*सङ्गभाजामित्यर्थः। ममामान्तानित्यत्वात क भावः गोपी जनानां वा 

सुष्ठु तृप्यव्ति सुतूया राजा मुखेनेव तृप्यन्त अताहशा स्वा ङ्ग सङ्गेऽपि लुब्धा 

इत्यर्थः। ताश्व योगित इवाचरम्तीति योगिनः, आचार क्विवन्तत्वात्‌ 

पुनः क्विपि सन्तत कृष्णसमाधय इत्यर्थः । तासामपि उभयतो 

राधाङृष्णतस्तदुभय विलास दशेनात्‌ सुखाभाव:। यद्वा, तासामपगता 

स्त्रप्नेऽपि हृदयान्तगता या राधा तयासह अन्त: प्रेम बन्छस्तस्ः गडे तोः 

क सुख यस्य एवम्भूतं यं तव अन्य गोपीभिरप्राप्त पद स्वरूपं तरुः दन~ 

पगतोऽन्त वंहिश्च न वियुक्तो बन्धकः प्रीति पाशेन पितुर ठृ सुहृद्‌ भावा- 

-« गुरक्तगाप्यादिस्तस्माद्ध तोर्भेवतोऽपि  अनधिख्ढमप्राप्त 2६ पदं 

राधायास्तस्मादिति यदा सर्वमपि महाप्रीति मण्डली वत्वा सर. त्मना 
आमक्तस्तदेव कृष्णोऽपि राधापद लब्धवानिति ॥३६॥ 

श्रुतिरूपागोपी कहती है- यतयो, यतिगण भगवत्‌ चरणरविन्द 

प्राप्ति के लिए यत्नपरायण होकर भी यदि हुदयस्थित काम की ज ड्को 


२१८ अ श्रुतिस्तुति-व्याख्ता ॐ 
यदि सम्यक प्रकारसे उत्पाटन नहीं करते हैं, तब अनुत्कृष्ट भत्तगण के 
हृदय में आपाततः शास्त्र श्रवण से भाव विकार चमत्कार दशन से श्रीहरि 
का आगमन अनुमित होने पर भी दूरधिगम दुष्प्राप्य ही ह ते हैं। सम्यक्‌ 
अनुभव न होना ही अप्राप्ति है, विस्मृत ब.ण्ठमणि के समान ही अज्ञ- 
व्यक्तिगण किसी एक अभिमत पदार्थ क प्राप्तकर उममें हो चित्तविश्राम 
हो जाने पर काम की निवृत्ति मान लेते है । परम सुख विचारक के मत 


में तो ब्रह्मसुख की प्राप्ति हो जाने पर भी उससे उत्कषं का आलोचन 
हृदय में उपस्थित हो जाता है, और भगवत्‌ सुखानुभव प्राप्ति के लिए 
कामना हो जाती है, उसमे स्वरूप विशेष की आलोचना से और 
चमत्कार विशेष की आलोचना से ही उक्त भगवत्‌ स्वरूप के प्रति 
काम होता है । सुख चमत्कार परमावधि में चित्त का बिश्राम हो जाने 
पर पुनर्बार किसी भी स्वरूप के लिए अभिलाष न हीं होता है । इससे 
यदि पुनः पुनः विचार कर सुख प्राप्ति के लिए यत्न परायण व्यक्तिगण 
परम विचार से प्राप्त परम चमत्कार सवे स्वरूप उत्तम सुख की एक मात्र 
आशा बन्ध के द्वारा यदि सुखान्तर कामना का विच्छेद नहीं करते हैं, 
तब उन उत्कृष्ट विचार हीन व्यक्तिगण, उत्कृष्टतम पदार्थ जो शुद्धमहा- 
भाव है, उसमें आपका अभिमान एवं अभिनेवेश एकमात्र है, उसका 
अधिकारी नहीं होते हैं, अतएव आप उनसब के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो लोक 
श्रीराधारति लम्पट विशुद्ध महाप्रेम सुख से परम सुखी नहीं होतें हैं, वेस 
भाव योगीयों में उभयल ही सुख का अभाव रहता है। जो श्रीराधा कदापि 
आपसे वियुक्ता नहीं होती है, उनको जो प्रेमरज्जु से आबद्ध करती है, 
वह है, उनके परिजन, सखीगण एवं श्रीराधा का जो स्नेहानुबन्ध, सखौ 
जन के प्रति एवं आपके प्रति है, इन दोनों से भी वे लोक सुखी नहीं 
होंगे । विशुद्ध महाप्रेमानुबन्ध में स्थित ब्यक्तिगण भी जिसको प्राप्त करने 
में असमर्थ हैं, एसा जो स्वरूप है, वह श्रीराधा सहित मधुर मधुर उन्मद 
मदन केलि विलास में आसक्त है, वह ही आप का एकमात्र स्वरूप है, 
उससे वे लोक सूखी नहीं हाते हैं । 


# श्रुतिस्तति-व्याख्या ॐ २१६ 


नित्यगोपी कहती है-यतयः आप के सङ्ग के लिए प्रयत्नशील 
गोपीगण, यदि हृदय में स्थित काम वासनामूल को उत्पाटन नहीं करती 
हैं, श्रीकृष्ण सङ्गाभिलाष को मनसे नहीं हटाती हैं, तो वे लोक भसत 
होते हैं। कारण श्रीराधा सख्य ही उत्कृष्ट रस है,इससे आनुसङ्गिक से भी 


स्वतः सद्धच्छा नहीं होती है, इस प्रकार शद्ध प्रेम वस्तु का अभाव उन 
सब में विद्यमान है । हृदय में आप होने पर भी सम्यक रूप से आपका 


अनुभव नहीं होगा, जिस प्रकार किसी महामणि की महिमा सुनकर महा 
मूल्य अति सुन्दर जान कर प्राप्त होने की लालसा भी जगी, किन्तु कण्ठ 
में रहते हुए यवि उसका स्मरण ही नहीं होता तो उस का अनुभव नहीं 
होगा। गुण स्मृति से ही सुख विशेष का उदय होता है, राधासङ्ग में 
सुरत सङ्ग तरङ्ग में सकल सौन्दर्यादि गुण का परम चमत्कार आस्वादन 


निमग्न का विवरण सुनकर भी भूलकर निजसज़ प्राप्ति में जब रुचि हो 
जाती है तो आपका सम्यक अनुभव उन सबका नहीं होता है, निज 


इन्द्रिय तृप्ति परायण कृष्ण कामुकी का सङ्ग ही होता है। समासान्तविधि 
अनित्य होने के कारण ही 'क' प्रत्यय हुआ है, जो लोक राधा सख से ही 
सखी होते हैं, ऐसे जो राधा परिजन हैं, उनके सद्ध प्राप्त करके भी निज 
सङ्ग च्छा में लुब्ध हैं, वे सब योगी, संयोगी की भांति चलती रहती हैं, 
निरन्तर कृष्ण समाधि में लीन होती हैं, वे सब गोपी राधा कृष्ण दोनों 
के विलास को देखकर भी सखी नहीं होती हैं। यद्ठा जिस लोकों के 
अन्ग: करण से श्रीराधा कीं विस्मृति स्वप्न में भी कभी नहीं हुई, राधा 
के साथ ही अन्तरङ्ग प्रेमानुबन्ध है, उससे ही जो परम सुख उत्पन्न होता 
है, उसका अधिकारी अन्य गोपीगण नहीं होती हैं, उस स्नेह पाश से 
आबद्ध होकर ही आपका स्वरूप रहता है, और कभी भी अन्तर बाहर से 
त्रियुक्त नहीं होता है, अपर गोपीगण पितृ मातृ सुहृद भाव से अनुरक्त 
होकर उन सब के प्रीति पाश मे आबद्ध होकर रहते हैं, इसलिए आपके 
चरण प्रापि उन सब की नहीं होती है, और राधा के श्रीचरण प्राप्ति भी 


नहीं होती है, कारण श्रीकृष्ण भी जब मकल प्रीति मण्डली को छोड़कर 
एकान्त भावसे अन्तर के साथ श्रीराधा में आसक्त हुए तब ही श्रीराधा 
चरण प्राप्त करने में समर्थ हुए थे ॥३६॥ 


२२० ॐ श्रुतिस्तृति-व्याख्या ई 
त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयो 
गुण विगुणान्वयांस्तहि देहभृतां च गिरः ॥ 
. अनुयुगमन्वहं सगुणगोतपरम्परया 
श्रवणभृतो यत स्त्वमपवरगगतिर्मनुजंः ॥४०॥ 
सान्वयव्याख्या 
हे सगुण ! (हे षड गुणश्वर्ययूक्त ! ) त्वदवगमी (त्वजज्ञानवान्‌ 
पुरुषः भवदुत्थशुभाशुभयोः ) (भवतः कर्मफल दातुः ईश्च रात्‌ उत्थयोः 
आविभू तयो: शुभाशृभयोः प्राचीन पुण्य पापयोः फलभूताम्‌ ) गुण 
विगुणान्बयान्‌ (सुख दुःख सम्बन्धात्‌ ) नवेत्ति (अनुसन्धत्त ) तहि 
(तदानीम्‌ )इह भृतां (देहाभिमानिनां) गिरः प्रव्ृत्तिनिवृत्ति करी: विधि- 
निषेधलक्षणा. वाच: च (अपि न वेत्ति ) यत मनुजैः अनुयुगं ( प्रतियुगं ) 
गीत परम्परया ( उदेश सन्तत्या ) अन्वहं (अनुदिनं)श्रवणभूत: (श्रवरतेन 
चेतसि धृतः) त्वं अपवर्गगतिः (तेषामपि अपवर्गे रूपागति भवसि) ॥४०॥ 
श्री सनातनसम्मताव्याख्या- (अभत्तान्‌ आक्षिप्य भक्तानां ब्णन ९ीभग्दतं 
स्तुतौ पयेवसानान्‌ सिद्धान्‌ साधकान्‌ वर्णयन्ति त्वदगवमी (त्वां श्रेष्ठ 
जानन्‌ प्रेम भरेण त्व्रथि निविष्ट चित्तः इत्यर्थः भवदृत्थ शुभाशुभयोः 
( भवदाविभू त पाप पुण्ययोः फलभूतान्‌ ) गुण विगुणान्वयान्‌ (सुख दुःख 
सम्बन्धान्‌ ) न वेत्ति (नानुसन्धत्ते) तदा ( भजन समये) देहभृतां 
( कर्मपराणां देहिनां इत्यर्थः ) गिरः (भो इदं कर्म कुरु “भो इदं माकूथा: 
इत्यादि लक्षणाः वाचः) च (अपि न वेत्ति) ( किच्च ) अनुयुगं सगुणगीत 
परम्परया ( सगुणा सौन्दर्ये माधुर्ये भक्त वात्सल्य बेदग्ध्यादि सहिता या 
गीत परम्परा गानावली तया ) मनुजैः ( भक्त: प्राणिभिर्त्यिथः ) अन्वहं 
श्रवणश्गृतः (श्रवरोषु भूत: त्वं ) अपदर्गगतिः मोक्षस्य प्रभरपिस्न्‌ धृतः 
(हृदि बद्ध इत्पर्थेः ) ॥४०॥। पु 
हे षड़ गुश्चये युक्त ! जिसने आपको जाना है, वह कर्म फल दाता 
ईश्वर आप हें आप से नाविभूत पूर्व जन्माजित पुण्य पाप्र का फल 


ऋ श्रुतिस्तुति-व्यास्या ॐ २२१ 
स्वरूप सुख दु:ख सम्बन्ध का अनुसन्धान नहीं करता है एवं देहाभिमानियों 
के प्रबृत्ति निवृत्ति कर विधिनिषेध लक्षण वाक्य का भी अनुसन्धान नहीं 
करता है। कारण जो मनुष्य प्रति युग के उपदेशसन्तति में अनुदिन आप 
की चरित कथा को श्रवण कर आप को हृदय में स्थापन किया है,आप उस 
के लिए अपवर्ग गति प्रदाता होते हैं अर्थात्‌ जो लोक तत्त्वज्ञानी है, 
उनका कर्माधिकार नहीं होता है एवं जो लोक आपकी कथा श्रवणनिष्ठ 
हैं, उनको भी विधिनिषेध ग्रस्त नहीं होना पड़ता है, और जो लोक 
कपट योग अवलम्बन से इन्द्रिय लालसापरायरा हाता है, उसका यह 
लोक परलोक में दु:ख होता है) ४०॥ 

श्रीसनातनसम्मताव्यास्या-अभक्तगण को तिरस्कार कर भक्तगण 
की वर्णना श्रीभगवान में पर्यवमित हाती है, अत: भिद्धमाधक भक्तगण की 
वर्णेना करते हैं, जो लोक आप को श्रेष्ठ मानकर प्रे” निशय्य से चित्त को 
भाप में अभिनिनिष्ट कर दिया है, बह आप से आविभू त पुण्य पाप का 
फल स्वरूप सुख दु:ख का अनुसन्धान नहीं करता हे एवं भजन के समय 
- में कमे पर देहिगण के लिए “यह कमे करा, यह कर्म न करो” इस प्रकार 
वाक्य प्रयोग होता है। उपका अनुनन्धान भी नहीं करता है, और आप 
मोक्ष प्रदाता होने पर भी आय को वह व्यक्ति युग युग में भक्तगण द्वारा 
कीत्तेन भवदीय सौन्दर्य गाधुर्ये भक्त वात्मल्य, बेदग्ध्यादि गुण युक्त 
गानावली को श्रवण कर हृदय में बद्ध क्रिया है ॥४०॥। 
तत्त्व ज्ञानी का विधि निषेधक नियन्त्रण में रहना नहीं पड़ेगा, 
सप्तविश श्रुत्याभिमानिनी देवता स्तृति करते हें । यति के लिए काम्य 
कृत्य निर्दिष्ट नहीं हुआ है, विषयोपभोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म का विनाश 
साधन वह करे, वृथा पाप कर्म की आवश्यकताही बया है ? इस प्रकार 
प्रश्न के उत्तर में श्रुति कहती है। (१) एषः नित्य: महिमा ब्राह्मरास्य 
न कर्मणा वद्धते कनीयान्‌ तस्य एव स्यात्‌ । पदवित्तं विदित्वा न 
लिप्यते वर्मणा पापकेन ! नैनं पापमातरति । सर्व पापूमानं तरति । 
न एनं पापमातपति । सर्व पापूषानं तपति विपापः विरजः विचिकित्सः 
ब्राह्मण: भवति । ब्रह्नज्ञ व्यक्ति बी महिमा नित्य शुभ क में द्वारा बढ़ती 


२२२ % श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
नहीं है, अशुभ कर्म द्वारा घटती भी नहीं स्वरूप वित्‌ व्यक्ति यह जानकर 
शुभाशुभ ज्ञानाज्ञानकृत कर्म द्वारा लिप्त नहीं होता है, इस ब्राह्मण को 
पाप अतिक्रम नहीं कर सकता है, ब्राह्माण भूत भविष्य वत्तेमान काल के 
सकल पापों की अतिक्रम करता है, पाप उस को सन्ताप प्रदान नहीं कर 
सकता, वह सर्वे पाप को भस्म करदेता है! ब्राह्मण विगत पाप का विगत » 
बलेश का होता है। स्वामिचरण के मत में - 
आगमं तब मे दिश माधव स्फुरित यत्‌ न सुखामुख सद्भमः 
श्रवण वर्णन भावमथापि वा नहि भवामि यथा विधिकिद्कूरः ॥ 
हे माधव ! आपका ज्ञान अथवा श्रवणजा भक्ति प्रदान मुझे क्रो। 
जिससे मैं प्रवृत्ति मार्गातुयायी नहीं बनू गा । ४०॥ 
श्रुतिरूपा आहुः- हे सगुण ! सदा गण: सह वत्तेमान ! ब्रह्मात्मानु- 

सन्धान एव गुण म्फुत्तित स्तव शुद्ध प्रेमकरसमग्नस्य नास्ति; गुण यन्ति 
सदा महाप्रेमानुशीलयन्ति ये प्रियजनास्तैः सदा वत्तेमान ! गुणयन्ति 
मन्त्रयन्ति त्वया सह नव नव कुङज विलासमभ्यस्यन्ति वा त्वद गुणरूप 
श्षोलाद्येव सदा तत्‌ सहित ! गुणमुपकारं कुवेन्ति राधया सह मिलमेन 
गुणा सरू स्तत्‌ सहित ! प्रशस्त बहुतर गुणवती राधिका तत॒ सहित ! 
त्वदवगमी त्वदनुभवी तव प्रीतियेंन, स्वेष्ट भावानुसारी भजनेन ह्त्रेव 
गमो$वबोधो यस्फास्ति त्वाय अव प्रीतिरनुराग:, च्त्रव गमी ज्ञानवान्‌ 
भवदुत्य शुभाशुभयो त्वयेव वेद रूपेण प्रतिपादितं तच्छुभं कर्म अशुभश्च, 
पुरुषार्य साधकमनर्थ च तयोगुण विज्ञानान्वयान्‌ उपकारानुप्रकार- 
सम्बन्धान्‌ वेदः विहितेऽपि नोपकारबुद्धि, निषिद्धडपि नापकार बुद्धि स्वेष्ट 
भावानुकूल मात्रे प्रश्‍त्तेमानो निवर्त्तमानश्च, तत्‌ प्रतिकूल मात्रात्‌ नित्य 
भानां स्वाभाविक कृष्णविषय चेष्टित समचेष्टितनिष्ठामेव तादृशभाव- 
समुंञ्जुम्भण परमसाधनं निङ्िन्वन्‌ इत्यर्थः । तहि तदा विशुद्धायां ` 
भावनिष्ठावामेव भावविरोधि कर्मादित्यागेनाधिकार मम्पत्तौ देहभृतां 
सर्वेषामेव लोकोत्तर घर्म पाण्डित्यादिना विश्वकृतार्थो करणोन सफल 

हघारिणां महामक्ति निष्ठया पार्षद देह धारिणां वा, परमेकान्तभावेन 


के श्रतिस्तुति-व्यारूया ॐ २२३ 


भगवच्छी-िग्रह धारिणां वा.मवं पुरुषार्थं प्रदा ईहा यस्य तस्य भगवतो वा 
धारकाणाम्‌ । देप धातु शोधने। भाव शोधनेन ईहयति भावानुरूप 
चेष्टा प्रेमव्रश्येन कारयति यो भगवान्‌ कृष्णस्तस्य घारकाणामपि शिरो 
मिश्षमाव विषयाः शुद्धभावान्तरविषया वा शिरो न वेत्ति, श्रवणज 
ज्ञानेनापि न विषयीकरोति इत्यरथः अनुयुगं युगं राधाकृष्णास्यं पूर्णविशुद्ध 
महारसमय नागरद्वय लक्ष्मीकृत्य या गीत परम्परा तदुभय विलास विशिष्ट 
गीतश्चेणी तथा, यतो हेतो स्त्वं । श्रवणेन चेतसि धृतः, मनुजैर्मननशीला 
राधा कृष्ण विलामानेव भावेन नित्ममनूसन्दधाना स्तस्मात्‌ तत्‌ सङ्ग 
प्रभावाज्ञाते भावः । कथम्भूत स्त्वम्‌ ? अपकृष्ट वर्गा घर्मार्थकाममोक्षाख्या 
येषां तेषामेकान्तभक्तानामेव गति गम्यः कथ्ञ््द बोधयोग्यः। यद्दा, 
अन्‌गताः अहिसाद्यैः गुर्णस्ताहृश गुण वद्भिर्गीतानामुपदेश वावयानां 
परम्परयेत्यर्थंः, अहङ्कारं स्यति ब्रह्मात्म बोधन, पश्चाद्‌ भगवद्रती हन्त्य- 
ज्ञान तत॒कायें, वाक्योत्थचरमधी वृत्त्यारुढ़ो हंस: शुद्ध ब्रह्मात्मा, सोऽपि 
नास्ति येषां त्यक्त ब्रह्मात्मानुमन्धाना इत्यथः। पड्चाञ्च महाविशुद्ध 
रतिमदतिवश्यतां भगवत भालोच्याहं सम्यग्‌ भवद्वशकर्त्ता महारत्या 
इत्यभिमानमपिस्यन्ति राधाचरणेव एन्तसख्यदशेन कृष्णरति निष्ठा ये ये 
गु णे स्ताहशेरपि अनुगतास्तदुपदेशश्चेण्य इति । अनक्षणमन्य गोपीनां 
“वयं श्रीकृष्णस्य परमप्रेयस्यः इत्यहङ्कार रूप गुण माधुर्य्याद्यहन्तां वा 
स्यन्ति ये राधायाः गुणा: क्षणे क्षणेऽन्योन्य मधुरतत चमत्कारवन्त 
तद्दान परम्परया वा ॥ 

नित्यगोप्यस्तु आहुः--त्वद्‌ विषये$वगमिरवगमनं सम्यक्‌ रसानुभवो 
यस्याः सा त्वदवगमी । इक कृष्यादे स्ततो जीप्‌ त्वदवगमिनी ईज्ञनि 
यस्यास्ततो ङीपि वा त्वत्‌प्रेम वा जानाति राधा तादात्म्य भावेन 
चरमोत्कर्ष प्राप्त तथा भवतोरुत्थानेन शुभं भद्र यस्याः सेवा रसादि 
लाभेन ताहशी । शुभयोः परम शोभनयो भंवतोगू णे त्रिगुणा विगतोपकारा 
अन्वयाननुवृत्तीः सेवा न वेद, तहि तदा युष्मद्र प माघुर्यातिशयेनेवाति 
कत्तेव्यता मोढ्य सति, परम महानन्द रसप्रदा ईहा लीला ययोस्ता एव 
विभ्रति पुष्णन्ति तत्तद्‌ वेदग्ध्य प्रवत्तित स्मर रस विलास विशेषैर्या 


२२४ अ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
लनिताद्या मुख्य मल्य स्तासां गिरोऽपि न वेइ, अत्वाविष्टानच्तः करणत्वात्‌ । 
यतस्त्वं मनुजे भारवेः श्रवशोत चेति भूत, अनुयुगं राधाकृष्णाख्य 
महारसिक मिथुनं ल क्ष्मीहृत्य अन्वहं स॒ गुणानां साधावृष्णरुण्पनां 
स्वकृतगीतपरम्परया श्रवणेन च मद्दाविदग्ध मुख्यसखीतो गुण स्वरूप 
चमत्कारादि श्रवणेन चेतमि भूत: ॥४०॥ 
श्रुतिरूपा कहती है-हे सगुण ! सदा गुण समूह के साथ वत्तेमान 
हो, ब्रह्मात्मातुसन्बान में गुण की स्फूर्ति, तुम्हारे शुद्ध प्रेम निमग्न व्यक्ति 
की नहीं होती है । गुणयन्ति, जो लोक सर्वदा महाप्रेम का अनुशेलन 
परायण प्रियजन हैं, उनके माथ ही आप रहते हैं। गुणयन्ति मन्त्रयन्ति 
निरन्तर नव नव कुञ्ज विलास का अभ्यास एव गुण रूप शीलादि का 
अनुशीलन करते हैं, उम ममे वहाँपर स्थित होकर सदा प्रेमप राः ण हो ! 
गुणशब्द का उपकार अथ है, श्रीराधाके मिलन कार्य वा सम्पादन 
कारिणो सखीवृन्द ही गुणवती हैं, उन सब के साथ प्रेम परायण हो 
प्रशस्त बहुतर गुणत्रती आराबिका राधिवा हैं, उनके साथ प्रेम परायण 
हो । त्त्रदवगमी,त्यदनु भी, तुम्हारी प्रीति का अनुभव जिन्होंने किया है, 
स्वेट भावानुसारि भजन के द्वारा उम विषय में जिसका उत्तगत्व ज्ञान 
भी हुआ है, वह तुम्हारे प्रति ही अनुराग प्रीति करता है, आप से प्राप्त 
शुभ अशुभ को वह प्रीति से ही सम्यक जान लेता है। वेदरूप से आपने 
जो कुछ प्रतिपादन किया है, वह शुभ कर्म अशुभ कमे पुरुषार्थ साधक 
अनर्थ भी होते हैं, उतसब में जो उपकार सम्बन्ध है, उसको नहीं 
जानता है, विहित में भी उपकार वृद्धि नहीं होती, और निषिद्ध में भी 
अपकार वृद्धि नहीं होती है, केवल निज इष्ट भावानूकूल मात्र में प्रवृत्त 
होना, एवं उसके प्रतिकूल मात्र से निवृत्त होना, एवं नित्य भावों की जो 
स्वाभाविवी चेष्टा, वह कृष्ण विषयक चेष्टा ही है, उसकी समचेष्टा करने 
वाले परिकर में जिस भाव की निष्ठा होती है, उम प्रकार भाव की परम 
अवधि प्राप्त करना ही परम साधन है, इस प्रवार ही निश्चय होता है। 
तडि तदा, विशुद्ध भाव में विशेष निष्ठा होने पर ही विरोध कर्मे का त्याग 
होता हैं, अनन्तर उस त्याग से भक्ति में प्रवेशाधिकार होता है। इस 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्याख्या ऋ २२५ 
प्रकार भक्ति सम्पत्ति होने पर वह व्यक्ति देहभूतां, लोकोत्तर धर्माचरण 
पाण्डित्य प्रकटन प्रभृति के द्वारा विश्ववासियो को उपकृत करके जिन्होंने 
शरीर धारण को सफल किया है, अथवा महाभक्ति निष्ठा द्वारा जिन्होंने 
पार्षद देह का प्राम किया है, परमंक्रान्तिक भाव से जिन्होंने भगवत्‌ 
श्रीविग्रह को अपना सर्वस्व माना है,सब पुरुषार्थ प्रदा वाणी, ' “श्रीभगवान्‌ 
की एवं उनमें निष्ठारखने वाले की” उक्त सब प्रेरणा उक्त भक्तिमान 
जन के कायं में प्रवृत्त कराने में समर्थ नहीं हाती है, भक्ति आविभू त होने 
के कारण वह निरभिमानी होता है । देप्‌ घातु शोधनार्थक है, भाव 
शोधन से ही चेष्टा करता है, प्रेमविवशता से ही भावानुरूपचेष्टा करता 
है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, उनमें निष्ठा रखने वाले की वाणी वह मिश्रभाव 
विषय हो अथवा, शुद्ध भावान्तर विषय ही हो, उसको वह नहीं जानता 
है, श्रवण करने की इच्छा भी नहीं करता है। श्रनुयुगं निरन्तर 
युगलायित विग्रह श्री राधाकृष्ण नामक पूर्ण विशुद्ध महारसमय नागरद्दय 
को अवलम्बन कर जो गीत परम्परा है, उन दोनों के विलास युक्त गीत 
समूह हैं, उससे ही तृप्त होता है। कारण श्रवण के समवाल ही आप 
` ब्हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, श्रीराधाकृष्ण के विलास समूह को भाव के 

द्वारा नित्य अनुसन्धान कर हृदय में धारण करने पर उससे ही भाव 
उत्पन्न हाताहै। और उम से श्रीकृष्ण वशीभूत होते हैं। आप किस 
प्रकार हो ? जिन के समीप में धर्म प्र्थ काम मोक्ष भी अपकृष्ट 
पदार्थ है, इस प्रकार भक्त गम्य हैं, बोध गम्य होते हैं । अथवा प्रहिसादि 
गुण युक्त व्यक्तिगण अहिसादि गुण के द्वारा ही जो उपदेश प्रदान किए हैं, 
उस उपदेश परम्परा से भहङ्कार को विनष्ट कर ब्रह्मात्मबोध को प्राप्त 
होते हैं, पश्चात्‌ श्रीभगवत्‌ प्रीति होती हैं, अनन्तर अज्ञान नष्ट होता हैं, 
22 उसका कार्य भी नष्ट होता है,म हावाक्यार्थे ज्ञानाव्धारण की चरमस्थिहि 
` होने पर हस, ब्रह्मात्मा संज्ञा होती है, जिनके पास वह भी नहीं हैं, 
ब्रह्मानुसन्धान को जिन्होंने छोड़ ही दिया हैं। पश्चात्‌ श्रीभगवान की 
एकान्त भक्ति वश्य ही जानकर मैं उस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान्‌ को 
वश करूंगा, इस प्रकार अभिमान भी जिससे चला जाता हैं वह 
श्रीराधा चरणानुगत्य से ही श्रीकृष्ण रति में निष्ठा है, जिस जिस गुणगण 


ह] 


२२६ ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या # 
के अनुशीलन से उक्तनिष्ठा होती है, उन निष्ठाशील व्यक्ति के आनुगत्य से 
उस उम उपदेश श्रेणी के श्रवण करते रहते हैं। भनुक्षण अन्य गोपीयों 
के “हम सब श्रीकृष्ण के परम प्रेयमी हैं” इस प्रकार अहङ्कार को विनष्ट 
करने वाले गुणगण श्रीराधा के ही हैं, उन सब गुण परम्परा को अन्यो$न्य 
परम्पर मधुरतर चमत्कार पूर्ण चित्त वृत्ति से आस्वादन करते रहते हैं , 
अथवा उम दान परम्परा से अपने को कृतकृतार्थ करते रहते हैं । 
नित्यगोपी कहती है-आप के विषय में सम्यक रूप से जिसका 
रसानभव है, उस को त्वदवगमी कहा जाता है, इक्‌ कृष्यादे स्त्तोञ्ीप 
इससे त्वदवगमी पद होता है, “ई” का ज्ञान अर्थ होता है, इस प्रकार 
भी जिससे ही होता है डीप्‌ करने पर उक्त पद होता है, अथवा आपका 
प्रेम को सम्यक रूप से जो जानता है, ओर राधा तादात्म्य प्राप्त होने पर 
ही उसका चरमोत्कर्ष भी होता है इस को भी जो जानता है, तथा 
आपका उत्थान होने पर ही शुभ होता है, अर्थात सेवारस लाभ हाता है, 
इस प्रकार बुद्धि वाले को त्वदवगमी कहाजाता है। शुभयो: परम शोभन 
आप दोनों हैं, आप दोनों के प्रतिकूल ही ऐमा आचरण को विगुण, 
पिगत्तोपकार, आनुगत्य का अभाव रूप सेवा को नहीं जानते हैं, तहि, 
तदा, उस अवस्था म ही आप दोनों के रूप माधुर्ये का अतिशय आस्वादन 
होता है, इससे विभोर होने पर ही परम महानन्द रसप्रदा लीला आप 
दोनों की होती है, और सखीगण उसका संयोजन कर पुष्ट करती हैं, 
लीला पाण्डित्य से परिपूर्णे ललितादि सखीगण हैं, उनसे प्रवत्तित स्मर 
रस विलाम की वार्ता को ललितादि मुख्य सखी की वाणी को भी उस 
समय कर्ण कुहर में प्रविष्ट होने देती है, कारण अत्याविष्ट अन्त: करण के 
ही वे सब होते हैं। कारण आपको तो मनुष्याचित स्वाभाविक भाव 
से ही हृदय में आबद्ध किया गया है। अनुयुग, राधाकृष्णनामक 
महारसिक युगल को लक्ष्य कर प्रतिदिन गीतावली का श्रवण करते हैं, 
निजकृत राधा कृष्ण गुणगण वर्णन परम्परा से श्रवण को परिपूर्ण करते 
हैं, महाविदग्ध सखीगण के मुख से श्रीराधाकृष्ण के गुण स्वरूप चमत्‌= 
कारिता को सुन कर हृदय को परिपुणं करते रहते हैं ॥४० . 


ॐ श्रुतिस्तुति-व्यास्या ॐ | २२७ 
द्यपतय एव ते न यथुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः । 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छु तय 
स्त्वयि हि फलन्त्यतल्लिरसनेन भवन्निधनाः ॥४१॥ 
सान्त्रयव्याख्या 
ननु ! ( भो भगवन्‌ ! )द्यपतयः(स्टर्गादि लोक पतयः श्री ब्रह्मादयः) 
एव (अपि) ते (तब) अन्तं न यय: ( न प्रापुः ) त्वं अपि अनन्ततया(अन्ता 
भावेन, आत्मना अन्तं न यासि इत्यर्थः, कुतः अनन्तत्वमित्यत आह ) 
यदन्तरा (यस्य तव अन्तरा मध्ये) सावरणा: (उत्तरोत्तरं दशगृण 
सप्तावरण युक्ताः ) अण्ड निचयाः (ब्रह्माण्ड समूहाः) सह (एकदेव) वयसा 
( क्रालचक्रेण) खे(आकाशे)रजांसि इव वान्ति (परिभ्रमन्ति) हि (यस्मात्‌ 
एवं श्रत) भवन्‌ निघनाः ( भवति त्वयि निधन समाप्ति यासां तथाभूताः ) 
श्रुतयः ( अस्मदाद्या: अतन्निरसनेन ( तद्‌ भिन्न नियमनेन ) त्वयि फलन्ति 
. ( तावृपर्यवृत्त्या पय्यैवस्यन्ति )।४१॥ 
श्रीसनातनसम्मता व्यास्य -- (भत्तानामेवम्भूतोऽपि श्रीभगवान 
ब्रह्मलोकाद्यधीइवराणामविज्ञात पार: इति श्री गवन्महिम वर्णनेन उप 
संहरन्ति ) द्य॒पतयः (श्रीब्रह्मादयः) एव (अवि) अन्तं न ययु:( वत्सपालादि 
हरणाद्यवसरे रामक्रीडाद्यत्सवे च तव वेभवान्त न प्रापुः ) अनन्ततया 
(तासां तन्मूर्तीनां पावे युगपद ब्रह्माण्ड कोटिद्शेनात्‌ तथा कोटि संख्य 
ब्रज सुन्दरीणां पाइवंवत्तित्वेन त्वद्वेभवस्य अन्ताभावेन ) त्वं अपि (आत्म 
वेभवान्तं न लब्धवान्‌ इत्यर्थः) यदन्तरा (यस्य तवं अन्तरातल्लोम 
विवराणां मध्ये )सावराणाः अण्ड निचयाः वयसा (द्विपराद्ध कालचेक्रण) 
' सह खे (आकाशे) रजांसि इव वान्ति (परिभ्रमन्ति) हि (यतः एवमु भतः) 
श्र तयः (ज्ञानकाण्ड श्वृतयः अंतब्विरसेन त्वयि फलन्ति ( लक्षणया 
पर्येवस्यन्ति,वयन्तु ) भवन्निधनाः ( प्रेमनिष्ठत्वात्‌ भवदेक परायणतया 
तन्मात्रमग्नात्मानः, त्वां विना अन्यत्‌ न जानीम्‌ तस्मात्‌ प्रार्थयामहे 
अस्मासु कृपां त्रिघेहि इतिभावः ॥४१॥ 


२२६ ॐ श्रतिस्तृति-व्याख्या ॐ 


भो भगवन्‌ ! स्वर्गादि लोकाधिपति श्रीब्रह्मा प्रभुति भी परिपूर्णं 
से आपको नहीं जान पाते हैं, अनन्त होने के कारणा भाप स्वयं भी 
अपना अन्त पर्यन्त को अवगतः होने में समर्थ नहीं होते हैं। कारण आप 
में उत्तरोत्तर दशगुण सप्तावरण युक्त ब्रह्माण्ड समूह युगपत कालचक्र के 
द्वारा आकाश में जिस प्रकार रज: कण समूह परिश्रमण करते रहते हैं 
उस प्रकार परिश्रमण करते रहते हैं, इम कारण, आप में समाप्ति प्राप्त हम 
सब श्रुति अभिरमन प्रकार के द्वारा आप में पर्येत्रसित हो रही हूँ ॥४१॥ 
श्रीसनातनसम्मत व्यास्था- भक्तगण के सम्बन्ध में परम कृपालु 
श्रीभगवान्‌ की महिमा को श्रीब्रह्म लोकादि के अत्रीश्वरगण अवगत होने 
में समर्थ नहीं है, इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की महिमा वर्णन पुर्वक उपसंहार 
कर रहे हैं- भ भगवन्‌ ! श्रीब्रह्मादि को व्त्स "लादि हरण के समय 
रासक्रीडा उत्सव में आपके वेभत्र का अन्त का अवगत होने में समथ 
नहीं हुए, एवं उस मूत्ति सकल के समीप के युगपत्‌ ब्रह्माण्ड कोटि दर्शन 
हेतु एवं कोटि संख्यक ब्रज सुन्दरीगण के पाइवैवत्तिख हेतु आपके वैभव 
का अन्त न होने क कारण आप भी स्वयं अन्त तक जानने मे समर्थ नहीं 
होते हैं। कारण श्रापके लाम विवर में उत्तरात्तर दशगुण सप्तारण 
ब्रह्माण्ड समूह द्विपराद्ध काल चक्र के साथ आदश में जिस प्रकार रजः 
कणः समुह परिश्रमण करते हैं, उम प्रकार परिश्रमण करते रहते है, इस 
हेतु ज्ञान काण्ड श्रुति समूहे अतन्निरसन पद्धति स आम में प्येवसित हा 
रही हैं। किन्तु हम सब प्रेम निष्ठत्जहेतु भवदेक परायणता प्रयुक्त आप 
में निमग्नमना: हो गई हैं। अर्थात्‌ आप को छोड़कर हम सब अपर कुछ 
भी नहीं जानती हुँ। भवशेष मे प्रार्थना यह है कि हमारे प्रति आप 
कुपावषण कर ॥४१॥। 
पुरुषोत्तम परम ब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्र में ही निखिल श्रुतियों का 
समन्वय है, अष्टाविशति श्ुत्यभिमानिनी देवता स्तुति करते हैं, श्रीहरि 
को जो जानता है, वह सुख दुःख को नहीं जानता है, विधि निषेध को 
जानता है, दुज्ञय श्रीहरि को कसे जाना जा सकता है ? उनकी अपरिमित 
महिमा है, श्रुति कहती है-- 


क श्रुतिस्तृति-व्याख्या # २२६ 

(१)स होवाच,यदृद्ध वगागि ! यत्‌ अर्वाक्‌ पृथिव्या,यत्‌ अन्तरा द्यावा 
पृथिवी इमे, यद्‌ भूतं भवत्‌ च, इति आचक्षते, आकाशे तदोतं प्रोतं च । 
याज्ञवल्क,-हे गागि ! जो अन्तरीक्ष के ऊपर, जो पृथिवी के मध्य में 
अन्तरीक्ष ब पृथिवी, जो पृथिवी के अधोदेश में जो अतीत वत्तंमान, 
भविष्यत्‌ है जो सूत्र नाम से प्रसिद्ध है, वह सूत्र आकाश में ओत प्रोत है । 
ईश्वर में सवेज्ञता सबशक्तिता का सम्भव कैसे होगा ? आप अनन्त हैं, 
शशविषाण का अज्ञान सार्वज्ञ शक्ति वा वैभव नाशक नहीं है, विद्यमान 
वस्नु का अज्ञान ही सर्वज्ञता का नाशक है, अविद्यमान व स्तु होने पर 
सवेज्ञता की हानि नहीं होती है । 

(२)यस्मिन्‌ आकारो सर्व ओत प्रोलंस कस्मिन्‌ नु खलु आकाश 
ओतः प्रोत: च सह उवाच । एतत वेतत्‌ अक्षरं परम गागि ब्राह्मण 
अभि दन्ति अस्थूलम्‌ अनशु भह्वस्वम्‌ भ्रदीर्धम्‌ अलोहितम्‌ अस्नेहम्‌ 
अलाञ्खम्‌ अतमः अवायु अनाव शमु अमङ्गमु अरसम्‌ अगन्धमु अचक्षुष्कम्‌ 
अंश्रोत्रम्‌ अवाक अमन: भतेजप्कमु अप्राणमु असुखम्‌ अमात्रम्‌ अन न्तरमु 
अवाह्य न तत्‌ अइनाति किश्चन न तत अइनाति कवचन गागि | जिस 
आकाश में समस्त ओत प्रोत है, बह आकाश बिस में ओत प्रोत हैं? 

याशवल्क,-- हे गागि ! मैंने कहा कि-ब्राह्मणगण जिन को अक्षर 
कहते हैं, भाप स्थूल नहीं हैं, सुक्ष्म नहीं, हस्व नहीं. दोघं नहीं हैं, अग्नि 
का गुगा जसे लोहित है, जल का स्नेह, अग्नि भी जल से पृथक हैं, 
अर्थात्‌ आप अनिर्देश्य हैं. आप अलाळ्छ हैं, अर्थात छाया रहित हैं, आप 
तम: नहीं हैं, वायु नहीं हैं, आकाश भी न हीं हैं. आप असङ्ग, अरस, 
अगन्ध, अचक्षु, अश्रोत्र, अवाक्‌, अप्राण, अदूर, अरूप हैं। छिद्रकेसमान 
उन में अन्तर नहों है, आप अवाह्य हैं, वह भ्रक्षर किसी वस्तु बा उपभोग 
नहीं करते हैं कई पुरुष उनको अनुभव नहीं कर सकता हैं, ब्राह्मणगण 
उन अक्षर पुरुष को तत्त्वमसि के द्वारा प्रतिपादन करते हैं । 

(३)यो वा एतत्‌ अक्षर गागि ! अबिदित्वा अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेति स 
केपण: | अथ च एतत्‌ अक्षरं विदित्वा अस्मात्‌ लोकात प्रति स ब्राह्मण: । 

है गागि! जो जन इस कक्षर को न जानकर इग लोकस प्रयाण करता 


२३० # श्रतिस्तुति-व्याख्या ऋ 

हैं, बह कृषण है, जो लोक उनको जानकर इस लोक से प्रयाण करता है, 
वह ब्राह्मण होता है। निषेध के द्वारा तो शुन्य का बोध होता है ? नहीं 
“यतो भवन्निधना.” आपमें सब की समाप्ति, निरवधि का निषेध सम्भव 
नहीं है, आप अवधिभूत हैं, आप में सब पर्यवसित होते हैं, अर्थात्‌ आप 
को प्रतिपादन करते हैं। समस्त विशेष का निषेध होने पर कुछ भी 
अवशिष्ट नहीं होता है ऐसा नहीं है, कारण निरवधि निषेध नहीं होता 
है, निषेध करते करते ऐसा स्थान उपस्थित होता है, जिस का निषेध ही 
नहीं होता है। विभाग होने का अयोग्य जिस प्रकार परमाणु है, उस 
प्रकार जो निषेध का अयोग्य है, वह ही आत्मा है, घटपटादि अपनीत 
होने पर आकाश जिस प्रकार अवशिष्ट रहताहै, उस प्रकार समस्त बाधित 
होने पर ब्रह्म ही साक्षीरूप में अवशिष्ट रहते हैं। स्वामीचरण का 
कथन है-- 
हा पतयो विदुरन्तमनन्त ते न च भवान्न गिरः श्रुति मौलयः 
त्वपि फलन्ति यतो नम इत्यतो जयजयेति भजे तव तत्‌ पदम्‌ ॥ 
हे अनन्त ! स्वगेलोक वासिगण आपको जान नहीं मवते हैं, आप स्वयं ? 
ही अनन्त हैं, श्रुतिगण भी आपको जानन मं असर्थ हैं, किन्तु वे सब 
नमः जय जय कहकर निभृत्त होते हैं, अतएव मैं उस पद का भजन नमः 
जय जय कहकर ही करता हूँ ॥४१।॥ 

श्रुतिरूपा राधाकृष्णनिभृतपरिजनभावस्य एतिदोलंग्थमाहुः- पतरः 

स्वर्गादि लोक पत्तयः दिवः पर ब्रह्मपदस्य वा पतयः स्व सद्धूल्पमात्रेण 
यस्य कस्याथि हृदचाविर्भावने समर्थाः दिवि द्योतमानया: समस्त पुरुषार्थ 
जिगीषो वा भगवद्‌ भक्त: पतयस्तद्दान समर्थास्ते सर्वेषपि तव राधा 
सहित नित्याति प्रोन्मद विचित्र वृन्दावन कुञजविहारस्यान्तं समीपं राघा 
सखी भावेन, अन्यस्य तत्रायोग्यत्ञान्‌, न ययुरेव, प्रापुरेव, त्वमपि न 
सामीप्य प्राप, यदन्तरा अण्डनिचयास्तद्रूपो भारायणात्मकरु पिन 
ययावित्यर्थः । तत्र हेतुः अनन्तं ब्रह्म, अनन्तत्त्रेन स्वस्य तव च ज्ञातत्त्वात, 
,अतस्त्वं शुद्ध गापाल विग्रहादहं मानी, शुद्ध महाप्रेमक शक्ति विलासी 


नै श्रृतिस्तुति-व्यार्या ई २३१ 
कथं ब्रह्म दशनां गोचरः स्यादिति । नतु भोः सावरणा अपि, भः श्रीहरि 
स्तत सहिता लक्ष्मी; सा तद्रू पावरणाः, शीक्रष्णचन्द्र त्वामेव वरयम्तीति 
ता गोप्यो विमिश्र भावा इत्यर्थः, ता अपि न ययुः। त्वत्‌ सङ्गवरयन्ते 
या शुद्धभावा अपि गोप्य स्ताइच न समीप प्रापुः किन्तु स्वे आकाशे 
रजांसीव वान्ति ते, यथा रजमां ख स्पर्शो नासिर, तथा तेषां र वेषां त्वत्‌ 
स्पर्श इत्यर्थः । वयसा सह कालेऽपि त्वत्‌ सम्बन्धं नः प्रापेत्यथः । यद्‌ 
यत्र त्वयि श्रुनयः माहृञ्योऽतन्निरसनेन फलन्ति निष्परन्ते. न त्वद्यापि 
निष्पन्ना स्तत्त्व ज्ञान सस्कारस्य सर्वात्मनानाश एव तन्निष्पत्तरिति भावः॥ 

नित्यगोप्यस्तु आहुः-- दीव्यन्तः सह क्रीडन्तः पतयो यासां तास्तै, 
तव अन्तं बन्धक परमेकान्तिक प्रेम न य्युः। द्यौ सुखरूपो दिव्यन्‌ त्वं 
पतिर्यासां तास्त्वस्‌ सङ्ग रङ्िण्यो नापुरिति वा, त्वमपि अनन्तस्ते क्रीड़ा 
यस्याः (देवृ देवने क्विपि) तथा राधया सह बन्धं नित्रिड प्रेम बन्धं 
नापु:। कुतः? यस्य तवान्त हूं दि अण्डोऽण्डोद्‌वाः पक्षिनिचया अपि 
भावृण्वन्ति ये श्रीदामादय स्तम्‌ सहिताः अन्तर्वहिः सदा श्रीराधामात्न 
गोचरवृत्त्यभावान्न हृढ़: प्रेमबन्ध इति भाव:। = नु शपथ पूर्वक ब्रवीमि, 
यदि मम राधां विना अन्यत्रासक्तिगन्धोप्यस्ताति चेत्‌ ? सत्यमित्याह 
वयसा कालेन कालं प्राप्य खे रजांसिव सहव वान्ति गच्छन्ति सङ्गस्तेन 
नास्तीति भावः। तथापि श्रुतयः सकंत्र श्रूयमाणास्त श्रीराधाविषय 
महा प्रगाढ प्रेमबन्धा अतन्निरसनेनेव फलन्ति निष्पद्यन्ते, वहिरपि अन्य 
संसर्गे श्चेन्न भवति, तदानुराग प्रसिद्धिः सत्येति ज्ञायत इति भावः। 
भवान्नियतघनो येरनुरागै: प्राण सर्वस्य भूत राधिका स ख़रूप धनं ये 
नियतमावश्यकं भवतीत्यथः अत्तञ्चिरसने सतिफलन्तीत्ि दा, त भवतो न 
प्राप्नुवतः प्रियवस्तु सद्ध निधनं मरणमेव येरित्यर्थः ॥४१॥ 
भीराधाकृष्ण निभृत परिजन भाव का अति दीर्लभ्य को 
श्रुतिरूपा कहती है--द्यू पतय:, स्वगादि लोक पत्तिगण, स्वर्गोत्तरस्थित 
ब्रह्मादि लोक पतिगण निज सङ्गल्पमात्र से ही जिस किसी के हृदय में 
आविर्भाव होने में समथ हैं, प्रकाश शील समस्त पुरुषार्थ को करतलगत 
करने वाली भगवद भक्ति है, उन के स्वामिगण उस भक्ति को भी प्रदान 


२३२ ॐ शअ्रुतिस्तुति-व्याख्ता # 

करने में समर्थ व्यक्तिगण, भी आपका श्रीराधाके साथ नित्य प्रोन्मद 
विचित्र वृन्दावन कुञ्ज विहार का अन्त सामीप्य को भी प्राप्त करने में 
अंसमर्थ हैं, राधासखी भाव से भी प्राप्त नहीं किए अन्य भावसे तो प्राप्त 
करने की सम्भवना ही नहीं है, आप भी उनसब के सामीष्य में नहीं भाते 
हैं। समस्त ब्रह्माण्ड में अवस्थित नारायण स्वरूप होकर भी सामौप्य 
प्राप्त नहीं होते हैं, उममें हेतु है कि अनन्त ब्रह्म, अनन्त रूप से ही अपना 
और आपका भो परिज्ञान होता है, अतएव आप शुद्ध गोपाल ग्रह हीने 
के कारण उसमें ही अहं अभिमानी है । शुद्ध महाप्रेभ रूप शक्ति के साथ 
विलास परायण होने के कारण ब्रह्म साक्षात्‌कारियों के समीप में कसे 
दिखाई देंगे। अच्छा, आप सावरण होकर भी अः श्रीहरि, उनके साथ 
लक्ष्मी, अनुरूप को वरण करती है, आप कृष्णचन्द्र को ही वरण करती 
है, वे सब मिश्र भाव युल गोपगण हैं, वे सब भी आप के सामीप्य प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं हैं, आपके सङ्ग को वरण करक भो शुद्ध भावाक्रान्त 
होकर भी गोपीगण आपके सामीप्य प्राप्त करने में असफल हैं, किन्तु 
आकाश में जिस प्रकार धूलीकण रहते हैं, ।जस प्रकार आकाश के साथ 
रज: कण का स्परे नहीं होता है, उस प्रकार ही आपके साथ उन सबब 
स्पर्श होता है। काल भी आपका सम्बन्ध प्राप्त करने में असमर्थ है । 
जहाँ पर आपमें हम सब श्रुतिगण अतत्‌ ।नरसन के द्वारा ही सेवा कार्य 
निष्पादन करते हैं, किन्तु आज तक भी वह निष्पन्न नही हुआ है,तत्त्वज्ञान 
संस्कार बा मूलत: सब प्रकार से नाश होना ही उसकी निष्पत्ति है॥ 

नित्यगोपी कहती है--दीव्यन्त, जा सब पति वनितागण के साथ 
क्रीड़ा करते रहते हैं, वे सब ललना भी आपका परम ऐकान्तिक प्रेम को 
नहीं जानती है, द्योः सुखरूप क्रीड़ा परायण पति हा, ऐसी सद्ध सङ्गिणी 
वनितागण भी आपके साथ में रहते हुए भी उस प्रेम को नहीं जान पाती 
हैं। आप भी अनन्त हैं, ओर आपकी क्रीड़ा भी अनन्त हैं, ऐमी क्रीड़ा 
परायणा राधा के साथ निविड़ बन्धन को नहीं जानती हैं, केसे ? आप 
के अन्तर हृदय में उपस्थित होते हैं, जा पक्षिसमूह उसको भी आवृत 
करते हैं, श्रीदाम प्रभृति, उन सब के साथ रहते हो, अनन्तर वाहर सदा 


अं 


ॐ श्रुतिस्तृति-व्याख्या % २३३ 


श्रीराधा मात्र गोचर न होने के कारण इृढ प्रेम बन्धन नहीं होता है । 
अच्छा तो, मैं शपथ पूर्वक कहता हैं, राधा को छोड़कर मेरी आसक्ति का 
लेश भी अन्यत्र नहीं है ? सत्य है, वयसा, कालक्रम से जो सब रज कण 
वायु के साथ ही चलते रहते हैं, उसके साथ सङ्घ आकाश का नहीं है। 
तथापि श्रृतिगण सर्वत्न श्रीराधा विषय महाप्रगाढ़ महाप्रेमबन्ध को 
जानकर अत्तञ्चिरसन के द्वारा ही अनुगत होते हैं, वाहर भी यदि अन्य 
संसर्ग नहीं होता है, तब ही अनुभव सम्भव होगा । उस समय ही जाना 
जाता है, कि अनुराग प्रसिद्द सत्य है। आप ही जिस भनुराग का 
एकमात्र नियत धव हैं, श्रीराधा का सङ्ग वह प्राण सर्वस्व भूत है, उसकी 
प्राप्ति ही आवश्यक हू । अतत्‌ निरसन होने पर हौ होता हैं, आवको 
प्राप्त होने पर प्रियवस्तु का सङ्ग ही मरण प्रद होता है ॥४११। 


श्रीभगवानुवाच-- 


इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रृत्यात्मानुशासनम्‌ । 
सनन्दनमथानचुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनोगतिम्‌ ॥४२॥ 
सान्वयव्याख्या 


श्रीभगवानुवाच -अत (अनन्तर) एते ब्रह्माणः पुत्राः(श्रीसनकादथः) 
इति (एवं श्रुत्युक्तः ) आत्मानुशासनं ( रह्म गम्बन्ध्यृ प देशं ) आध्रृत्य 
( आसम्यक्‌ श्रुत्वा ) आत्मनः ( ब्रह्मणः ) गति ( स्वरूपं ) ज्ञात्वा सिद्धाः 
( सफल मनोरथाः सन्तः सनन्दनं भानच: ( समाचितवन्तः ) ॥४२॥ 

आत्मानुशासन ही वेदस्तुति है,--श्रीभगवान्‌ बोले-अनन्तर ब्रह्म 
पुत्र श्रीसनक प्रभूति ऋषिगण जुत्यक्त उक्त प्रकार ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश 
को सम्यक्‌ रूप से श्रवण कर ब्रह्म स्वरूप को अवगत होनेसे सफल 
मनोरथ होकर श्रीसनन्दन की अर्चना किये थे ॥४२॥ 


इत्यशेषसमाम्नाव पुराणोपनिषद्रस: 
समुद्ध,तः पुर्वजाते व्योमयानं महात्मभिः । ।४३॥ 


२३४ अ श्रतिस्तुति-व्याख्या ऋ 
सान्वयव्याख्या 

पुवेजातँ; ( स्वेज्येष्ठ : ) ब्योमयानैः (ब्योम आकाशं तेन यानं गमनं 
येषां ते, सर्वत्र अनासक्तया आकाशचारिभिरित्यर्थः ) महात्मभिः (उदार 
मतिभिः श्रीसनकादिभिः गुरुकृताभ्यः ताभ्यः एव श्रृतिभ्यः ) इति (अयं) 
अशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः ( अशेषाणां समाम्नायानां वेदानां 
पुराणानां उपनिषदां रसः तात्पर्य) समुद्धतः (सम्यक्‌ गृहीतः इत्यथ:)॥४३॥ 

सर्वपज्य, सर्वत्र अनासक्ति प्रयुक्त आकाशचारी एवं उदार मति 
श्रीसनक प्रभृति ऋषिगण, श्रतिसकल के निकट से समस्त वेद पुराण एवं 
उपनिषद्‌ का तात्‌पर्य सम्यक्‌ रूप से ग्रहण किये थे अतएव वेदस्तुति 
सकल श्रुति पुराणों का रहस्य तातृपयं है । 

आत्मा श्रीकृष्ण: सोऽनुशिष्यते अनुरूपतया निरूप्यते यत्र वचसि, 
अन्यत्र यथा श्रीकृष्णस्य तत्त्वं तदनुरूपं निरूपणं नास्ति, अनुगततया प्रेम 
पारवश्येन श्री राधानु वत्तितया शासनमिति वा, अनुक्षणं शासनं नियमनं 
राघयेति वा, “भाततत्वाश्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः” इत्युक्तः । 
समस्तान्य स्वरूपा श्रयत्त्रात्‌ समस्तान्यप्रेम रसमयावस्थाश्नयत्वाद्वा आततः, 
राघारस मग्नावस्थास्वरूपमेव धामि, अन्ये घर्मा: मिमीते परिमित 
करोत्यन्यत्‌ स्वरूपं स्वगुण रस शक्तघाद्यपेक्षया मातृत्वादुत्तम वस्तु 
ज्ञातृत्वाद्वा, शुद्ध महाप्रेम रसमय शक्ति विलासा एव सवमेवोत्तमाः 
परमानन्द महासाम्राज्यसाराकरत्वात्‌ तज्‌ ज्ञाता श्रीराधानुरागमग्न 
रूप एव श्रीकृष्णः । यच्चाप्नोति यदादत्ते यश्चात्ति विषयानिह्‌ । 

यच्चास्य सन्ततो भाव स्तस्मादात्मेति गीयते। इत्यस्य चाथः 
श्रीराधाप्रिय एव विषयान्‌ यत्‌ प्राप्नोति छाब्द स्पर्शादीन्‌ सदा प्राप्नोति, 
तदेका सक्तत्वात्‌ राधाया कृष्ण विषयस्पर्शादेव विच्छेदेन रसमयस्य 
करणात्‌, गुह्णाति च कृष्णोऽपि तानेव, नान्यन्निज पारमेइ्वर्यादिकम्‌, 
भुङ्क्त च तानेव, न त्वानन्दान्तरम्‌ । सन्ततो भावः, अविच्छिन्नो 
राधायामेव प्रेमा । आत्मनो गतिमात्मनः श्रीकृष्णस्यापि गति प्राप्याँ 
राघाम्‌ ॥४२--४३॥ 


के श्रतिस्तुति-व्यास्या क २३५ 


आत्मा श्रीकृष्ण ही है, जिस वाणी से वह कृष्ण यथावत्‌ निरूपित 
होते हैं, अन्यत्र श्रीकृष्ण का तत्त्व जिस प्रकार है, उस प्रकार निरूपण 
नहीं है, अनुगत रूप से प्रेम पारवह्य से श्रीराधाको अनुवर्त्तन करने कारण 
ही अनुशासन कहा जाता है। अतुक्षण शासन नियमन श्रीराधा के द्वारा 
ही होता है, श्रातत व्यापक एवं मातृत्वात्‌ पोषक गुण सम्पन्नता के कारण 
हेरि को परम आत्मा कहा जाता है, समरत अन्य स्वरूप का आश्रय होने 
से, समस्त अन्य प्रेम रसमय भ्रवस्था का आश्रय होने से ही “अततः”क हा 
जाता है। राधारस मग्ना वस्थास्वरूप ही घमि है अन्य सब ही धर्म है, 
अन्य स्वरूप को परिमित करने के कारण एवं निजगुण रस शक्तधादि की 
अपेक्षा से उत्तमरूप से परिमित करने से, उत्तमवस्लु का ज्ञाता होने के 
कारण ही श्रीहरि आत्मा कहे जाते हैं, समस्त पदार्थों में शुद्ध महा प्रेम 
रसमय शक्ति विलास ही सर्वोत्तम है, वह हो परमानन्द महा साम्राज्य 
सारका आकर है, उसका ज्ञाता भी श्री राधानुराग मग्न रूप ही श्रीकृष्ण 
हैं । विषय समूह के प्राप्त ग्रहण, भोग,करने के कारण ही नित्य भाव युक्तको 


, आत्मा कहा जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार है, श्रींराधाप्रिय होकर 


ही शब्दस्पर्शादि विषय को नि रन्तर प्राप्त ब.रते हैं, एकमात्र श्रीराधासक्त 
होने के कारण कृष्ण विषयस्पशं से ही विच्छेद आविभु त होकर श्री राधा 
को रगमग्न कर देता है। कृष्ण भी उस विषय समूह को ही ग्रहण 
करते हैं। निज पारमैडवर्य्यादि को ग्रहण नहीं करते हैं। भोग भी उसी 
को करते हैं, आनन्दान्तरको नहीं, अविच्छिन्न श्रीराधा में प्रेम को ही 
सन्तत भाव कहा जाता है, आत्मा वी गति शब्द से, आत्मा श्रीकृष्ण हैं, 
उनको भी गति प्राप्य श्रीराघा हैँ ॥४२--४३॥ 
त्वं चेतद्‌ ब्रह्मदायाद थद्धयात्मानुशासनम्‌ 


धारयंश्चर गां कामं कामानां भर्जनं नृणाम्‌ ॥४४॥ 
श्रोशुक उवाच-- 

एवं स ऋृषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ । 

पूर्ण: भृतधरो राजन्नाह वीरब्रतो मुनिः ॥४५॥ 


२३६ ऋ श्वृतिस्तुति-ब्याख्या कै 
सान्वयव्याख्या 

ब्रह्मदायाद ! (हे ब्रह्म पुत्र नारद!) त्वच तृणां (मनुष्याणां 
कामानां भर्जनं वर्जनमिति वा पाठः ( निवारणं ) एतत्‌ आत्मानुशासनम्‌ 
श्रद्धया धारयन्‌ कामं ( यथेच्छ) गां (पृथ्वीं) पर ( परिश्रम ) ॥४४॥ 

श्रीशुकः उवाच- राजन्‌ आत्मवान्‌ ( श्रीभगवज्निष्ठ चित्त इत्यथः ) 
पूर्ण: ( कुल कृत्यः ) श्रुतधरः (श्रुतमर्थं मनसि धारयन्‌ ) वी रत्रत(नध्विकः) 
सः मुनिः (श्रीनारदः) एवं ऋषिणा (स्व गुरुणा श्रीनारायशेन मुनिना ) 
आदिष्ठ' श्रद्धया ग्रहीत्वा आह ( वक्ष्यमाणं उवाचेत्य थः ) ॥४५।। 

हे ब्रह्म पुत्र नारद ! मनुष्यगण को काम वासना निवारक यह 
आत्मानु शासन जीव हितोपदेश सर्वेसूल स्वरूप स्वय भगवत्‌ स स्बन्धि 
उपदेश को श्रद्धा के साथ मुख एवं हृदय में धारण कर यथेच्छ रूप से 
पृथिवी में परिभ्रमण करो ॥४४॥ 

श्रीशुकदेव ने कहा-हे राजन ! श्रीभगवद्निष्ठ च्त्ति कृत कृत्य 
श्र तघर नैष्ठिक मुनि श्रीनारद स्व गुरु श्रीनारायण ऋषि के उक्त प्रकार 
आदेश को श्रद्धा के साथ ग्रहण कर वक्ष्यमाण वाक्य कहे थे ।।४५।। 

कामानां भर्जन श्रीकृष्ण सद्भादि कामनानां भजनं राधेव [न्तिक 
सख्य रस एव निर्भरत्वात्‌ कामानां श्रीकृष्ण भागन्तर कामनानामु 
वर्जनमिति पाठान्तरेऽथः स एवं ।।४४-४५॥ 

वेद स्तुति काम वासना विनाशक है, काम समूह का भर्जन करती 
है' श्रीकृष्ण सङ्ग के लिए जो कामना उठती रहती उ सको बिनष्ट कर 
देती है, श्रीराधा के साथ एकान्त सख्प रस ही काम विनाशक है, वह ही 
निर्भर शील है, श्रीकृष्ण के प्रति भावान्तर की कामना को भी नष्ट करती 
हैं, 'वर्जन' पाठ से उक्त प्रकार ही अर्थ होता है ॥४४-- ४५) 

श्रीनारद उवाच--- 
नमस्तस्मे भगवते कृष्णायामल कीत्त ये । 


यो धत्त सर्वंभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥४६॥ 


# श्रृतिस्तुति-व्याच्या श्र २३७ 
सात्वयव्याख्या 

श्रीनारदः उवाच-श्रीकृषणाः तारतया श्रीनारायण नमस्य ति-यः सबै 
भूतानां अभवाय (संसार निवृत्तये) उशतीः (कमनीयाः यद्वा जगन्मङ्गलाः 
कला: ( शक्तिः ) धत्तेतस्मं अमल कीर्तये (अमला सवंमल विशोधिनी 
कीत्ति: कृपालुत्व पर्यवसायिनी ख्याति: यस्य तथा भूताय ) भगवते 
( साक्षात्‌ परमेश्वराय कृष्णायः ( अशेषेइव्ये प्रकटनेन सर्वे चित्ताकर्षकाय 
श्री नन्दनन्दनाय नमः ) । ।४६।। 

श्रीनारदमुनि कहे थे- जो समस्त प्राणीयों के संस [र की निवृत्ति के 
निमित्त कमनीय शक्ति धारण किए हैं, वह सवे मल विशोधन कृपालुत्व 
पर्यंवसायिर्याति विशिष्ट, साक्षात्‌ परमेश्वर, अशेषेश्वयं प्रकटन द्वारा 
स्वचित्ताकर्षक श्रीनन्दनन्दन को नमस्कार करता हैं। सकल श्रुति 
श्रीकृष्ण की स्तुति की है, ह जानकर प्रेम के साथ श्रीनारायण को 
श्रीकृष्णावतार जानकर श्रीनारद मुनि उनको प्रणाम करते हैं, अमल 
कीत्ते सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णरूप का प्रणाम ।।४६।। हु 

नारद: श्रीराधानागर समस्त भगवत्‌ स्वरूपतया नमति--तस्मै 
भगवते परम पर्णतम-भगवत्त्वाय कृष्णाय समस्त भगवत्‌ स्वरूपोत्कृष्ट 
परमानन्द विग्रहाय श्ृद्धार रसाविष्टातृत्वेन ब्यामवर्णाय ब्रज कामिनी 
चित्ताकर्षकाय श्रीराधया स्वगूणेराकृप्यमाणाः अमलो विशुद्ध प्रेमरस 
स्तन्मयी कीत्तियैस्य, कृष्णो राघया इत्थं विहरतीत्याद्या॥ य एष सर्वे- 
भूतानामभवाय, न विद्यते कुतोऽपि भयं यस्ताहश विशुद्ध स्व प्रेम 
विशेषाय उशतीः कमनीया: कला अवस्था ८ त्सल्य सस्यादिरसमयी धंत्ते 
कलयति, ता अपि अवस्थान्तरं मिश्च प्रेम रसमयं धारयन्ति, ता भपि 
स्वरूपान्तराणीत्येवमु। एतेन नारायणोऽपि म हा परम्परया 
कृष्णान्तर्भ्‌ त इति ॥४३॥। 

श्रीनारद,श्री राधानागर श्रीकृष्ण को समस्त भगवत्‌ स्वरूप जानकर 
नमस्कार करते हैं। उन भगवान्‌ को प्रणाम, जो परम परिपूर्ण भगवत्त्व 
युक्त श्रीकृष्ण हैं। वह समस्त भगवत्‌ स्वरूपात्कृष्ट परमानन्द विग्रह रूप 
हैं। शुङ्गार रप का अधिष्ठाता होने के कारण श्यामवण हैं, ब्रज कामिनी 
के चित्ताकर्षक हैं. श्रीराधा दो निज गुणोंसे आकर्षण करनेवाले को 


२३८ # श्रुतिस्तुति-व्याख्ता ॐ 

प्रणाम, उनकी ही अमल, विशुद्ध प्रेम रसमयी कीत्ति हैं। श्रीकृष्ण श्रीराधा 
क साथ इम प्रकार विहार करते हैं । जो सकल प्राणीयों को अभय 
प्रदान के लिए लीला करते हैं, जिससे संथा भय विदूरित हो जाता है, 
वह विशुद्ध प्रेम विशेष हैं. उसको कमनीय कला के द्वारा मानव को 
शिखाने के लिए ही वात्सल्य सख्यादि रसमयी अवस्था को स्वीकार करते 
हैं, वे सब भी मिश्र-प्रेममय अवस्थान्तर को धारण करती हैं, बेसब भी 
स्वरूपान्तर ही हैं। इस से नारायण भी महा परम्परा से श्रीकृप्णान्तभू त 
ही हैं ॥४६॥ 

इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । 

ततोऽगादाश्रमं साक्षात्‌ पितृद्द पायनस्थ से ॥४७॥ 

( श्रीनारदः ) इति (अनेन लोकेन) आद्य ऋषि श्रीनारायणं ) 
भानम्य महात्मानः तत्‌ शिष्यान्‌ च ( अपि आनम्य इत्यर्थः ) तत्‌ 
( श्रीनारायगाश्रमात्‌ ) मे (मम) साक्षात्‌ पितुः द्व पायनस्य आश्रमं 
अगात्‌ ( गतवान्‌ ) ।॥४७॥ 

श्रीनारायण ऋषि श्रीकृष्ण का ही अवतार हैं, सुतरां श्रीकृष्ण को 
स्तुति से श्रीनारायण ऋषि की स्तुति होती है, यह शोचकर श्रीनारद 
उक्त श्लोक के द्वारा आद्य ऋषि श्रीनारायण की नमस्कार करके उनके 
शिष्य महात्मागण को नमस्कार करते हैं। पश्चात्‌ आप श्रीनारायणाश्रम 
से मेरा साक्षात्‌ पिता श्रीव्यास देव के आश्रम को गये थे । “साक्षात्‌ पिता” 
शब्द की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं, अग्निमन्थन करते समय 
श्रीव्यास देव की वीये अरणि में गिरा था, डस को मन्थन करने पर उस 
से ही श्री शुक देव का जन्म हुआ, श्रनेक व्यक्ति ऐसा कहते हैं।निन्लु श्रीब्रह्वा- 

बेवरत्त पुराण में श्रीशुकदेव की जन्म कथा इस प्रकार लिखित है, श्रीशुकदेव 
श्रीव्यास पत्ती के उदर में बह वत्सर थे, व्यासदेव उदरस्थ शिशु को 
बारम्बार प्रार्थना करने पर भी वह गर्भ से भूमिष्ठ नहीं हुआ, परन्तु व्यास 
देव को कहा, में क्यों वाहर निकलुगा ? निष्क्रमणके साथ ही श्री भगवन्‌ 
माया मुझे ग्रास करेगी, यह सुनकर उस के उपदेश से श्रीव्यासदेव द्वारका 
से श्रीकृष्ण को ले आए । श्रीकृष्ण ्राकर उसको कहेथे, तुम क्यों मा को 


# श्रुतिस्तुति-व्याख्या ॐ २३६ 
दुःख दे रहे हो : भूमिष्ठ क्यों नहीं होते हो ? यह शुनकर शुकदेव ने 
कहा यदि आप माया को विदूरित कर दें तव में गर्भ से निकल पड़ गा, 
श्रीकृष्ण उसके कथन से सम्मत होने पर शुकदेव गर्भ से निष्क्रान्त होकर 
प्रत्रज्या अवलम्बन किए थे । 

इत्येवं प्रकारेण आद्ऋषि तारायणमानम्य ॥४७-- ४८॥ 
उपरोक्त प्रकार से आद्यऋषि श्रीनारायण को प्रणाम कर श्रीनारद 
जी श्रीव्यासजी के आश्रम को गये थे । ।४७—-४५॥ 
समाजितो भगवता कृतासन परिग्रहः । 
तस्मे तढृणंयामास नारायणमुखाच्छ तस्‌ ॥४८॥ 
सान्वयव्याख्या 
श्रीनारद भगवता ( श्रीव्यासेन ) समाजितः ( सत्कृतः ) कृतासन 
परिग्रहः ( कृतः आसनस्य परिग्रहं येन तथोक्त च सन्‌ ) नारायण मुखात्‌ 
भुत तत्‌ आत्मानुशासनं तस्मे श्रीव्यासाय वर्णयामास ।४८॥ 
श्रीनारद भगवान्‌ श्रीव्यासदेव द्वारा सम्मान प्राप्त कर आसन में 
उपवेशन किए, अनन्तर श्रीनारायण ऋषि के मुख से श्रृत आत्मानुशासन 
श्रीव्यास जी को कहे थे ।।४८।। 
इत्येतद्‌ वणितं. शजभ यत्नः प्रश्‍न: कृतस्त्वया । 
यथा ब्रह्मण्यनिदेश्ये निर्गृणेऽपि मन श्चरेत्‌ ॥४४॥ 


सान्वयव्यारूया 

राजन्‌ ! यथा ( येन प्रकारेण ) चरन्तीभिः ( श्रुतिभिः ) निगु णो 

अनि देश्ये ब्रह्मणि मनः अपि चरेत्‌ प्रविशेत्‌ किमुत श्रुतयः इत्यर्थः ) इति 
एतत्‌ वणितं, त्वया यत्‌ (य: , प्रश्‍न: नः ( अस्मानृप्रति ) कृतः ।।४६।। 

हे राजन्‌ ! जिस प्रकार चरण शील श्रुतियों को अवलम्बन कर मन 

भी निगुण अनिर्देश्य परम ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, उसका वर्णन 

हुआ है,श्रुतिगण परतन्त्र में प्रविष्ट होने में सवेथा समथ हैं,इस से परिस्फुट 
हुआ है। आपने जो कुछ पूछा था, उसका उत्तर समाप्त हुआ ॥४६।। 


२४० ॐ श्रतिस्तुति-व्याख्या ॐ 
विशुद्ध महाप्रेमास्पदतया श्रीकृष्ण मननं मनो बोधः, चेतन्यं तञ्जनो 
राघासखीजन श्ररेत्‌,तद्विषये आलिङ्गन दर्शन स्पर्श॑नादिचेष्टां 
कुर्यादिति ।।४६॥। 
श्रीराधासखी जनगण श्रीकृष्ण को विशुद्धमहा प्रेमास्पद मानते हैं, 
और परिचर्या भी करते हैं। परिचर्या विषय में श्रीकृष्ण को उल्लसित 
करने के लिए आलिङ्गन दर्शन प्रभृति चेष्टा भी करते रहते हैं ॥४६॥ 
यो$स्योत्प्रेश्रक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो 
यः सुष्ट्येद सनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुरः शास्ति ताः । 
यं सम्पद्य जहात्यजामनुशयो सुप्तः कुलायं यथा 
तं केवल्ययोनिमभयं ध्यापेदजत्र हरिम्‌ ॥५०॥ 


इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराण दशमस्वन्धे उत्तराद्धे श्रीनारद- 
नारायण सम्वादे श्रुति स्तुतिर्नाम सप्ताशीतित मोऽध्यायः ॥८७।। 
सान्वयव्याख्या 


समस्त स्तुत्यर्थं संगृह्य अनुस्मारय ति,--य: अस्य (विश्वस्य) आदि- 
मध्यनिघने (सृष्टिस्थितिलय कमसु ) उत्प्रेक्षक: यः अव्यक्त जीवेश्वरः 
(अव्यक्त जीवयोः प्रश्‍ति पुरुषयोः ईश्वर: ) यः इदं ( विश्वं ) सृष्ट्वा 
ऋषिणा ( जीवेन सह ) अनुप्रविश्य पुरः ( शरीराणि, तस्य भोगायतनानि 
इत्यर्थः ) चक्र ( निर्मितवान्‌ पुनः ) ताः (पुरः) शास्ति ( तस्य भोगं दत्त्वा 
परिपालयति ) सुप्तः कुलायं (शरीर यथा (इव ) यं सम्पद्य ( प्राप्य ) 
अनुशायी ( अनुच रणमूले शेते इति ताहशः, जीवः )अजां( अविद्यां जहाति 
( त्यजति ) कैवल्य निरस्त योनि ( केवल्येन अप्रच्युत स्वरूपावस्थानेन 
निरस्ता तिरस्कृता योनिः मूल कारणं माया येन तथोक्त अभयं ( भवभय 
निवत्तेकं ) तं हरि अजस्र ( सदा ) ध्यायेत्‌ ॥५०॥ 

श्रीशुकदेव समस्त शृतिस्तुत्र्थं को संक्षिप्त रूप से राजा श्रीपरीक्षित 
को श्रवण करारहे हैं, जो इस विश्व के सृष्टि, स्तिति, प्रलय कर्मे का 
आलोचक हैं, जो प्रकृति पुरुष का ईश्वर हैं, जो विश्व को निर्म्माण कर 


ॐ श्रुतिस्तुति-ब्याख्या # २४१ 
उस में जीव के साथ अनुप्रविष्ट होते हैं, शरीर निर्माण के अनन्तर जीवको 
भोग प्रदान द्वारा पातन करते हैं एवं सुत व्यक्ति जिप प्रकार निज शरीर 
का अभिमान त्याग करता है, उस प्रकार जिनो प्राप्त कर श्रो च रण 
मुलाश्रपी जीव अविद्या को परित्याग करता है, अखण्ड स्रूपस्थान द्वारा 
माया सम्बन्ध रहित भत्रभय निवत्तक श्रीहरि का नियत ध्यात करना 
आवश्यक है ॥५०॥ 

भगवदिच्छा पूर्वक सृष्टि विषय में प्रमाण श्रुति - 

(१) स ऐज्ञत “आपने आलोचना की, आलोचकत्व कहने से निमित्त 
कारण का निर्देश हुआ, आदिमध्य निधने” जन्म पालन अन्त ख्य कर्म में 
जो वर्तमान है, इस कथन से उपादान कारण का निर्देश हुआ, अतएव 
अभिन्न तिमित्त उपादान जानना होगा । प्रकृति पुरुष में निमित्त उगादान 
प्रसिद्ध है? “ य: अव्यक्त जीवेश्वर, प्रकृति पुष उनसे उतपन्न हैं, 
अतएव मूल कारण आप हैं, जो अव्यक्त एवं जीवका ईश्वर हैं, अनुप्रवेश 
एवं नियमत का प्रदशन करते हैं, “यः सृःटवा इदम्‌” पूर्वोक्त प्रकार से 
सृजन कर, जिस केलिए सृजन किया “ ऋषिणा ” उस जीव के साथ 


` 'अनुप्रविश्य' अनु प्रविष्ट होकर 'पुर’ जीविका भोगायतन शरीर को “चक्र” 


निर्माण किया एवं शास्ति भोग प्रदान से पालन भी किया, उपासक को 
कवल्य दान करते हैं, जो जोव उनके चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करता है, 
वह माया को परित्याग करने में समर्य होता है। 

(१) नित्यो नित्यानां चेतश्चेतनानां एको वहतां यो विइधादि 
कामान्‌,तम्‌ ईश्वराणामु परमं महेश्वरं तद्‌ देवतातां परमम्‌ जु देवत, तम 
आत्पस्यं येतु पश्यन्ति धीराः, तेषां शान्तिः शाश्वती: नेउरेषामु जो नित्य 
का नित्य चेतन का चेतन, अनेक के मध्य में एक, सर्व कामप्रद, ईश्वरों 
का महेश्वर,परभदेवत हैं,जो सब वोरज्यक्ति उनको निजतरुद्ध में देवते हैं, 
वे सब विरशान्ति का अविकारो होते हैं, अर नहीं ॥ 

जीव&प अनुप्रविष्ट होने की श्रुति आत्मा एव इदं अग्र आसीत्‌ पुरुष 
विवः सः अनुवोक्प अन्यत्‌ आत्मन, अशयत्‌, सः अहृबु प्रस्मि, इति मगरे 
ब्यादृरुत्‌ ततोऽव नाम अभज, तस्मात अगि ,एषहि आथन्तिठोऽइस्‌ अयम्‌ 


२४२ ॐ श्रतिस्तृति-व्याख्या ॐ 

इति ऐव अग्न उक्त्वा अथं अन्यत्‌ नाम प्रब्रूत । सृष्टि वा प्रथम वाये 
पुरुषाकार जीवात्मा, अनन्तर चारों भौर अपने को देखकर मैं यह कहता 
है,इसलिए अहं नाम हुआ,इस लिए कोई पूछने पर॑ पहले मैं,कहकर दूसरा 
कुछ कहता हुँ, तुम कौन हो? उत्तर 'अहमु अमुक: अस्मि! मैं अमुक हूँ । 

जीवन्मुक्त व्यक्ति निज शरीर को नहीं देखता है, श्रुति (१) प्रियया 
स्तिया संपरिष्वक्तो न वाह्य किश्वन वेद न अन्तग्मु एव अयं पुरुष प्राज्ञेन 
आत्मना संपरिष्वक्ते ने वाह्य किच्॑न वेद न अन्तरम्‌ ।। 

सम्भोग कै समय प्रिय कामिनी के साथ आलिङ्कित होने पर जिस 
प्रकार बाह्र का अन्तर का ज्ञान नहीं रहंता है, उस प्रकार पुरुष जव 
सुषुप्ति साक्षी झात्मा कै साथ एकीभूत होता है, तब वाह्य अन्तर ज्ञान 
नहीं रहती हैं, स्वामिंचरण कहते हैं-- 

सरवंश्रृंति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम्‌ 


भोग मोगप्रदं वन्दे माधवं कामं ञ्रवोः ॥ 

सकले श्रुति के मुक्नुटस्थित रत्न प्रदीप द्वारा जिनके चरण वमल 
विराजित है; कमियों को भोगप्रद, भक्तों को योगप्रद उन माधवे की 
बन्दना करता हूँ ॥ 

श्रुतिभिः स्तुते भोपीभिश्च नित्यांभिः केवल रसमयत्वेन वाशितं 
श्रीकृष्णं सवस्य परमोत्कृष्ट तत्‌ प्रेम सुखाथिभो ध्येयस्वोंपन्यस्यति श्रीशुकः 
थं इत्ति। तं हरि घ्यायेत्‌ , मनोहरं समस्त शस्त्र मर्यादा हारिण वा, 
योऽस्व विश्वस्य आदो सृष्ट । पूर्व मध्ये सृध्च॑न॑न्‍्तर्र निधने प्रलय सति उत्‌ 
एव स्व प्रेम भाव! प्रेक्षकः कस्य प्रेमाविभू तमु, कस्य वा कियदाविभ तस्‌ 
इत्वैवं य एव व्यक्तानां स्वीये जोवानामीश्वरः, नत्तु भारायणस्य तत्र 
शितृत्वभु, य एव इदं स्वभाव बिशिष्ट शरीर आतं सृष्ट्वा ऋषिणां स्वरस 
तत्त्वज्ञेन रूपेण तत्‌ श्रविश्य ताः पुरोऽव्यक्त भावांमि शरीराणि शास्ति 
शिक्षयति निन माधमित्वर्थः॥ यं च राधारंसाधिह स्वरूप हरि सम्पद्य 
कम्पक प्राप्य अद्धात्यजां निरविश्चो मवति, निर्भाषी वाः। जैनुशैँयो तद 
अहक बासतावानु सन्‌ । यथा सुप्ते! कुलोर्ग शरीर तयति, स ई शिमोन 


कै श्रृतिस्तंति-व्योख्या ऋ २४ 
रहितो भवति, तथा मायिक पाडभीतिकेदेहे अभिमानंत्यक्त वा 
तद्धर्मानभिभुतः श्रीरांधानुचरीभूत शरीरांहंमानेनैवे महाप्रेमबन्धन 
कचरतीत्यर्थः। हरि कथम्भूतम्‌ ? कवल्येने समंस्तान्यरसत्यागेनं केवल 
/ राधासङ्गंकरमाविष्टतवैनैत्ण्थेः। निरस्ता योनि रभिव्यत्ति स्थानान्तर येन, 
हे राधा रसावेशाद विषयान्त रादरेनेन त्रिधाग्तरङ्ग बरणाभांवार्दिति ॥५८ 

.._ श्रोकृष्णरसरहस्य॑ परमँ मे बुभुत्संते 
ते मतृक्नुता भ्रुतिस्तुतिमधुव्यास्यां बिलोकन्ताम्‌ ॥ 
| ] इति श्रीराधारसधुधानिध्यादिग्रगथरचेनपरायण श्रीमत परमहंस 
[| परिव्राजके श्रीमदनं गोपाल पंवारविःदभघुप श्रीक्षील प्रबोधानन्द 


सरस्वती गोस्वामी पाद विराचिता भी श्रुतिस्तुति व्याख्या सम्पूर्णा ॥ 
| श्रुतिया ने जिन की,स्तुति की और नित्य गोपियो ने भी उन का ही केवल 
।. रसमय से ही वणन किया है, श्रीशुकदेव ने संवोत्क्ृष्ठा रस कृष्ण प्रेम सुर 
९_ प्राप्ति के लिए उन श्रीकृष्ण का भजन विधान ही किया है, विशेष रूप से 
श्रीशुकोक्ति द्वारा उस का प्रदर्शन करते हैं--य इति, उन श्रीहरि का ध्यान 
करे, हरि परम मनोहर हैं, और समस्त शास्त्र मर्यादा को हरण कर 
१ ममत्व से हृदय को भर देते हैं, जो हरि, इस विश्व के आदि में सृष्टि 
के पहले, मव्प में निधन में प्रलय में सृष्टि के अनन्तर प्रलय होने 
पर जो लोक उनके प्रति प्रेम करता है, उसका प्रेक्षक हैं, किसका 
प्रेम आविभू त हुआ है, किस का प्रेम भाविभू'त नहीं हुआ है, किसका 
किस परिमाण प्रेम का प्राविर्भाव हुआ है, इस प्रकार समीक्षा 
६ करते हैं, जो व्यक्त समस्त जाँबो का ईश्वरं हैं,। नारायण का कर्त्तु त्व 
. उन पर नहीं हैं, जो उस प्रकार स्वैभाव विशिष्ट शरीरको सृजन करनेके 
¬ पश्चात्‌ स्वरसतत्त्वज्ञ रूप से छेस नै अबेक्षं कर अव्यक्त भावों की शिक्षा 
प्रदान करते हैं, निज भाव विकबँक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिस राधा 
रुसाविष्ठ हरि को सम्यक्‌ रूप से प्राप्त कर अविद्या शून्य, ममता शून्य जीव 
हौ जाता है, कारण वह अनुशयी होता हैं, श्रीकृष्ण सुर्खक वासनादान 
वह हो जाता हैं। जिंस प्रकार प्रेतिदिने सुषुप्ति में जीव, शरीर को त्याग 


२४४ ॐ श्रृतिस्तुति-व्याख्या कं 

करता हैं, अभिमान रहित होता है, उस प्रकार ही, मोथिक पाञ्चभौतिक 
देह का अभिमान को छाड़फर शरोर धर्म से अभिभूत न होकर 
श्रोराधातुवरोमूत शरोर का ग्रभिमान प्रातकर उससे महाप्रेम बन्धत का 7 
व्यवहार करता है। हरि किस प्रकार हैं ? केवल्य रूप हैं, समस्त 
अभ्य रसको छोड़कर केवल राधासङ्ग रस में सदा आविष्ट हैं। उससे 
ही अन्यत्न अभिव्यक्त होने की इच्छा भी विदूरित हो जाती है, श्रीराधा f र 
रमावेश से विषयान्तर का दर्शन होता ही नहीं है, अतएव प्रियान्तर का 
प्रसङ्गके लिए कारण की विद्यमानता सदा नहीं रहती है॥।५०॥ 

जो लोक श्रीकृष्ण परमरस रहस्प्रको पुनः पुनः अतगत होने के 
इच्छुक हैं, वह ब्यक्ति मेरी श्रुतिस्तुति मधु व्याख्या को अवलोकन करे । 

इति श्रीरावारसमुधानिध्याविग्रन्यप्रगयनप्रवीण श्रीमत्‌ परमहंस 
परिव्राजका वाय्ये श्रीमदनगोपालपादारविन्द मधुपश्रीश्रील प्रबोधानन्द 
सरस्वती गोस्वामि पाद विरचित श्रीश्रुतिस्तुति व्याख्या सम्पूर्णा ॥ 


चन्द्ररन्ध्रग्रहेरामे शाके शुभेहरेदिने ॥ ६ 
वैशाखे विमले पक्षे चतुईश्यां भूगोडिने | 
गान्यर्जादास्यलुड्घेन हरिदासेन शास्त्रिणा 
श्रृतिस्वृतिमिताव्याख्या विनोदेन कृताम वा ॥ 

अ भी कृष्णायनमः अ 


बुटी 


श्रीदृन्दावन कालिय रह निआपो श्रीइरिदा अशास्त्रीक तश्रीमदुभागवतस्थ 
सप्ताशीतितमाध्याय कीं सान्वय भाषाविवृति समाप्ता ॥ 


१। वेदान्तदर्शनम्‌ “भागवतभाष्योपेतम्‌” ६०,०० 
२। भ्रोनृसिह चतुर्दशी, २.०० 
३। थरीसाधनामृतचन्द्रिका ४.०० 
४। श्रीगोरगोविन्दार्चन पद्धति ३.५० 
१ । श्रीराधाकृष्णाचंन द्वोपिका २.०० 
६-७-८ । श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ ८०.५० 
९ । ऐश्वर्यकादम्विनी, ५.०० 
१० ॥ संकल्पकल्पद्रम ५.०० 
। चतुःश्चोकी भाष्य 
२२ भोकृष्य भजनामृत 5 
१३ । शरीप्रेमसम्पुट, ५.०० 
१४ । भगवद्धक्तिसार समुच्चय ५.०० . 
१५॥ ब्रजरीतिचिन्तामणि, * ५.०० 
१६ । श्रीगो विन्दवरृन्दावनम्‌ १.५० 
१७ । भीराधारससुधानिधि (मूल,) १.०० 
१६८॥ ,, (सानुबाद) ५४.०० 
१९ । श्रोकृष्णभक्तिरत्नप्रकाश, ६.०० 
२० । हरिभत्तिसारसंग्रह १५.०० 
२१ । श्रुतिस्तुति व्याख्या, २०.०० 
२२ । श्रीहरेकृष्णमहामन्त्र १,०० 
२२ । धमंसंग्रह, ४.०० 
. २४। थीचंतन्य सूक्तिसुधाकर ४.०० 
त्त्य २५। सनत्कुमार संहिता, २.५० 
) के २६॥ श्रीनामामृतसमुद्र ०.५० 
| ज्य. २७। रासप्रबन्ध, म ५,०० 
का प्रकाशित ग्रम्थसंह्या --६३ 
gS So .-ाााण ण ---------......... 


